फाल्गून कृष्ण ११, सवत्‌ २००६ 
गाँधी-श्राद्ध-तिथि, १२ फरवरी, १९५० ई० 


सूल्य प्‌ ) 


मुद्रक 
श्रीराजेश्वर झा 
श्रीअजन्ता प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना-४ 


निवेदन 


देशरत्न ड।क्टर राजेन्द्र प्रसादजी ने 'आत्म-क्था' के बाद यह दूसरी बड़ी 
पुस्तक लिखी हैं । इसमें पूज्य बापू के सम्बन्ध म॑ उनके सस्मरण हे । 
सस्मरणो के सिलसिले में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख प्रसगो का भी 
वर्णन यधास्थान आता गया है । उन्होंने यह भी बतलाया हैँ कि पूज्य बापू 
से उन्होंने कव और कहाँ वया सीखा, भारत और ससार वो वापु के प्रयोग- 
मय जीवन से कौन अमर संदेश मिला, देश के राजनीतिक, सामाजिक, 
घामिक, साहित्यिक, आथिक, व्यावसायिक, नेतिक, आध्यात्मिक गौर शिक्षा- 
सम्बन्धी विकास एवं अभ्युदय के लिए वापू ने वया किया, इन सब वात्तो 
वा दिग्दर्शन इसमें कराथा गया हूँ । 

आत्मकथा में राष्ट्रीय जागरण की जो वातें सकेत-रूप में ही लिखी 
जा सकी थी वे इसमें पललवित हो गई हू । जिस समय “आत्मकया' लिखी 
गई थी उरा समय देश स्वतन नही हुआ था, पर शीघ्र होने ही वाला था । 
उसके वाद से आजतक फी विशिष्ट राजनीतिक बातो का इसमें पूर्ण समावेश 
हो गया हैँ । इस तरह, वेन्द्रीय भासन में देशरत्न के जाने के समय से लेकर 
उनके राष्ट्रपति होने तक की जितनी उल्लेखनीय घटनाएँ हैँ, सवका इसमें 
रोचक विवरण मिलेगा । एक प्रकार से यह स्वतत्र भारत के निर्माणकाल की, 
और विकासक्रम की भी, सच्ची कहानी हूं । 

देशरत्न की अन॒ठो-मीठो भापा जग-जाहिर हूँ । उनकी 'आत्मकथा' की 
घंली को समस्त हिन्दी-ससार के भापा-पारखियों ने मुवत कठ से सराहा 
या। इस पुस्तक वी सुवोध-मधू र भापा भी सहृदव प्राठकों के हृदयज्भम 
परने ही योग्य हैं । इसमें उनकी सहज स्वाभाविक शैली अपने प्रकृत, 
मौलिक एवं बविवद्ध रुप में ही पाठफो के सामने उपस्थित वी जा रही है । 
चूंकि बापू दे सच्चे अनुयायियों में उनका प्रधान स्थान स्वमान्य है, इसलिए 
बापू फे पीवन से मिलनेयाले उपदेशो और सदेशों को हम प्रामाणिक और 
प्रेर्पात्मरा रुप में उन्हीं से पा सकते हे । एस पुस्तक ने उसी अमूल्य औौर 
अहम्य प्राप्प को सुलभ पर दिया है । 


( २ ) ह 


पूज्य बापू के सत्य-अहिसा-मार्ग पर सतत आगे बढले हुए अपने जीवन 
को देशरत्न ने अपनी अमर लेखनी से हिन्दी-पाठफोी के समभ्ष प्रत्यक्ष 
किया है । कितने सौभाग्य की बात हूँ कि हिन्दी में एक ऐसी नवजीवन- 
दायिनी पुस्तक के प्रकाशन का सुजवसर हम प्राप्त हुआ । हमें आगा तथा 
पूर्ण विश्वास है कि बापू के अमिट पद-चिक्ली का, जिन्हें देगरत्न की समथ 
लेखनी ने इसमें अड्धित किया हैँ, अनुरारण कर हमारे देशवासी अपने 
कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे । 

इस पुस्तक को शुद्धता गौर सुन्दरता से प्रकाशित करने में राजेस्द्र- 
कॉलेज (छपरा) के प्रोफेसर शिवपूजन सहाय ने जो सहायता दी तथा जिस 
परिश्रम और छगन से कापी और प्रूफ का सम्पादन सशोधन किया, जिससे 
यह पुस्तक एक पखवारे में ही इतने स्वच्छ रूप में छप॒ सकी, उसके लिए 
हम उनको धन्यवाद देते हें । 


-+फीरोर्क 


कप श्‌ जज +औ ञ हो रा ५ 
का कर कक कद गे के अं, | २२ पर ६ +$ 
न्‍ मं ही 
२४.४ सिम ४25 ८39 ४: | 
तर, हे कर हैं. $ 
20 0 फिट या 
5 के कब्य अपर पे 
॥। 
| 
2 
$ 
है ञ 
३ झ डे 
+ 
२ 
अर 
रु 
| 
के हि 
5४ 
लिशिन्किज क्या नननमीभ मना जाई 
ककजकलल जज 





भरतावना 


गगा की पविन्न धारा, श्रपने प्रवाह से बहती चली जाती है । बीच-बीच 
में श्रद्धालु छोग उसमें से श्रपने हित के छिए कुछ-त-कुछ जल मिकाल छेते 
है । जिसकी जितनी शक्ति होती है वह उतना जल ले सकता है । कोई तो 
हरिद्वार फे पास हो महर खोद करके सेफडो कोसों तक जल-प्रवाह अलूग 
करके करोड़ों बीधे जमोन फो पटाता हुआ जनता-जनादंत की सेवा में उसे 
लगाता हूँ । कोई किनारे पर रहता हुआ भो श्रभागा उसी गंगा के जल से 
स्‍्नानादि करके श्रपने को पावन नहीं बना सकता । छोटे-मोटे छोग अपनी 
शवित के झ्नुस।र बड़े घड़े में श्रयवा छोठी लुधिया में ही उस पवित्र जल को 
ले सकते हूं | पर गया बहती ही चली जाती हूँ और जहाँ-जहाँ उसका प्रवाह 
पहुँच जाता है वहाँ की घरती उद्ेरा श्र उपजाऊ हो जाती है। महात्मा 
गांधी -रूपी पावन गया में से जिसकी जितनी शक्षित और जिसका जितना पुण्य 
रहा उसने उतना लिया । यदि मुझे कुछ पाने का बडा सौभाग्य नहीं हुआ तो 
यह सेरा हो दुर्भाग्य हे । इन पृष्ठों में अपनी समझ में जो कुछ उनका महुत्त्व 
प्राया उसे यहाँ दे वेने फा प्रयत्त किया हैं । 


इसे लिखने का सारा काम वाल्मीकि चौधरी ने बहुत परिक्रम करके 
किया । इसके लिए स॑ बहुत कृतज्ञ हूँ । 


नई दिल्‍ली 
२८-१-४० 


पहला अध्याय 


भझे पहलो मौका महात्मा गावी को देखने का कलकत्ता में मिला । 
जव वह दक्षिण अफ़िका से लौटकर हिन्दुस्तान के मुख्य-मुख्य स्थानों का 
दौरा कर रहे थे, कलकत्ता में उनके स्वागत के लिए एक सभा हुई थी, 
जिसमें में भो कुतृहरू वश गया था । उन दिनो उनको लोग “कमंवीर गावी 
कहा करते थे । वह सफेद वन्दवाला अचकन, घोती और सफेद काठियावाड़ी' 
'पगडी पहना करते थे । पंरो में जूते नहीं पहनते थे, मगर कन्धे पर एक 
चादर रखा करते थे। मेने अखवारो में उनके दक्षिण अफ्रिका के कामो की 
कहानी कुछ पढी थी और इसलिए जब उनके स्वागत की सभा हुई तो में भी 
चहाँ गया । यह भायद १९१५ की वात होगी । दूर से ही सभा में उन्हें देखा 
और वहां उन्होने क्या कहा, इसका कुछ स्मरण नही है । यह भी नही याद 
हैं कि उन्होंने कुछ कहा या नही, क्योकि पीछे मंने सुना कि स्वर्गीय गोखलेजी 
से उनसे वचन ले लिया था कि हिन्दुस्तान की हालत वह जाकर देखें, पर 
एक वरस तक किसी प्रकार के आन्दोलन में भाग न लें, और न व्यास्यान 
ही दिया करे । यह समारोह उस एक वरस के भीतर ही हुआ था । इसलिए 
जायद उन्होंने कुछ कहा ही नही, पर मुझे आज कुछ स्मरण नही हैँ । हाँ, 
इतना याद हैं कि उस समय में कलकत्ता में ही रहता था और उत्त लभा 
में गया था। 

१९१६ के दिसम्बर में लखनऊ में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ । 
पटना-हाइकोर्ट के खुलने पर, १९१६ के मार्च से, पटना चछा आया और 
चहो वकालत करने लगा । पटना से ही लखनऊ-काँग्रेस में गया। बहाँ 
भहात्मा गावी भी आये थे । चम्पारन के किसानो के कुछ नेता, जिनमे मुख्य 


' बापू के कदमों में ! 





१ ज्ं 
-प 
की 
का 
7] 
९ 4 
2 
ध्थ 
पु 
गज ध्चई 
कह जे ४ 
न जे " 
तू 
है 
हि 
शीश 





20708 
70 
उक टी 
२४० 
25 
हि 


ह० १६ 
न्यू फनी. का 


न 


२४ दिसम्बर ( १९४९ ) को, सेवाग्राम में, विश्वशान्ति-परिपद्‌ का 
उद्घाटन करते समय देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद ससार 
के लिए शान्ति की अपील कर रहे हूँ । 


पहला अध्याय 


मुझे पहलो मौका महात्मा गावी को देखने का कलकत्ता में मिला। 
जव वह दक्षिग अफ्रिका से लौटकर हिन्दुस्तान के मुख्य-मुख्य स्थानों का 
दौरा कर रहे थे, कलकत्ता मे उनके स्वागत के लिए एक सभा हुई थी, 
जिसमें म॑ भी कुतृहरू वश गया था । उन दिनों उनको लोग “कमंवीर गाघी' 
ऋहा करते थे । वह सफंद वन्दवाला अचकन, घोती और सफेद काठियावाडी' 
'पगडी पहना करते थे। परो में जूते नही पहनते थे, मगर कन्धे पर एक 
चादर रखा करते थे। मेने अखवारो में उनके दक्षिण अफ्रिका के कामो की 
कहानी कुछ पढी थी और इसलिए जब उनके स्वागत की सभा हुई तो मे भी 
चहाँ गया । यह गरायद १९१५ की बात होगी । दूर से ही सभा में उन्हें देखा 
और वहाँ उन्होंने क्या कहा, इसका कुछ स्मरण नही है । यह भी नही याद 
है कि उन्होने कुछ कहा या नही, क्योकि पीछे मेने सुना कि स्वर्गीय गोखलेजी 
ने उनसे वचन ले लिया था कि हिन्दुस्तान की हालत वह जाकर देखे, पर 
एक वरस तक किसी प्रकार के आन्दोलन में भाग न लें, और न व्यारयान 
ही दिया करे । यह समारोह उस एक वरस के भीतर ही हुआ था । इसलिए 
शायद उन्होने कुछ कहा ही नहीं, पर मुझे आज कुछ स्मरण नही हैं । हाँ, 
इतना याद हैं कि उस समय में कलकत्ता में ही रहता था और उस जभा 
में गया था। 

१९१६ के दिसम्बर में लखनऊ में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ मं 
पटना-हाइकोट के खुलने पर, १९१६ के मार्च से, पटना चछा आया और 
चही वकालत करने लगा । पटना से ही लेखनऊ-कंग्रेस में गया। चहाँ 

भहात्मा गावी भी आये थे । चम्पारन के किसानो के कुछ नेता, जिनमें मुख्य 


२ ' बापू के कदमों में 


श्रीराजकुमार शुक्ल और पीर मुहम्मद मूनिस थे, काँग्रेस में अपना दुखडा 
सुनाने गये थे। में वकालत के कारण राजकुमार शुक्ू को जानता था और 
चम्पारन के रैयतो की ब्री हालत से भी कुछ परिचित था, पर वह परिचय 
बहुत ही अधूरा और आशिक था | अगर यो कहा जाय कि वह नहीं के 
बराबर था, तो अत्यक्ति नहीं होगी। बिहार के युवकों के नेता स्वर्गीय 
त्रजकिशोरप्रसादजी थे । वह वहाँ की शिकायतों से काफी परिचित थे, 
क्योकि उन दिनो की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के वह मेम्बर थे और बहाँ इस 
समस्या पर उन्होने कई बार प्रदन पूछे थे तथा दूसरे प्रकार से भी इस बात 
की चर्चा कौन्सिल में की थी। श्रीराजकुमार शुबलू आदि महात्मा गाघी 
से मिले, और चम्पारन का दुखडा सुनाया । बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद भी शायद 
उन लोगो के साथ गाघीजी से मिले । सबने गाघीजी से अनुरोध किया कि 
चम्पारन-सम्बन्धी एक प्रस्ताव कांग्रेस में पास कराना चाहिए ओर वह स्वय 
यदि उसे उपस्थित करें तो बहुत अच्छा होगा । गाघीजी ने प्रस्ताव उपस्थित 
करने से इन्कार कर दिया था । उनका कहना था कि जबतक म॑ खुद देख- 
सुनकर सब बातो की पूरी जानकारी हासिल न कर लू, प्रस्ताव उपस्थित 
नही कर सकता । हाँ, जाँच के लिए चम्पारन जाऊँगा और देखू गा कि जो 
तुम लोग कहते हो वह कहाँ तक ठीक हैं । प्रस्ताव बाब्‌ ब्रजकिशोर ने पेश 
किया और श्रीराजकुमार शुक्ल ने उसका समर्थन किया और वह सर्वसम्मति 
से पास भी हो गया । यह शायद पहला ही मौका था जब एक देहाती 
अनपढ किसान काग्रेस के मच से किसी प्रस्ताव के समर्थन में बोला हो । 
गाघीजी के साथ मेरे सम्पर्क का सूत्र-पात मात्र यहाँ हुआ---यद्यपि वास्तविक 
सम्पर्क लखनऊ में नही हुआ । 

काँग्रेस के बाद सब लोग अपने-अपने स्थान को चले गये, पर राजकुमार 
शुक्ल ने गाधीजी से वचन ले लिया कि जब वह कभी बिहार की ओर से 
गुजरेंगे तो चम्पारत भी जायेंगे और वहाँ की हालत देखेंगे । मार्च १९१७ में 
गाधीजी को एक बार कलकत्ता की ओर जाना पडा और उन्होने राजकुमार 
दुवल क्रो पत्र लिखा कि उनसे वह कलकत्ते में मिलें तथा वहाँ से उनको 
अपने साथ चम्पारन ले जायें, पर दुर्भाग्यवश यह पत्र राजकुमार शुक्ल को 
देर करके मिला और तबतक गाघीजी कलकत्ता से वापस चले जा चुके 
थे। विहार के देहातो में डाकिया सप्ताह में एक या दो बार से अधिक डाक 
लेकर नही जाता और राजकुमार शुक्ल तो चम्पारन में, जो एक पिछडा 
हुआ जिला समझा जाता था, रहा करते थे, और चम्पारन-जिले के भी 


वि 


वापू के कदमों में रे 


सवसे अधिक पिछडें हुए भाग में ! इसलिए पत्र का समय पर न मिलना 
कोई आइचयं की वात नही थी । 
अप्रैल १९१७ में अखिल-भारतीय काँग्रेस-कमिटी की वेठक कलकत्ता 
में, ईस्टर की छुट्टियों में, होनेवाली थी । गाघीजी उसमें शरीक होने कलकत्ता 
गये और इस वात की सूचना उन्होने राजकुमार शुक्ल को दे दी। वह इस 
वार समय से पत्र पाकर कलकत्ता पहुँच गये और श्रीमृपेन्रननाथ वसु के 
मकान पर, जहाँ गाघीजी ठहरे थे, जाकर उनसे मिले । में अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी का एक सदस्य था और उस जल्से में शरीक था । इत्तिफाक 
से जल्से में में गाधीजी के बहुत नजदीक ही वठा था, पर वह मुझे जानते 
नही थे और न में यह जानता था कि वह कलकत्ता से ही सीधे विहार 
जानेवाले है । राजकुमार शुक्ल उनके साथ सभा तक गये थे, पर वाहर 
ही ठहर गये थे, इसलिए मेरी मुलाकात उनसे भी नहीं हुई । सभा समाप्त 
होने पर मे जगन्नाथपुरी चछा गया और इडइवर गाघीजी राजकुमार शुक्ल 
के साथ पटना चले आये। एक-दूसरे के साथ परिचय न होने के कारण 
नजदीक बैठे रहने पर भी, हम एक-दूसरे के कार्यक्रम को न जान सके, नही 
तो म॑ शायद उनके साथ ही विहार चला आता । उधर में पुरी पहुंचा और 
इधर गाधीजी मेरे घर पर पटना पहुंचे ' 
में कलकत्ता में वकालत किया करता था और जव १९१६ के मा 
में पटना में विहार के लिए अलग हाइ़कोर्ट खुला तो में पटना चला आया 
तथा वही वकालत करने लगा | एक मकान भाडे पर लेकर रहता था। 
घर के लोग कोई साथ नहीं रहते थे । वे लोग भाई के साथ छपरा या 
गाँव “जीरादेई' रहा करते थे, इसलिए पटना में नौकर ही साथ रहते थे । 
कलकत्ता विहार से बहुत दूर पडता था और बिहारियों के लिए एक 
अजनबी जगह । इसलिए जब कोई मामूली आदमी वहाँ हाइकोर्ट में किसी 
मुकदमे के लिए जाता, तो वह वहुत करके किसी वकील या मुख्तार के यहाँ 
ठहरता । एक तो कोई दूसरी ऐसी जगह उसको नहीं मिलती जहाँ वह 
ठहर सकता और द्रसरे उन दिनो होटलों का न तो इतना प्रचार था और 
न बिहार के ग।व का रहनेवाला कोई आदमी होटल में रहकर वहाँ खाना 
पसन्द कन्ता, इसलिए विहारी वकीलो का घर भी मवर्जिकलो के लिए एक 
घमंधथाल-3 स' होता । कोई-कोई तो मवविक्लो को पैसे लेकर खिलाते ! में 
ऐसा नही क्ाता था । जो कोई मेरे यहाँ ठहर जाता था उसको मे बिना 
दाम लिये ही रूिलाठता और व्हराता । यही प्रथा जब हमलोग कलकत्ता से 


४ वापु के कदमों में 


पटना आये तो अपने साथ लेते आये । इसलिए जब-तव पटना में भी मवक्किल 
आकर हमारे साथ ठहर जाया करते थे। उनके लिए एक कमरा भी रख छोडा 
था और नौकर भी जानते कि मवक्किलो को कहाँ ठहराना तथा उनके साथ 
क्या बर्ताव करना चाहिए। जब मे कलकत्ता अखिलभारतीय काँग्रेस- 
कमिटी की बैठक के लिए गया और वहाँ से 'पुरी' चला गया त्तो पटना 
के नौकर, जो मेरे साथ नहीं गये, छुट्टी में अपने-अपने घर चले गये--- 
केवल एक नौकर मकान की देखभाल करने के लिए रह गया जो निरा 
देहाती था । 
पटना में पहु चकर राजकुमार शुक्ल गाधीजी को मेरे घर ले गये । वह 
किसी दूसरे को नही जानते थे जिनके यहाँ वह गाधीजी को ठहराते । दुर्भाग्य- 
वश में तो था नही । नोकर ने गाधीजी को एक देहाती मवककिल समझ 
लिया इसमें उस बिचारे का कोई दोष नहीं था। राजकुमार शुक्ल तो 
एक देहाती मवक्किल थे ही । देहाती बोली बोलने और रहन-सहन में भी 
चम्पारन के ही थे । गाधीजी का रूप-भेप भी कुछ वसा ही था । मेने ऊपर 
चतलाया है कि सभा इत्यादि में गाधीजी घोती, अचकन और काठियावाडी 
पगडी पहना करते थे । इसी भेष में मेने उतको कलकत्ता की स्वागत-सभा 
तथा अखिलभारतीय कंँग्रेस-कमिटी के जल्से में देखा था, पर मामूली तौर 
से वह एक घोती-कुर्ता तया बसी टोपी पहना करते थे जैसी पीछे 'गाघी- 
टोपी' के नाम से मशहू र हुई । इस काट की टोपी विहार मे और सयुक्‍लस 
प्रदेश में बहुतेरे पहना करते थे, पर गाघी-टोपी और उन टोपियो में बहुत 
बडा फक यह था कि गाधी-टोपी हमेशा खादी की हुआ करती थी । गाघीजी 
की वेश-मूषा देखने से उस नौकर को यह पता न चला कि वह कोई महान 
पुरुष हे । मवक्किल समझकर उसने उनको मवक्किल की तरह ही ठहराया 
और उनके साथ मवक्किल-जंसा ही बर्ताव भी किया ! यहाँ तक कि उस 
पाखाने का भी इस्तेमाल नही करने दिया जो खास घर के मालिक के इस्ते- 
माल में रहा करता था! गाघीजी ने नित्यक्रिया-स्नानादि नहीं किया और 
सोच ही रहे थे कि अब क्‍या किया जाय कि इतने में मजहरुलहक साहब 
को खबर लग गई कि गाघीजी पटना आये हुए हूँ जौर मेरे यहाँ ठहरे हं । 
मजहरुलहक साहव गाघीजी के दक्खिन अफ्रिका के काम से तो पूरी त्तरह 
वाकिफ थे ही, वह उनको वहुत पहले से भी जानते थे, क्योकि दोनो साथ ही 
एक ही जहाज पर व॑ैरिस्टरी पास करके इगलंड से लौटे थे । गाधीजी को 
चह अपने यहाँ ले गये और हमारे घर से हटाकर अपने साथ ही ठहराया ! 


वापू के “कदमों में ५ 


गाघीजी चम्पारन पहुंचने के लिए उत्सुक थे, पर संध्या के पहले 
वहाँ के लिए कोई गाडी नहीं थी। इसलिए सध्या की गाडी से ही 
जाने का निश्चय किया और रवाना भी हो गये | मुजफ्फरपुर रास्ते में 
पडता है और तिरहुत-डिवीजन का कमिच्नर वही रहता है । नीलवरो की 
सस्था 'विहार-प्लैण्टस एसोसिएगन' (छि7 ?]97978 ॥58009607 ) 
का दफ्तर वही था और उसका मन्नी वही रहा करता या । इसलिए उत्होने 
सोचा कि चम्पारन पहु चने के पहले इन दोनों से मिल लेना अच्छा होगा । 
वसा मुजफ्फरपुर में ठहर जाने का निश्चय कर लिया । 


जो अनुभव उनको मेरे घर पर पटना मे हुआ था उसके वाद उन्होने 
राजकुमार श्‌ कल पर अपने ठहरने-ठहराने का भार न छोडकर स्वय ही 
उसका प्रवन्च कर लिया । आचाय॑ कृपालानी उन दिनो मुजफ्फरपुर-कालेज 
में प्रोफेपर थे | गावीजी के साथ उनकी मुछाकात नहीं थी, पर उनसे पत्र- 
व्यवहार हुआ था । इसलिए वह उनको जानते थे और पटना से चलने के 
पहले उन्होने कृपालानीजी के पास तार भेंज दिया था। कृपालछानीजी कुछ 
छात्रो के साथ स्टेशन पर उनसे मिलने जाये । गाडी जावी रात के समय 
पहु चत्ती थी । कृपालानीजी भी गाधीजी की रहन-सहन से वहुत परिचित 
नहीं थे । इसलिए स्टेशन पर सव लोग उनको ऊंचे दर्जो के डब्चों में तलाश 
करने लगे | पर ग्राघीजी अपनी छोटी ग्रठरी लिये हुए, राजकुमार भुक्‍्ल 
के साथ, तीसरे दर्जे के डब्बे से उत्तर चुके थे औौर प्लेटफार्म से वाहर जाने 
के लिए फाटक की तरफ जा रहे थे । जब कृपालयनीजी और उनके छात्रों 
को गरावीजी ऊंचे दर्जो के डब्वो मों नहीं मिले, तो वे छोग प्लेटफार्म पर 
उनकी तलाश में इबर-उबर दौड-धूप करने लरूगे। राजकुमार शुक्ल ने 
उनकी दौड-घूप से समझ लिया कि ये छोग गाधीजी की ही तलाजञ मे हैं 
और उनमें से एक से पूछा कि आप किसकी तलाश कर रहे हे । उसने 
उनको एक निरा देहाती समझकर उत्तर तक नहीं दिया !” तब राजकुमार 
घुक्‍्ल ने कहा, आप कमंवीर गाधी की तलाश कर रहे हे तो वह मेरे साय 
यह हूँ । यह वात्त सुनते ही सव लोग जूट गये । गाघीजी थोती, कुर्त्ता और 
टोपी पहने थे । वगल में एक छोटी गठरी थी जिसमे विछाने के लिए 
विस्तर इत्यादि और पहनने के लिए कपडे थे जिससे वह सोने के समय 
तकिया का काम लिया करते थे ! दूसरे हाथ में एक टिन का डब्वा था 
जिसमे खाने के लिए खजूर या मूंगफली थी। राजकुमार शुक्ल अपना 
भामान सौर छोटा अपने हाथ में लिये हुए थे । 


प्‌ बापू के कदमों में 


गाधीजी को पाफर सब निहाल हो गये । कृपाछानीजी, जो कालेज के 
होस्टल के प्रधान थे, उनको अपने साथ होरटल में छे गये और वही 
उहराया । कालेज सोलह आने गवनमेट-फालेज नहीं था, पर गवर्नमेंट 
से उगको पैसे की काफी मदद मिलती थी, इसडिए उसपर गवर्तमेंट 
का एक प्रकार से पूरा अधिकार था। काठेण का प्रिसपछ उसे 
दिनो सरकारी नौकरी बाला, 'आईइ० ई० एस०” (एणटिसन एजूकेणन स्विस) 
का, कोई अग्रेज ही हुआ करता था--यद्यपि मुझे आज स्मरण नहीं है कि 
उस वक्‍त कौन प्रिसपछ था । कृपालानीजी ने गावथीजी को अपने यहाँ होस्ट 
में ठहरा तो लिया, पर वहा रख न सके, दूसरे ही दिन स्ाधीजी एक वकील 
के घर जाकर ठहर गये । थोडे ही दिनो मे कृपालानीजी को भी इसी 
अपराध के क/रण कालेज की नौकरी से उस्तीफा देना पडा और वहाँ से छुट्टी 
पाकर वह चम्पारत में गांधीजी के साथ रहकर काम करने छगे । 


गाधीजी कमिब्नर और नीलबरों के मत्री से मिले तया अपना उद्देश्य 
चताया । उनलोगो ने उनको चम्पारन जाने से मना किया और कहा--रैयतो 
की शिकायतों की जाँच गवरनंमेंट करा रही है । चम्पारन में सर्वस्तेटलमेंट 
के अफसर काम कर रहे हूं और जो कुछ भी शिकायत होगी उसपर 
विचार करके गवने मेंट मुनासिच कार्रवाई करेगी । रैयत आपके जाने से 
उत्तेजित होगे ओर लडाई के जमाने मे गड़बडी मचा सकते हूँ जो किसी 
तरह वाछनीय नहीं है ।” उस समय जर्मनो का फ्रान्स पर घावा था और 
बहुत जोरों से लडाई चल रही थी । उन्होनें यह भी कहा---“बहुतेरे 
भीलवर लडाई में घले गये |! उनकी गैरहाजिरी में कोई बडा आन्दोलन खड़ा 
करना ठीक न होगा ।” इस तरह की वातें कहकर उन्होने ग्राघीजी को वहाँ 
जाने से रोका तथा र॑यतो की शिकायतो को अतिरजित और यरूत बताया । 
महात्माजी ने तार देकर बाबू न्रनकिशोरप्रसाद को दरभगा से बुल्य लिया 
था, क्योकि वही उस विषय के विशेषज्ञ थे । गाधीजी का कहना था कि वे 
लोग जितना ही जोर देकर उनको रोकना चाहते थे उतना ही उनका सदेह 
बढ़ता ही जाता था और यह विचार दृढ़ होता जाता था कि दाल में कुछ 
क्राला जरूर हैँ । उन्होने अच्त में दो-तीन मुछाकातो के बाद चम्पारन जाने 
कृग निश्चय कर लिया । 
इसका एक कारण यह भी था कि चम्पारन के वहुतेरे रैयत यह सुनकर 
कि गाघीजी उनकी मदद के लिए म॒जफ्फरपुर तक आ गये हें, चम्पारन से 
उनके पास चले आये--अपना-अपना दुखडा सुवाया, जिससे राजकुमार शुक्ल 


बापू के कदमो में ७ 


फी कही हुई बातो की पुष्टि हुई । चम्पारन॑ के रैयत इतने जरसे से सताये 
गये थे कि वे लोग डरपोक हो गये थे ओर उनकी हिम्मत नीलवरो के खिलाफ 
कुछ कहने की भी नही होती थी। नीलवरो का गवर्नमेंट के अधिकारियों 
पर बहुत प्रभाव था और उनके मिन्र तथा सहायक स्थानीय अफसरो 
से लेकर विलायत तक में थे । उनके जुल्म की खबर स्थानीय अफसरों 
को मिला करती थी, पर वे भी रैयतो की कोई विशेष मदद नहीं कर 
सकते थे । हाँ, जो सच्चे और नेकनीयत होते वे गवननंमेंट के पास गुप्त 
रिपोर्ट भेज दिया करते तथा जब मामछा बहुत विग्ड जाता तो मगवर्नमेंट 
भी कुछ नाम-निहादी कार्रवाई कर दिया करती, जिसका कोई विशेष फल 
नहीं होता । कभी-कभी रैयत भी बिगड जाते और वलूवा-फसाद कर देते । 
/एकाघ तीछवर को दो-एक वार मार भी डाला था और उनकी दो-एक 
'कोठियो को जला भी दिया था, पर इस प्रकार के वलवा-फसाद का नतीजा 
यह होता कि वे और भी पीसे जाते । कचहरियो द्वारा फाँसी और कैद की 
च्पजा के अछावा दूसरे प्रकार की भी सजाएं उनको मिलती | उनके खेत 
और घर सब लूट लिये जाते, माल-मवेशी भगा दिये जाते, घरो में आग 
छगा दी जाती और वे खुद भी पीटे जाते तथा बहुतेरों की तो बहू बेटी की 
इज्जत भी वरवाद की जाती $ फसाद के दाद उनको नीलवर तथा सरकारी 
कर्मचारी इतना दवाते कि बहुत दिनों तक जिला-भर में मौत की-सी शान्ति 
(विराजती ! जिस इलाके में फसाद होता वहाँ अतिरिक्त पुलिस बंठा दी 
जाती, जहाँ उसका यह काम होता कि रैयतो को छलूटं-खसोटे । इसके 
अलावा, पुलिस का सारा खर्चे भी गवर्नमेंट उनसे ही वसूछ करती | 
“दो-एक वार गवनंमेंट ने जाँच करने के लिए विदज्येप अफसरो को भेजा और 
उनकी रिपोट कुछ हद तक रैयतो के पक्ष में हुई, पर कॉसिल में बहुत 
“चर्चा होने पर भी वह प्रकाशित नही की गई । रैयत इतना डर गये थे कि 
किसी नीलवर या उसके कर्मचारी के विरुद्ध किसी किस्म की शिकायतें लेकर 
किसी अदालत या कचहरी में नही जाते थे । जब उनकी शिकायतें कौंसिल 
में पेश की जाती तो गवनंमेंट का उत्तर यही होता कि उनकी कोई शिकायत 
अगर होती तो वे खुद ही अदालत में पेश करते, पर वे ऐसा कुछ करते नही, 
इसलिए यह तो वाहर के कुछ आन्दोलन करनेवालो की ही गरारत हुँ कि 
नीलवरो की इतनी शिकायत करते हू ! ऐसा भी देखा गया था कि कोई 
रेयत अगर हिम्मत करके अदालत में नालिश करनें के लिए पहुंचता भी, त्तो 
भीलवरो के आदमी वहाँ लगे रहते और उसे मजिस्ट्रेट के सामने ही इजलास 


८ बापू के कदमों में 


पर से घसीट लाकर खूब पीटते ! इसलिए इतनी शिकायतों के रहते भी डर 
के मारे रैयत कचहरी तक नही पहुंच पाते थे । 

गाधीजी के सम्बन्ध में, सिवा दो-चार आदमियो के--जिन्होनें कही 
कुछ सुन लिया था या अखबारों में पढ लिया था--रैयतों मे से शायद ही 
कोई कुछ जानता होगा । में ऊपर कह चुका हूँ कि मुझ-जैसा एक तथाकथित 
शिक्षित और सार्वजनिक विपयो में कुछ दिलचस्पी रवने वाला आदमी भी 
उनके बारे में बहुत थोडा ही जानता था, तो वेचारे निरीह अशिक्षित रंयतो 
को क्या पता होता, जो चम्पारन-जैसे पिछडे जिले के गाँव के रहनेवाले 
और नीलवरो द्वारा सताये हुए भयभीत थे । पर उन्होने इत्तना सुन लिया था 
कि उनकी मदद करनेवाला कोई पास के जिला मुजफ्फरपुर तक आ गया 
है । और, न माल्म उनके दिल में यह विश्वास कैसे आ गया कि वह 
उनका उद्धारक हैं । न मालूम वह डर, जो उनको हमेशा सताया करता 
था, कहाँ चला गया ओर उनमें से सैंकडो मुजफ्फरपुर तक आ गये तथा 
गाधीजी से मिले । 

गाधीजी ने चम्पारन जाने का निरचय कर लिया और तिथि तथा 
गाडी का समय भी ठीक कर लिया। मोतीहारी के शअसिद्ध वकोल बाबू 
गोरखप्रसाद, जो रैयतो की कुछ मदद किया करते थे, मृजफ्फरपुर आ ग्रये । 
उन्होने अपने घर पर ठहरने के लिए गाधीजी को आमत्रित किया । 

गाधीजी को एक दिक्कत थी। वह वहाँ की ग्रामीण भोजपुरी बोली 
समझ नही सकते थे और यद्यपि वह हिन्दी कुछ जानते थे तो भी इतनी 
नहीं कि अपना सब काम हिन्दी में कर सर्के। रेयत भी ठीक तरह से 
अपनी बोली के सिवा दूसरा कुछ--विशेष करके गाधीजी की बोली--- 
नहीं समझ पाते। इसलिए ऐसे आदमियो की जरूरत थी जो 
दुभाषिया का काम कर सर्क । बावू ब्नजकिशोरप्रसाद, जिनकी वकालत बहुत 
वढी-चढी थी, उस समय किसी विशेष मृकदमे के कारण दो-चार दिनो तक 
गाधीजी के साथ नही जा सकते थे । इसलिए उन्होने अपने एक मित्र बाबू 
धरणीधर को, जिनको वकालत भी अच्छी चमकी थी, और वाबू रामनौमी 
प्रसाद को, जो युवक थे और थोड़े दिनो से वकालत कर रहे थे, दुभाषिया 
का काम करने के लिए गाधीजी के साय करके वह स्वय अपने काम से 
कलकत्ता चले गये । 

मुजफ्फरपुर में दो ही तीन दिन महात्माजी ठहरे थे, जिस बीच में यह 
सठ वातें हुई । साथ ही, उन्होने भास-पास के गाँवो की हालत भी देखनी” 


वापू के कदमों में हः 


चाही और मृजप्फरपुर शहर से कुछ दूर के कई गाँवों में जाकर देखा भी । 
विहार गरीब प्रदेश हैँ । जमीन वहुत उ्वंरा हैँ, पर तो भी गरीबी बहुत है । 
विद्येप करके उत्तर-विहार में आवादी बहुत हैँ । गावीजी गाँव की गरीबी 
और गनदगी देखकर वहुत दुखित हुए, विशेपकर गरीब स्त्रियों की हालत 
से और भी । उन्होनें सहसा अपने साथवालो से कहा कि जबतक इन गरीबों 
की और इन गाँवों की हालत न सुधरेगी, तवतक हिन्दुस्तान का क्‍या भला 
हो सकता है । उन दो-तीन दिनो में ही गाधीजी की बातचीत सुनकर और 
उन्हे काम करते देखकर बहुतेरे लोग अचम्भित हो गये | गाघीजी मोतीह!री, 
जो चम्पारग जिले का सदर शहर है, पहुँचे तो वहाँ संकडो रेयत उनके 
स्वागत के लिए रेल के स्टेशन पर पहुँचे हुए थे और गोरखवाबवू के घर पर 
उनके पहुँचते ही लोगो का ताँता वध गया तथा हरएक जादमी अपनी आप- 
वीती सुनाने लग गया । गाघीजी पर इन सब वातो का असर पडता जाता 
था । पर जबतक अपनी आँखी सब देख नही लेते, उनका पूरा विश्वास नही 
जमता । इत्तिफाक से उनके पहुँचने के दो-चार ही दिन पहले एक अच्छे 
प्रतिष्ठित रैयत को एक नीलवर ने बहुत सताया था । वह र॑यत सेकडो 
वीघे खेत जोतता था । वह इतना बनी था कि खुद एक हाथी भी रखता 
था, जो बहुत घनी और ग्रतिष्ठित लोग ही रख सकते थे । नीलवर ने पुलिस 
की मदद से उसके घर को हूटवा लिया था, उसके खेत की खडी फसल को 
मवेशियों से चरवा दिया या, उसके बगीचे के पेडो को--विज्ञेप करके केले 
के पेडो को--हाथियों द्वारा उजडवा डाला था और उसके घर के खपर॑ल 
छप्पर को लछाठियों से पीटकर चूर-चूर करा दिया था ! किसी कारण उससे 
नाखुश होकर ऐसा वर्त्ताव उसके साथ किया गया था । इस लूट-खसूट के 
सव चिह्त ज्यो-के-त्यो मौजूद थे । वह गाघीजी के पास जा गया, और अपना 
हाल कह सुनाया । ग्राधीजी ने निश्चय कर लिया कि जाकर खुद लठ-पाट के 
चिह्नी को देख लें । सवारी के लिए उसने अपना हाथी भी लाकर पेश कर 
दिया । पहुंचने के चन्द घटो के अन्दर ही यह फैसछा हो गया और दूसरे ही 
दिन नो-दस बजे गावीजी, अप्रैल की दोपहरी थूप की परवा न करके, 

उस गाँव के लिए---जो वहाँ से दस-वारह मील पर था---रवाना हो गये । 

इधर गाधीजी के कारण सरकारी हलको में हलूचरछ मच गई थी और 

मुजफ्फरपुर के कमिश्नर ने चम्पारन- जिला-मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया कि वह 
गाधीजी को चम्पारत से चले जाने का हुक्म निकाले । जिला-मजिस्ट्रेट ने 

हुक्म पाते ही, जाब्ता फौजदारी की १४४ घारा के अनुसार, हुक्म दिया कि 


१० बापू के कदमो में 


आप पहली रेलगाडी से चम्पारण से चले जाइए! वह हुक्म गावीजी को 
मोतीहारी से गाँव के लिए रवाना होने के समय तक नही मिला । वह वाबू 
ध्थवरणीधर और वाबू रामनौमी प्रसाद के साथ रवाना हो गये थे । पीछे से 
पुलिस-सव-इन्स्पेक्टर, जिला-मजिस्ट्रेट का पत्र लेकर, कुछ मीलो की दूरो पर, 
“गाघीजी से मिला, और कहा कि जिला-मजिस्ट्रेट आपसे मिलना चाहते है । 
“गाधीजी उस पुलिस-अफसर के साथ, उसी की सवारी पर, मजिस्ट्रेट से 
“मिलने वापस चले आये । पर उन्होने अपने साथियो को यह आदेश दिया कि 
वे उस गाँव तक जाकर, वहाँ का सव हाल देखकर, सन्ध्या या रात तक 
वापस आ जाये । मोतीहारी लछोटने पर मजिस्ट्रेट ने पहले उनको वापस जाने 
को कहा, पर जब उन्होने उसकी यह वात न मानी तो वाजाब्ता हुक्म दे 
दिया । गाधीजी ने भी बाजाव्ता जवाब दे दिया कि वह हुक्म को नहीं मानेंगे, 
मजिस्ट्रेट जो चाहे, करे । इसपर मजिस्ट्रेट ने कह्या कि वाजाब्ता उद्लहुक्मी 
का मुकदमा आप पर चलाया जायगा । साथ ही, यह भी अनू रोव किया कि 
जवतक बाजाब्ता कार्य वाही नही होती, आप देहातो में न जायें । गाघीजी 
ने इस अनुरोध को मान लिया गौर वाजाब्ता कार्यवाही का इन्तजार 
करने लगे । इसके लिए वहुत देर तक ठहरना न पडा, क्योकि उसी 
दिन सम्मन आया ओर उसके दूसरे ही दिन मुकदमे की पेशी की तारीख 
पृड गई । 
गाधीजी ने उस रात को बहुत परिश्रम फिया । पहले तो उन्होने अपने 
सभी मित्रो तथा सहकमियो को तार द्वारा मकदमे की खबर दी । मेरे नाम 
से भी एक तार पटना भेजा, जिसमें लिखा था कि “मजिस्ट्रेट ने मुझे 
चम्पारन छोडकर चले जाने की आज्ञा दी हैँ, मेने उसकी अवहेलना की 
ओर मृकदमा होनेवाला हू जिसका इन्तजार कर रहा हूँ ।' एक तार उन्होने 
अपने दक्षिण-अफ्रिका के सहकर्मी और मित्र मि० पोलक के नाम से प्रयाय 
भेजा, जहाँ वह ठहरे हुए थे । उन दिनो छार्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। 
'गाधीजी से प्रवासी-हिन्दुस्तानी -प्रशव के सम्बन्ध म॒ उनकी अच्छी मुलाकात 
थी । महात्माजी ने उनके नाम एक पत्र भेजा, जिसमें सारी घटना के साथ 
ही ब्रिटिश गवनंमेंट से अपना पुराना सम्बन्ध भी बतलाया और अन्त में यह 
लिखा कि इसी गवरनंमेंट ने उनको सावंजनिक सेवाओ के लिए सोने का 
'केसरहिन्द' पदक दिया हूँ जिसकी वह काफी कदर करते हे, मगर जब 
गवनंमेंट का उनमें विश्वास नहीं रहा और यह सार्वजनिक काम भी उन्हें 
“नही करने देना चाहती, तो यह उनके लिए अयोग्य है कि उस पदक को वह 


के वापू के कदमों में ११ 


रखें, और इसलिए उन्होने जिन छोगो के पास वह पदक रखा हैं उन लोगो 
को लिख भेजा है कि वे उसे आपके पास भेज दें । उन्होनें तार के अछावा 
बहुत मित्रो के पास पत्र भी लिखा, जिसमें उस वक्‍त तक का पूरा वृत्तान्त 
फिख भेजा । इसके अलावा, मुकदमे की पेशी के लिए अपना एक बयान 
'तैयार किया जिसको उन्होने दूसरे दिन पेशी के समय पढ़ा । 
यह सब करते रात का अधिकाण बीत गया । इत्तने तार, चिट्टियो गौर 
चयान को सिर्फ लिखा ही नही, प्राय सवकी नकरू भी अपने पास कर 
रखी । आधी रात के बाद वावू घरणीवर और रामनोमी वावू उस गाँव 
से, जहाँ उनको ग्राधीजी ने तहकीकात करने को भेजा था, छोटे । 
उसी समय गाघीजी ने उनसे वहाँ का हाल सुन लिया और जो कुछ 
उन लोगो से अलग होने के वाद हुआ था, कह सुनाया । उन लोगो से यह 
"भी कह दिया कि मुकदमे की पेशी के बाद उनकी सजा हो ही जायगी गौर 
चहू जेल चले जायेंगे त्था उन्होने पूछा कि इसके बाद आप लोग क्या 
'फकीजिएगा | सवाल ऐसा था जिसका उत्तर देना उन लोगो के लिए यकायक 
चडा कठिन था और इस प्रकार के घटनाक्रम को उन्होनें आने के समय कभी 
स्वप्त में भी नहीं सोचा था। कोई दूसरा था भी नही जिससे राय-बात 
'फरते, और उत्तर दिये बिना रह भी नहीं सकते थे । वाव घरणीघर एक 
चडे खरा वोलनेवाले, अपने ढग के एक वेढगा आदमी थें। वकालत खब 
चली हुई थी ओर सवाल-जवाव करना जानते ही थे । उन्होने उत्तर दिया--- 
“आप तो हमलोगो को यहाँ दुभापिया के काम के लिए लाये थे। वह काम 
आपके जेल चले जाने पर खतम हो जायगा और हमलोग बेकार हो जायेंगे। 
इसलिए हम अपने-अपने स्थान पर लौट जायेंगे ।” भहात्माजी ने पूछा, और 
इन गरीब रैयतो को यो ही छोड देंगे ? इन्होने उत्तर दिया--'हमलोग 
और कर ही क्या सकते हे, क्योकि हम समझ नही सकते कि हमलोग दूसरा 
कुछ क्‍या कर सकते हू । मगर आप चाहे तो जिस तरह उनकी हालत 
देखना और उनकी शिकायतो की जाँच करना आप चाहते थे उस तरह 
“हमलछोगो से जवतक हो सकेगा, करेगे । मगर गवर्न मेंट ने मगर हमलोगो पर 
भी आप ही की तरह जिला छोडकर चले जाने का हुक्म निकाला, तो 
हमलोग आपकी तरह उसकी अवजा न करके चुपचाप चले जायेंगे और अपने 
दूसरे साथियों को सब वार्तें समझा-बुझाकर काम जारी रखने के लिए भेज 
देंगे |” महात्माजी यह युक्ति सुनकर खुश हुए, पर पूरे सतुष्द नहीं हुए, 
और कहा---बहुत अच्छा, ऐसा ही कीजिएगा और इस सिलसिले को जहाँ 


१४ बापू के कदमो में 


कर तैयार होकर कचहरी आयेंगे । यह एक कानूनी सवाल उस मुकदमे में" 
जरूर उठता था कि वह हुक्म कानून के अनुसार ठीक था या नही । और, 
अगर वह ठीक नही था तो उसको अवज्ञा के लिए सजा नही हो सकती थी ॥' 
मेने जो थोडा-सा विचार किया था तो उस समय इस नतीजे पर पहुंचा था 
कि जिला-मजिस्ट्रेट का हुक्म कानूनन गलत हे और इसलिए उसकी उदृूल- 
हुवमी के लिए सजा नहीं हो सकती । शायद सरकारी वकील ने भी सोचा 
था कि इस त्तरह की बहस की जायगी और उसका उत्तर देने के लिए 
उन्होने मसाला तैयार कर लिया था | पर जब मृकदमा पेश हुआ तो यह 
सारा पुस्तकी परिश्रम व्यर्थ ओर अनावश्यक साबित हो गया । मुकदमा पेश 
होते ही सरकारी वकील ने गवाह पेश किया और उससे इस तरह के सवाल 
पूछने लगे जिनके उत्तर से यह साबित हो कि ग्राघीजी पर वह हुक्मनामा 
वाजाब्ता तामील हुआ था, जिसकी अवज्ञा के लिए मुकदमा चल रहा था । 
गाधीजी ने हाकिम से कहा--“यह गवाही अनावश्यक हूँ । इसमें क्‍यों 
आपका और हमारा समय लगाया जाय । में कबूल करता हूँ कि यह हुक्म 
मुझको मिला था और मेने उसको मानने से इनकार कर दिया हैँ । अगर 
आप इजाजत दें तो मुझे जो बयान करना हैँ और जो में लिखकर लाया 
हैं, उसे पढ द्‌' ।” 

मजिस्ट्रेट और सरकारी वकीर दोनो के लिए, और दूसरे जितने लोग' 
कचहरी में मोजूद थे, सबके लिए, मुकदमे की परवी का यह एक बिल्कुल 
नया तरीका था और सब अचम्मे में पड गये कि अब देखें, क्‍या होता हूँ । 
मजिस्ट्रेट ने बयान पढने की इजाजत दे दी । गाघीजी ने उसे पढ सुनाया--- 

“अदालत की आज्ञा से में सक्षेप में यह बतलाना चाहता हें कि नोटिस 
द्वारा मुझे जो आज्ञा दी गई उसकी अवज्ञा मेने क्यो की । मेरी समझ में यह 
मेरे और स्थानीय अधिकारियो के बीच मतभेद का प्रश्त है | म॑ इस देश में 
राष्ट्रसेवा तथा मानव-सेवा करने के विचार से आया हूं । यहाँ आकर उन 
रयतो को सहायता करने के लिए, जिनके साथ कहा जाता हैँ कि नीलवर 
साहब लोग मच्छा व्यवहार नही करते, मुझसे वहुत आग्रह किया गया था । 
पर जबतक मे सव बातें अच्छी तरह न जान लेता, तबतक र॑यतो की कोई 
सहायता नही कर सकता था । इसलिए मं, यदि हो सके तो, अधिकारियों 
और नीलवरों की सहायता से, सब वातें जानने के लिए आया हूँ । म॑ किसी 
इूसरे उह श्य से यहाँ नही आया हूँ | मुझे यह विश्वास नही होता कि मेरे 
यहाँ जाने से किसी प्रकार शान्तिभग या प्राणहानि हो सकती है । में कह्‌ 


वापू के कदमों में कर 


सकता हूं कि ऐसी बातों का मुझे बहुत-कुछ अनुभव हैँ । अधिकारियों को जो; 
कठिनाइयाँ होती हे उनको में समझता हूँ | में यह भी मानता हूँ कि उन्हे 
जो सूचना मिलती है, केवल उसीके अनुसार वे काम कर सकते है । कानून 
माननेवाले व्यक्ति की त्तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी ओर ऐसी 
प्रवृत्ति हुई भी कि में इस आज्ञा का पालन करूँ । पर में उन लोगो के प्रति, 
जिनके कारण मे॑ यहाँ आया हूँ, अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता 
था । में समझता हैँ कि उन लोगो के बीच रहकर ही में उनकी भलाई कर 
सकता हूँ । इस कारण, म॑ स्वेच्छा से इस स्थान से नही जा सकता था। दो" 
कतेथ्यो के परस्पर व्रोध की दशा में में केवल यही कर सकता था कि 
अपने-आपको हटाने की सारी जिम्मेवारी शासकों पर छोड हू । में भली 
भाँति जानता हैँ कि मारत के सार्वजनिक जीवन में मुझ-जेंसी स्थिति के 
लोगो को आदर्ण उपस्थित करने में बहुत ही सचेत रहना पडता है । मेरा- 
दृढ विश्वास हूँ कि जिस स्थिति में में हूँ उस स्तिति में प्रत्येक प्रतिष्ठित 
व्यक्ति के लिए वही काम करना सबसे अच्छा है जिसे करने का इस समय 
मेने निश्चय किया हैँ, और वह यह हूँ कि विना किसी प्रकार का विरोध 
किये आाज्ञा न मानने का दण्ड सहने के लिए तंयार हो जाऊं | मेने जो 
बयान दिया हैँ वह इसलिए नही कि जो दड म्‌झे मिलनेवाला हैँ वह कम 
किया जाय, वल्कि यह दिखलाने के लिए कि मेने सरकारी आज्ञा की अवज्ञा - 
इस कारण नही की है कि मुझे सरकार के भ्रति श्रद्धा नही है, वरन्‌ इस 
कारण की हैँ कि मंने उससे भी उच्चतर आज्ञा--अपनी विवेकवृद्धि की- 
आज्ञा--का पालन करना उचित समझा है । 
बयान सुनते ही सब लोग स्तव्घ हो गये । इस तरह का वयान शायद 
इसके पहले हिन्दुस्तान की किसी ब्रिटिश कचहरी में किसी ने न दिया था 
और न किसी ने सुना था । मजिस्ट्रेट भी हकक्‍्का-वक्‍का हो रहा । उसने तो 
सोचा था कि और मुकदमों को तरह इसमे भी गवाही होगी और उसके 
वाद बहस होगी और इन सबसे काफी समय लगेगा । इस बीच वह 
जिल--मजिस्ट्रे:. से भी सलाह कर सकेगा कि उसे क्या फंसला सुनाता 
चाहिए और कितनी सजा देनी चाहिए इत्यादि | पर इस बयान के वाद न - 
तो गवाही की जरूरत रही और न वहस की । केवल एक ही वात बाकी रह 
गई और वह यह कि क्‍या और कितनी सजा दी जाय । वह इसके लिए अभी 
तैयार नही था । उसने फिर कहा--आपने वयान तो पढ़ दिया, पर जो 
कुछ आपने अवतक कहा है उसमें आपने साफ नहीं कहा हैं कि आप . 


१६ वापू के कदमों में 


कसूरवार हे या नही । गाधीजी ने कहा, मुझे जो कहना था, कह दिया हैँ ॥ 
इस पर उसने सोचा कि फिर समय मिलने का मौका हैं और कहा कि तव 
तो मुझे गवाही भी लेनी पडेगी और वहस भी सुननी पडेगी | गाधीजी कब 
चकनेवाले थे । उन्होने तुरत कहा, अगर ऐसा हैँ तो लीजिए, में कबूल 
करता हूँ कि में कसूरवार हू | अब उसके लिए फिर कोई भी रास्ता समय 
निकालने का नहीं रह गया । उसने कहा, में कुछ घटो के बाद हुक्म सुना 
दूृगा, इस वीच में आप जमानत देकर जा सकते हे । गाँधीजी से जवाब 
दिया कि मेरे पास कोई जमानत देनेवाला नही है, में जमानत नही दूगा । 
तब, उसके लिए फिर एक जटिल समस्या सामने आ गई कि इस बीच 
गाँधीजी पुलिस-हवारात में रखे जाये या क्या किया जाय। उसने कहा, अगर 
जमानत नही दे सके, तो जाती मचहकूका ही दे दीजिए । गाँधीजी ने उत्तर 
दिया कि में यह भी" नहीं कर सकता । तब उसने कहा, अच्छा, में तीन व्जे 
हुक्म सुनाऊंगा, उस वक्‍त आप हाजिर हो जाइए | गाँधीजी ने कहा--हाँ, 
समय पर जरूर हाजिर हो जाऊंगा । 

मजिस्ट्रेट इजलास से उठकर चला गया । गाधीजी कही दूसरी जगह जा 
रहे थे कि जिले के पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट की तरफ से उनके पास सन्देश आया 
कि वह उनसे मिलना चाहता है । पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट अग्रेज था, पर वह 
शायद दक्षिण अफ्रिका का रहनेवाला था या दूसरे प्रकार का कोई सम्बन्ध 
दक्षिण अफ्रिका के साथ रखता था | उनसे वह कुछ देर तक बातें करता 
रहा, जिनमें शायद दक्षिग अफ्रिका की भी कुछ वातें थी। जब तीन 
बजे का समय नजदीक आया तो मजिस्ट्रेट ने गाधीजी को कहा भेजा कि 
वह्‌ उस दिन हुक्म नहीं सुनाएगा और उसके लिए कोई दूसरा दिन, पाँच- 
सात दिनो के बाद का, मृकरंर कर दिया । यह सुनकर गाधीजी निवास- 
स्थान पर वापस आ गये । वहाँ भी रैयतो की भीड जूटी थी । 

इधर प्राय इसी समय हम लोगो की गाडी पहुँची और हम लोग सीधे 
गाघीजी के निवास-स्थान पर पहुँचे। वह भी थोडी ही देर पहले कचहरी 
से वापस आये थे। हम लोगो को देखकर--विशेप कर मजहरुलहक साहव 
तथा मि० पोलक को देखकर--विश्ञेप प्रसन्न हुए। हम छोगों का एक-एक 
करके परिचय कराया गया | जब मेरी वारी आई तो मुझे देखकर वह 
मुस्कुराये और बोले---/'आप भी आ गये ? में तो आपके घर गया था ! ” 
ये पहले ही शब्द थे जो उन्होने मुझसे खास तोर से कहा हो और मैने उनसे 
जो सुना हो । में शरमाया, क्योकि जो वर्ताव उनके साथ मेरे डेरे पर हुआ 


बापू के कदमों में १७ 


था वह मेने सुन लिया था। उन्होने समझ लिया कि में कुछ अप्रतिभ हो 
रहा है । बस, तुरत यह वात वही छोडकर मुकदमे की वात हमलोगो से 
कहने लगे । उस वक्‍त तक जो कुछ हुआ था, सक्षेप में सब वता दिया और 
अन्त में कहा कि आपलोगो के जो दो साथी हे, उनसे विस्तार-पुर्वके सब 
सुन लीजिए, तवत्तक में मि० पोलक से वारतें करता हूँ । निवास-स्थान में 
एक वरामदा था, जहाँ पर एक चौकी रखी थी, उसी पर गाघीजी बठे 
थे । वह इतनी वडी नही थी कि सब बैठ सके । इसलिए कुछ बैठे और कुछ 
खडे ही सब वातें सुनते रहे । अन्त में हमलोग कमरे के अन्दर चले गये 
और वहाँ सब वातें विस्तार-पू्वंक अपने मित्रो से सुन ली । उनलोगो का 
जेल जाने का निश्चय भी हमलोगो ने सुन लिया, ओर वही प्रश्न हमलोगो 


के सामने भी आ गया । उन दोनो के निश्चय के वाद हमलोग दूसरा कर 
ही क्या सकते थे ? हमने भी वही निश्चय किया । 


गाघीजी जब मि० पोलक से वातें कर चुके और हमलोगो के नजदीक 
आये तब पूछा, सब वातें मालूम हो ग्रई ? हमारे हाँ' कहने के बाद 
उन्होने एकवारगी जेल का सवाल भी पूछ ही दिया । हमलोगो ने उस 
सवाल का भी, जैसा सोचा था वसा, जवाब दे ही दिया । वह वहुत प्रसन्न 
हुए | पर इतने पर ही वह वात छोडना नही चाहते थे । उन्होने कागज- 
पेन्सिल हाथ में लेकर कहा कि हमारे जेल चले जानें के वाद आपलोग 
दो-दो आदमियो की टोली में जाँच का काम जारी रखेंगे, और जब गवर्नंमेंट 
एक टोली को जेल भेज दे तो दूसरी टोडी आ जाय, और इस तरह आप 
काम चलाते जाइए; अगर कोई दूसरे भी आपकी तरह तैयार हो जायेँ 
तो वह भी ऐसा ही करें। यह कह उन्होने वहाँ उपस्थित छोगो की तीन 
टोलियाँ वना दी जिनमे मजरुलहक साहव और बाबू बन्रजकिशोर प्रसाद को 
तथा मुझे नेता वना दिया और सबके नाम भी लिख डाले। हमलोगो में 
से कोई इसके लिए तयार गया नही था । यह फेसला अचानक करना पडा 
था। हमने यह सोचा कि यह अच्छा हुआ कि पाँच-सात दिनो का समय 
मिल गया। इस बीच हम सव अपना निजी कारवार समेट हछंगे। 
मजहरुलहक साहव के हाथ में एक सेशन (दोरे) का मुकदमा था जिसकी 
पेशी इसी बीच होनेवाली थी । उन्होनें निश्चय कर लिया कि उसको इस 
वीच खतम करके उस दिन तक, जिस दिन मजिस्ट्रेट हुक्म सुनानेवाला था, 
वह वापस आ जायेंगे, ताकि गाधीजी के जेल जाने के वाद चम्पारन का 
नेतृत्व संभाल रू । बाबू ब्नजकिशोर भी इसी तरह कुछ काम पूरा करके 


१८ बापू के कदमों में 


5 


उस दिन तक वापस आ जायेंगे, यह निश्वय करके वे दोनो दूसरे दिन 
सबेरे चले गये, हमलोग रह गये । 

गाधीजी को जिला-मजिस्ट्रेट का खत आया जिसमें उसने लिखा कि 
सारी बातें उसने गवनंमेंट को लिख भेजी हे और अनुरोध किया हूँ कि 
जवतक म्‌कदमे का फैसला न हो जाय, गराधीजी गाँव में न जाये । गाधीजी 
ने इस बात को माव लिया और हमलोग वही पर उस दिन का इन्तजार 
करने लगे । किन्तु इस पत्र के पहुँचने पर गाधीजी को कुछ ऐसा आभास 
हो गया कि अब शायद गवनंमेंट इस चीज को आगे नही वढायेगा और 
जेल जाने की बात न होगी। तो भी यह तो अनिश्चित था ही। उन्होने, 
उस दिन तक जो कुछ हुआ था, उसकी सूचना भी मित्रों ओर मुल्य- मुख्य 
पत्रों के सम्पांदकों के पास लिख भेजी। सम्पादको को सब वातों की 
जानकारी के लिए उन्होने खबर दे दी, पर उनकी तरफ से कुछ छापने के 
लिए नही । अखबारो में जो कुछ छपा, वह सवाददाताबों का दिया समाचार 
था, गाधीजी का दिया हुआ नही । 


दूसरा अध्याय 


गाधीजी से यह मेरी पहली मुलाकात थी जिसमें उनसे मेरी रूवरू 
बातें हुई | में यह नहीं कह सकता कि उस समय मुझे यह अनुभव हुआ हो 
कि मेरे दिल पर कोई वहुत वडा असर पडा अथवा साथ ही, सारी जिन्दगी 
का रुख इस मृलकात के होते ही फिर गया । यह कैसे हुआ ? स्वर्गीय गोखले 
से मेरी मुलाकात कई वर्ष पहले हुई थी। उन्होने मुझे बुलाया था और 
भारत-सेवक-समिति में शरीक होने को कहा था। कुछ देर तक वातें हुई 
थी । दिल प्र असर पडा था और मेने सोचा था कि जंसा वह कहते हूं, 
वैसा करना चाहिए । कई दिनो तक इस पर विचार भी करता रहा । पर 
वैसा कर नहीं सका | इस वार क्यो जौर कंसे यह निश्चय हो गया, में 
नहीं कह सकता । कैवछ जेल जानें की ही वात उस समय हमारे सामने 
आई, सारे जीवन को देश-सेवा में लगा देने की वात दरपेश नहीं थी । पर 
इस प्रकार अपनी खुशी से जेल जाने का तरीका भी तो केवल मेरे ही लिए 
नहीं, सारे देश के छिए नया था । उस समय तक हमलोग जेल जाने योग्य 
काम करते हुए भी अपने को जेल से बचाने में ही वृद्धिमत्ता और कौवरू 
समझते थे । अगर राजद्रोह की वात हम करना चाहते थे, पर ऐसी वात 
करने के समय हमेशा पिनलकोड की १२४-ए-घारा को सामने रखकर इस 
तरीके से करते थे कि जिससे उसके जाल में हम न फर्से । हम साँप मारना 
चाहते थे और साथ ही लाठी को भी वचा लेना चाहते थे। और, जो इस 
तरह जितनी सफलता से वार्ते कर सकता था, वह उतना ही चतुर समझा 
जाता था। क्रान्ताकारी लोग अपनी जान हथेली पर लेकर काम करते थे ४ 
पर साथ ही, जहां तक हो सकता था, अपने को वचा रखने का भी रास्ता 
खुला रखते थे, जान-वुझ कर जाग में कोई कदना नही चाहता था । अगर 
मुकदमा चलता था तो वचाव के लिए वकीलो की मदद ली जाती घी, और 
जो कुछ भी बचने के लिए मुकदमे की प्‌रवी में जरूरी समझा जाता था, 


“२० बापू के कदमों में 


किया जाता था । शायद ही कीई अपना कस्ूर कबूल करता । हम तो इसी 
रीति को उस समय तके जानते थे और उस समय ते हमने इस तरह की 
कोई खतरा अपने ऊपर नही लिया था । विचारो से और मिजाज से नरम 
दल का ही आदमी में अपने को मानता था और आज भी मानता हे । 
क्यों और कैसे आचनक ऐसा निश्चय कर लिया, जो केवल वैयक्तिक जीवेन 
के लिए ही एक नया रास्ता नही बताता था, वल्कि देश के सार्वजनिक जीवन 
के लिए भी एक नया दरवाजा खोल देता था । हाँ, हमारे सामने अपने दो 
भेत्रो का, जो वहाँ पहले से ही गाघीजी के साथ आये थे, तिर्चय था । पर 
हमारे साथ आये हुए मजहंदलहं के साहब और ब्रजकिशोर बाबू--दोतो ही उनसे 
बडे समझे जाते थे । तो क्या बाबू घरणीधर और बाबू रामनोमी के निश्चय 
का उनलोगो ने भी विना सोचे ही अनुसरण ऊकैए लिया और हमने भी इनका 
वैसे ही अनुसरण कर लिया ? क्‍या यह केवल एक भेड-घसान था ? यह 
सब विचार-विश्छेषण कुछ क्षण के वाद किया जा सकता हूँ । पर उस लक्षण 
में--मुझे जहाँ तक स्मरण है--में ने कोई विशेष विचार नहीं किया । और, 
से जैसा ऊपर कह आया हूँ, पहली मुलकात का मेरे जानते कोई इतना बडी 
असर नही हुआ था कि स्वर्गीय गोखले की मुलाकात अपने गहरे असर के 
बावजूद जो नही कर सकी थी, वह यह कर देती । तो भी ऐसा हुआ । 
हो सकता है कि वापू को आकर्षण-शक्ति ने परोक्ष में काम किया और हमको 
उनके असर का पता भी न लगने दिया । 
मेने मुलाकात के पहले की बातो का इतना विस्तार-पूर्वंक इसलिए 
वर्णन किया है कि पाठक पूरी तरह से सही बातो से परिचित हो जायें , क्योकि 
जो कुछ उन चन्द दिनो में गाधीजी ने चम्पारन में किया, उसी का विस्तार 
असहयोग-आन्दोलन द्वारा सारे देश में भी किया । वहाँ पर उन्होन पीपल का 
वह बीज रोप दिया जिसको किसी ने देखा भी नहीं और समय पाकर वही 
अकुरित हो, विशाल वृक्ष हो गया जिसके साये में देश ने विदेशी राज्य से मुक्ति 
पाई और जिसके साये में हम सच्चे अर्थ का स्वराज्य पाने की आशा रखते हे । 
थीडा और इस पर विचार करके देखें | गरीब जनता की दुख-भरी 
कहानी ने उनको आकर्षित किया, पर जवतक हैं सब बातो की पूरी तरह 
जाँच न कर लें और उनका यह अपना विश्वास पक्‍का न हो जाय कि जिन 
(शिकायतों को वह करना चाहते हे वे सच्ची हे, वह कुछ करना नही चाहते । 
यहाँ तक कि बहुत अनुरोब करने पर भी वह काँग्रेस में एक ऐसे ढीले-ढाले 


बोलने 


प्रस्ताव पर बोलने को राजी न हुए जिसमें गवनंमेट से केवल इतना ही 


वापू के कदमो में 83 


अनू रोध किया गया था कि वह शिकायतों की जाँच करावे । साथ ही, अवसर 
पाते ही, उन्होने जानकारी के लिए जाँच करने का जो वादा किया था उसको 
पूरा किया । मृजफ्फरपुर पहुँच कर उन्होने पहछा काम यह किया कि वह 
जो करना चाहते थे, उसकी सूचना उन्होने विरोधियो को दी और उनकी 
सहायता भी माँगी । दो विरोधी थे--पहले तो थे नीलवर लोग जिनके 
अत्याचारो के सम्बन्ध में वह जाँच करने बाये थे, ओर दूसरे थे---सरकारी 
कमंचारी जो इन अत्याचारो से प्रजा की रक्षा नही कर सकते थे और जिनके 
खिलाफ यह शिकायत थी कि वे नीलवरो का पक्ष लेते हे तथा गरीबो को 
सताने में मदद देते हें । इन दोनो विरोधियो के शअतिनिधियो से उन्होंने 
मुलाकात की । नीलवरो की सभा के मत्री और तिरहुत-डिवीजन के कमिश्नर 
से भी सव वातें कही और अपना उद्देश्य बताया तथा उसकी पूत्ति के लिए 
उनसे मदद माँगी । मदद न मिलने पर भी, ओर उनके मना करने पर भी, 
अपना उद्देश्य नही छोडा मौर अपने कत्तंन्य में लगे रहे । चम्पारन की गरीबी 
का हाल वह सुन चुके थे, पर वहाँ पहुँचने के पहले ही मृजप्फरपुर में ही गाँवों 
की गरीबी भोर दुर्दशा का कुछ नमूना देख लिया ओर यह भी कह दिया कि 
जवतक इन गाँवों की दशा न सुघरेगी, देश उन्नत नहीं हो सकता । 
मोतीहारी पहुंचकर उन्होने एक मिनट का भी समय नहीं खोया । 
कमिदनर से वातचीत के वाद ही शायद उनको आभास मिल गया था कि 
गवने मेंट उनको चम्पारन में जाँच नहीं करने देगी । इसलिए वह जल्द-से- 
जल्द वहाँ पहुंचना चाहते थे बौर गवनंमंट की कारंवाई के पहले, जहाँ तक 
जो कुछ हो सकता था, उसे देख लेना चाहते थे । सुनने का काम तो लखनऊ 
में आरम्म हुआ, मुजफ्फरपुर और मोतीहारी पहुंचकर तो गहराई में जाने 
का निश्चय हो गया । केवल निदचय ही नहीं हुमा, इस निश्चय के अनुसार 
कार्य भी आरम्भ हो गया । आरम्भ में ही गवर्नमेंट की ओर से विघ्न भी 
पडा । १४४ की नोटिस की अवहेलना का निदचय भी उसी तेजी के साथ 
किया गया जिस तेजी के साथ और सव काम किये जा रहे थे। मुकदमा 
चलने पर अपना वचाव न करके उन सभी वातों को कवूछ कर लिया 
जिनको उन्होंने किया था। उसके लिए जो भी दड हो, उसे दृढता-पूर्वक 
वर्दाइत करने का निश्चय भी मजिस्ट्रेट को वतला दिया । यह एक नई चीज 
थी । उस समय जो बयान उन्होने दिया था उसमें एक प्रकार से उनके उसी 
वयान की प्रतिध्वनि मिलती थी, जो उन्होने १९२२ में अपने ऊपर राजद्रोह 
का मुकदमा चलने पर अहमदाबाद के सेशन-बज के सामने दिया था। वह 


रद वापू के कदमों में 


बयान यहाँ नीचे दिया गया है । परिश्रम और दत्तचित्तता का नमूना 
हमलोगो के लिए तो क्‍या था, पर उनके जीवन का एक अद्भ वन गया था । 
सादगी तथा सयम भी हमारे लिए नये थे, पर उनके जीवन के तो वे भी 
'पहले से ही अद्भ बन गये थे, जो दिन-दिन और भी वैसे ही बढते गये जंसे- 
जैसे कार्यक्षेत्र बढता गया। 


अहमदाबाद का बयान * 

“मेरे सावंजनिक जीवन का आरम्म १८९३ में, दक्षिण अफ्रिका में, 
विषम परिस्थिति में हुआ । उस देह के ब्रिटिश अधिकारियो के साथ मेरा 
पहला समागम कुछ अच्छा न रहा । मुझे पता लगा कि एक मनृष्य और एक 
हिन्दुस्तानी के नाते वहाँ मेरा कोई अधिकार नही हैँ । मेने यह भी पता लगा 
लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नही है कि मे हिन्दुस्तानी हूं! 

“पर मेने हिम्मत न हारी । मेले समझा था कि भारतीयों के साथ 
किये जानेवाले दुव्यंवहार का दोष एक अच्छी खासी शासन-व्यवस्था में यो 
ही आकर घुस गया हैं । मेने खूद ही सरकार के साथ दिल से सहयोग 
किया । जब कभी मेनन सरकार में दोष पाया तब मेने उसकी खूब आलोचना 
की, पर मेने उसके विनाश की इच्छा कभी नही की । 

“जब १८९० में बोअरो की चुनोती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महान्‌ 
विपद में डाल दिया, तब मेने उस अवसर पर अपनी सेवाएँ भेंट की--- 
घायलो के लिए एक स्वयसेवक-दल बनाया और 'लेडी-स्मिथ' की रक्षा के 
लिए लडी गई लडाइयो में काम किया । इसी प्रकार, जब १९०६ में जूल 
लोगो ने विद्रोह किया तब मेने स्ट्रेचर पर घायलो को ले जानेवाला दल 
सगठित किया, ओर जबतक विद्रोह दव न गया, बराबर काम करता रहा । 
इन दोनो अवसरो पर मुझे पदक मिले जोर खरीतो तक में मेरा जिक्र किया 
गया । दक्षिण अफ्रिका में मेने जो काम किया उसके लिए हार्ड हाडिज्ज ने 
मुझे 'कंसर-ए-हिन्द-पदक दिया । जब १९१४ में इज्कलेंड और जमंनी में 
युद्ध छिड गया तब मेने रूदन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयसेवक-दल 
बनाया । उस दल में म्‌र्यत विद्यार्थी थे। अधिकारियो ने उस दल के काम 
की सराहना की । जब १९१७ में लार्ड चेम्सफोर्ड ने दिल्ली की युद्ध-परिपद 
में खास तोर से अपील की, तब मेने 'खेडा” में रंगरूट भरती करते हुए अपने 
..._ यह सुझुदमा, अहमदाबाद के दौरा-जज के इजलास से, सन्‌ ३६२२ में 
१८ माच से शुरू हुप्रा था । रे 


वापू के कदमों में २३ 


स्वास्थ्य तक को जोखिममें डाक दिया । मुझे इसमें सफलता मिल ही रही 
थी कि युद्ध बन्द हो गया, वस भाज्ञा हुई कि अब और रगरूद नही चाहिए । 
इन सारे सेवा-कार्यो में मेरा एकमात्र विश्वास यही रहा कि इस प्रकार में 
साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए वरावरी का दर्जा हासिल कर सकूंगा । 

“पहला घक्‍का मुझे रौलट-ऐक्ट से दिया। यह काबून जनता की 
चास्तविक स्वतत्रता का अपहरण करने के लिए वनाया गया था। मुझे ऐसा 
सहसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना 
चाहिए । इसके वाद पजाव के भीषण काड का नम्बर आया । इसका आरम्स 
हुआ जलियाँवाला-बाग के कत्ले-आम से । इसका अन्त हुआ पेठ के बढ 
रेंगाने, खूले आम बेंत रूगरानें औौर बयान से बाहर दूसरे अपमानजनक 
कारनामो के साथ । मूझे यह भी पता लग गया कि प्रधान मन्त्री ने भारत के 
मुसलमानों को जो आश्वासन दिया कि सुर्की और इस्लाम के तीर्थ-स्थानो की 
पवित्रता बदस्तूर रक्खी जायगी, वह कोरा आश्वासन ही रहेगा । 


“बसे १९१९ की अमृतसर-काँग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे साववान 
किया और मेरी नीति को सतकंता में सदेह प्रकट किया, पर फिर मी मे 
इस विश्वास पर अडा रहा कि भारतीय मुसरूमानो के साथ प्रधान मन्ध्री ने 
जो वादा किया हूँ वह पूरा किया जायगा, पंजाव के जख्म भरे जायेंगे ओर 
नये मिले हुए 'सुधार' लाख ना काफी तया अत्ततोषजनक होने पर भी भारत 
के जीवन में एक नई आशा को जन्म देगे । फलत , में सहयोग और माटेगर- 
चेम्सफोर्ड सुधारों को सफल बनाने की बात पर अढा रहा । 

“पर मेरी आशाएऐं घूल में मिल गई । खिलाफत-सम्बन्धी वचन पूरा 
किया जानेवाला नहीं था | पजाव-सम्बन्धी अपराध पर छीपापोती कर दी 
गई थी । इवर अघपेट भूखे रहनेवाले भारतवासी घीरे-धीरे निर्जीव होते जा 
रहे हैं । वे यह नही समझते कि उन्हें जो थोडा-सा सुख-ऐब्वर्य मिल जाता 
है, वह विदेशी शोीपक की दल्यछी करने के कारण हैँ और सारा नफा तथा 
सारे दलाली जनता के खून से निकाली जाती हैँ । वे यह नहीं जानते कि 
ब्विटिश सारत में जो सरकार कानूनन कायम है वह इसी जनता के घन- 
शोपण के लिए चलाई जाती हूँ । चाहे जितने झूठे-सच्चे त्कोँ से काम लिया 
जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहें जैसी चालाकी की जाय, पर असख्य यावों 
में जो नर-ककाल दिखाई पड रहे हे उनकी प्रत्यक्ष गवाही किसी तरह 

झूठलाई नहीं जा सकती । यदि हमारा कोई ईश्वर है, तो मुझे इसमें तनिक 
भी सदेह नहीं हूँ कि दतिहास में अपने ढय का निराछा कहलाने योग्य जो 


र्‌४ बापू के कदमों में 


यह अपराध किया जा रहा हैँ उसकी जवाबदेही इज्जुलेड की जनता और 
हिन्दुस्तान के मागरिकों पर होगी । इस देश में कानून का उपयोग विदेशी 
घन-शोषको के सुभीते के लिए किया गया है । पजाव के फौजी कानून के 
सम्बन्ध में मेने जो निष्पक्ष जाँच की है, उससे में इस नतीजे पर पहुंचा हूं, 
कि १०० पीछे ९५ मामलो में सजा के फेसले बिल्कुल खराब रहे। 
हिन्दुस्तान के राजनीतिक मुकदमों का तजर्बा मुझे बताता है कि दस पीछे 
नो दडित आदमी सोलह आने निर्दोष थे। इन आदमियो का केवल इतना ही 
अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे | १०० पीछे ९९ मामलो में 
देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतो में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के 
मुकाबले में न्याय नही मिलता । में अतिशयोक्ति से काम नही ले रहा हूँ । 
जिस-जिस भारतवासी को इस तरह के मामलो से काम पडा है उसका तजर्वा 
यही हैं । भेरी राय में, कानून का दुरुपयोग, जानवूझ कर सही या विना 
जाने-बूझे सही, घन-शोषक के लिए किया जाता हे । ४ 
“सबसे बडे दुर्माग्य की बात यह है कि जिन भेँंगरेजो और उनके 
हिन्दुस्तानी सहयोगियो के जिम्मे इस देश का शासन-भार है वे खुद यह नही 
जानते कि यहाँ वर्णन किये गये उक्त अपराधो में उनका भी हाथ हें। में 
अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत-से मंगरेज और हिन्दुस्तानी अधिकारी इस 
बात में हृदय से विश्वास रखते हें कि जो शासन-व्यवस्था वे अमल में छा 
रहे हें, वह ससार की बढिया-से-बढिया शोसन-व्यवस्थाओ में से हैँ और 
हिन्दुस्तान घीरे-धीरे--परन्तु निश्चित रूप से---उन्नति कर रहा है । वे यह 
नही जानते कि कंसे सूक्ष्म--परन्त्र करामाती---ढग से आतंक का सिक्का 
बैठाया गया हैं, किस तरह एक ओर शक्ति का संगठित प्रदर्शन करके दूसरी 
ओर आत्मरक्षा की--या बदले में प्रहार करने की---तमाम शक्त्तियाँ छीन 
कर लोग नि सत्व तथा पोरुषहीन बना दिये गये हे । इससे लोगो को अब 
इस प्रकार रहने की टेव पड गई हैँ कि जिससे शासक-वर्ग का अज्ञान तथा 
आत्म-प्रवचना और भी बढ गई हूँ । जिस “१२४ ए” घारा के अन्तर्गंत मुझ 
पर मुकदमा चलाया गया है वह नागरिको की आजादी का अपहरण करने 
में ताजीरात-हिन्द की घाराओ में सिरताज हूँ । प्रेम न तो उत्पन्न किया जा 
सकता है और न कायदे-कानून के मातहत रह सकता हैं । यदि किसी 
आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हो तो, जवतक 
वह हिसापूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तबतक उसे अपने अप्नीति के 
भाव प्रकट करने का पूरा ग्रधिकार होना चाहिए | पर श्रीयृत वंकर पर 


वापू के कदमों में 3 


और मुझ पर जिस घारा का प्रयोग किया गया हैँ उसके अनुसार अप्रीति 
फैलाना अपराध हैँ । इस घारा के अन्तगंत चलाये गये कुछ मामलो का मेने 
अध्ययन किया है और म॑ जानता हूँ कि इस घारा के अनुसार देश के कई 
परमप्रिय देश-मकक्‍तो को सजा दी गई हैँ | इसलिए, इस घारा के अनुसार 
मुझपर जो मामला चलाया गया है उसे में अपना सोभाग्य समझता हूं । मेने 
सक्षेप में अपनी अप्रीति के कारणो का दिर्दर्शन करा दिया हूँ । किसी 
शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नही हूँ । स्वयं सम्राट 
के व्यक्तित्व के प्रति तो मुझमें अप्रीति का भाव विल्कुल नहीं । परन्तु जिस 
शासन-व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओ की अपेक्षा 
अधिक हानि पहुँचाई है उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना में सदगुण समझता 
हूँ । भंगरेजो की अमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुषत्व का, अन्य अमलूदारियो 
की अपेक्षा, अधिक अभाव हो गया हैं । जब मेरी ऐसी घारणा है तब इस 
घशासन-व्यवस्था के प्रति प्रेम के भाव रखना में पाप समझता हूँ । इसलिए, 


मेने अपने इन लेखो में, जो मेरे खिलाफ प्रमाण के तौर पर पेश किये गये हें, 
जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना अपना परम सोभाग्य समझता हूँ । 


“वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इज्भुलंड और भारत जिस 
अप्राकृतिक रूप से रह रहे हे, उससे असहयोग द्वारा उद्धार पाने का मार्ग 
बताकर मंने दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम्र सम्मति मेँ, जिस 
प्रकार अच्छाई से सहयोग करना कतंव्य है, उसी प्रकार बुराई से असहयोग 
करना भी कर्तव्य ही है । इससे पहले, वृराई करनेवाले को क्षति पहुँचाने के 
लिए हिंसात्मक ढग से असहयोग प्रकट किया जाता रहा हैं । पर में अपने 
देशवासियों को यह बताने की चेष्टा कर रहा हू कि हिंसा बुराई को कायम 
रखती हैं । अत , बूराई की जड काटने के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा से 
वे बिल्कुल अलग रहें | अहिसा का मतलूव यह हूँ कि बुराई से असहयोग 
करने के लिए जो कुछ भी दड मिले उसे स्वीकार कर हे । अत , में यहाँ उस 
कार्य के लिए, जो कानून की निगाह में जानवूझ् कर किया गया अपराध है 
ओर जो मेरी निगाह में किसी नागरिक का सवसे बडा कर्तव्य हैँ, सवसे वडा 
दड चाहता हूं और सह उसे ग्रहण करने को तैयार हें । गापके जज और 
असेसरो के सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आपलोग हृदय में समझते हें 
कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है वह वुरा हैँ 
बोर मे निर्दोष हें, तो जाप लोग अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दें और 
वुराई से अपना सम्बन्ध तोड ले । अथवा, यदि आपका विश्वास हो कि जिस 


२६ बापू के कदमों में 


कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हे वह वास्तव में इस देश 
की जनता के मगल के लिए है और मेरा आचरण लोगो के अहित के लिए 
है, तो मुझे बडा दण्ड दें ।” 
चम्पारन में पहुंचते ही उनको अनायास कुछ काम करनेवाले भी मिल 
गये जिन्होंने, हो सकता है, बिना जाने-बूझे और विना सोचे-विचारे, उनका 
अनुकरण किया । चम्पारन का छोटा क्षेत्र था, इसलिए थोड़े ही लोगो के 
थोडे दिनो तक काम करने की जरूरत थी । जब देश-व्यापी विदेशी राज्य से 
मुक्ति प्राप्त करनें का और स्वराज्य स्थापित करने का महान्‌ कार्य उन्होने 
अपने हाथ में लिया तब क्या देश के छाखो-लाख स्त्री-पुरुषो ने ठीक वैसा 
ही उनका अनुसरण नही किया जैसा चम्पारन में चन्द लोगो ने किया था ? 
क्या देश ने वह त्याग करके नहीं दिखलाया जिसकी केवल तैयारी ही करना 
सम्पारन के काम के लिए काफी साबित हो गया ? अन्त में, चम्पारन में 
सफलता मिली और पूरी सफलता मिली, क्योकि नीलवरो का जुल्म, जिसको 
दूर करने वह गये थे, खत्म हो गया । साथ ही, गवनंमेंट और नीलवरो के 
साथ उनका सम्बन्ध अच्छा रहा । बहुतेरे अनुभव मघूर साबित हुए, और 
यह तब, जब ऐसा मालूम होता था कि गाघीजी की कारंवाइयो से उन दोनो 
का बहुत बडा नुकसान होगा, और उस समय शायद हुआ भी, पर अन्‍्त में 
वे नीलवर अपनी कोठियो, जमीनो और दूसरे प्रकार के माल-मवेशियो को 
अच्छी कीमत पर बेच, पँसे लेकर खुशी-खुशी घर गये । हिन्दुस्तान की 
स्वराज्य-प्राप्ति का भी ठीक ऐसा ही फल अब तक हुआ है और जो बाकी है 
वह आगे वसा ही मव्‌र होगा । देखने में तो अंगरेजों का साम्राज्य खतम 
हो गया, पर उसके खतम होने पर भी अँगरेजो और हिन्दुस्तानियों के बीच 
सद्भावना बढ गई हे और मेरा विश्वास है कि अन्त में अँगरेज हमारी 
स्व॒राज्य-प्राप्ति से नुकसान नही उठायेंगे---लामान्वित ही होगे । चम्पारन में 
भी एक जवरदस्त नीलवर था जो अन्त तक, सव कुछ हो जाने के बाद भी, 
विरोधी वना रहा । पर उसका कोई खास असर न तो चम्पारन के लोगो 
पर पडा और न दूसरे ही छोगो पर । क्या मि० चचिल की बही हालत नही 
हुई जो चम्पारन में मि० इविन की थी ? इसलिए मेने उत्त समय भी सोचा 
था और आज भी लिख रहा हें कि गाघीजी के स्वराज्य-आन्दोलन का बीज 
'तम्पारन में ही वोया गया और उसी भरह वह फूला-फला जिस तरह हमने 
वम्पारन में उसको छोटे पैमाने पर फूलते-फलते देखा था। मैने “चम्पारन 
में महात्मा ग्राघी! नामक अपनी पुस्तक १९१९ में लिखी थी। उसकी 


वाएु के कदमों में २७ 


भूमिका में मेने निम्नलिखित प्रकार से लिखाथा। उस समय असहयोग- 
आन्दोलन का अभी मारम्भ ही था--इसमें कितनी विध्वन्वाधाएँ आयंगी, 
कितनी मुश्किलों को हल करना होगा ओर उसका क्‍या नतीजा होगा, हम 
देख नही सकते थे । इसका भी अनुमान नहीं था कि इसमें कितना समय 
लगेगा, पर जैसा चम्पारन के अनुभव ने मुझे वतलाया था, मेरी जाशा थी 
कि यह महान्‌ कार्य भी उसी प्रकार सिद्ध होगा और हुआ भी है । 


“वम्पारन में महात्मा गांधी! को भूमिका 


“यह पुस्तक सन्‌ १९१८ गौर १९१९ की दुर्गापूजा की छुट्टियों में 
लिखी गई थी, पर कई कारणों से आजतक पाठको की सेवा में उपस्थित 
नही की जा सकी । इस पुस्तक को पढने से पाठकों को विदिंत हो जायगा कि 
सत्याग्रह और असहयोग के सम्बन्ध में जो कुछ महात्मा ग्राघी ने सव्‌ 
१९२० से सन्‌ १९२२ तक किया, उसका आमास चम्पारन के झगडें में ही 
मिल चुका था। दक्षिण अफ्रिका से लोटकर महात्मा ग्राधी ने महत्त्व का जो 
पहला काम किया था, वह चम्पारन में ही किया था । उस समय भारतवर्प 
में 'होमरूल' का वडा शोर था । जब हम महात्माजी से कहते कि वह उस 
आन्दोलन में चम्पारन को भी हूगा दें त्तव वह कहा करते थे कि जो काम 
चम्पारन भें हो रहा हैँ वही 'होमरूल' स्थापित कर सकेगा । उस समय देश 
शायद ही इस कार्यक्रम के महत्व को समझता रहा हो, ओर न हम' ही ऐसा 
समझते थे । पर बाज, जब हम उस समय की कायंश ली पर विचार करते 
हूँ गौर गत तीन-चार वर्षो के राष्ट्रीय इचिहास की ओर ध्यान देते हे, तब 
जान पडता हूँ कि यह महान्‌ आन्दोलन जो आज जारी हैँ, चम्पारन की 
घटना का ही एक अत्यन्त विस्तृत और विराट रूप हूँ । यदि “चम्पारन” और 
“खेडा' के इतिहास इकट्छे कर लिये जायें तो जो कुछ मसहयोग अथवा 
सत्याग्रह-आन्दोलन ने किया हैँ, अथवा करने की इच्छा रखकर भी अभी तक 
नही कर पाया हूँ, वह सव चातें उनमें वर्तमान पाई जायेंगी । जिस प्रकार 
भारतवर्ष को अन्याय और दुराचार के भार से दवता हुआ देखकर 
महात्माजी ने असहयोग-आन्दोलन आरम्भ किया, उत्ती प्रकार चम्पारन की 
प्रजा को भी अत्याय जौर अत्याचार के बोझ से दवती हुई पाकर और उसका 
उद्धार करना अपना करततेंव्य समझकर उन्होने वहाँ भी पदार्पण किया था। 
जिस प्रकार भारतवर्ष ने समाजो तथा समाचारपत्रों और कौ सिलो में प्रस्तावों 
तथा प्रश्नो के द्वारा आन्दोलन कर, कुछ सफलता प्राप्त न करने पर ही, 


२८ बापू के कदमों में 


सत्याग्रह और असहयोग आरम्भ किया, उसी प्रकार चम्पारन में भी यह सव 
कुछ करके थक जाने पर ही वहाँ की जनता ने महात्मा गाधी को 
निमन्त्रित किया था । जिस प्रकार वर्तमान आन्दोलन में महात्मा गाघी ने 
सत्य और अहिंसा को अपना अनन्य सिद्धान्त रखकर देश को उसे स्वीकार 
करने की शिक्षा दी है, उसी प्रकार उस समय भी चम्पारत की दरिद्र, 
अशिक्षित और भोलीभाली प्रजा को व्याख्यानो के द्वारा नही, वल्कि अपने 
कार्यो के द्वारा शिक्षा दी थी । और तो क्‍या, जिस प्रकार जज अपने ऊपर 
कष्ट उठाकर, जान-बूझकर अपने को मूृसीबत में डालकर, देश का उद्धार 
करने का मनसूबा महात्माजी ने देश भर के लोगो में पंदा कर दिया हैँ, उसी 
प्रकार स्वय जेल के लिए तंयार होकर, और सब प्रकार कष्टो को भुगतने के 
लिए प्रस्तुत होकर, उन्होने वहाँ की प्रजा को भी वही सिद्धान्त सिखाया । 
जिस प्रकार वहाँ सरकारी अफसरो ने महात्माजी के उद श्य को तथा प्रजा के 
कंष्टो को और उनके साथ किये गये अन्यायो को जानकर भी पहले 
महात्माजी को रोकना चाहा था और जेल भेजने तक का प्रबन्ध किया था, 
उसी प्रकार इस महान्‌ आन्दोलन में भी उन्होने वही किया हैँ । महात्माजी 
के चम्पारन जाने फे प्रूवं ही वहाँ प्रजा ने समय-समय पर घोर आन्दोलन 
किया था, कभी-कभी असहयोग करने की भी चेष्टा की थी; पर उस 
आन्दोलन और उस सहयोग की नीव अहिसा पर नहीं थी। और, सरकार 
या नीलवर, जिनका विद्वास आजतक हिसा में गटर बना हुआ है ओर 
जिनके पास उसके लिए सामग्री भी पूरी भस्तुत है, उनको हिसात्मक 
आन्दोलन में बराबर दबाते ओर पराजित फरते गये । इस आन्दोलन में भी 
जहाँ हम इस मौलिक सिद्धान्त से विचलित हुए हे, वहाँ अपनी हार की सामग्री 
स्वय जुटाते गये हैं । यदि हम उसी सिद्धान्त को सामने रखकर इस आन्दोलन 
को बढाते जायेंगे,तो इसमें सदेह नही, कि जिस प्रकार चम्पारन मे सफलता प्राप्त 
हुई थी और जैसा आज पजाब के अकाछी एक नमूना भारतवर्ष के सामने 
रख रहे हे, और अपनी कायंसिद्धि में सफलता भी प्राप्त करते दीख रहे हे, 
उसी प्रकार इस व्यापक आन्दोलन में भी सफलता अवश्यम्भावी है । चम्पारन 
में जिस प्रकार सरकार ने स्वय. उन बातो को स्वीकार कर लिया जिनको 
वहाँ की प्रजा प्राय ६० वर्षों से--रो-रोकर और कभी-कभी झक्षगड-झगड 
कर---जताना चाहती थी, उसी प्रकार इसमें भी अन्त में सरकार और 
सरकारी अफसर---जो कुछ भारतवर्ष चाह रहा हैँ उसे--स्वीकार करेंगे ।” 


तीसरा अध्याय 


मुकदमे का हुक्‍्म कई दितो बाद सुनाया जाने को था, इसी बीच में जो 
रैयत आते, उनकी बातें हम सुन लेते और नोट कर लेते । पर मजिस्ट्रेट के 
अन रोघ के अनुसार न तो गाधीजी और न हममें से कोई गाँव में तहकीकात 
के लिए जाता । तो भी काफी बयान सुनने को मिलते थे और स्थिति का 
परिचय दिन-दिन अधिक गहरा होता जा रहा था। इसी बीच *चार्ली 
एण्डरूज' मोतीहारी पहुंचे । वह चद दिनो के अन्दर ही फीजी के भारतीय 
प्रवासियों के बूलाने पर वहाँ जानेवाले थे । दुनिया भर में जहां-जहाँ भारतीय 
प्रवासी गये हुए थे, प्राय उन सभी जगहों में उनलोगो की दशा अच्छी नहीं 
थी । इसका एक विशेष कारण यह था कि वे लोग इन दूर के टापुओ भौर 
देशो में वहुत करके गिरमिटिया कुली वनकर गये थे और वहाँ वस गये थे । 
वहुतेरो की तो एक-दो पीढियाँ बीत चुकी थी। लोगो ने उन प्रदेशों को 
आवबाद करने में वडा काम किया था । यदि यह कहा जाय कि उनके बिना 
शायद वे देश' इतनी जल्दी आवाद न होते, तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी , 
तो भी वे स्वतत्र॒ रूप से एक स्वतत्र देश के नागरिक की हँसियत से नहीं 
गये थे । जो मबेंगरेज या दूसरे योरोपीय लोग वहाँ अपना कारवार बढाना 
चाहते थे उन्हे उसके लिए मजदूरों की जरूरत थी । उन्ही कारवारियो के ले 
जाने से और उन्ही के खर्च से वे लोग, जहाँ जाकर कार्य करने की शर्त्त का 
” अन्धन मानकर, गये थे । उसी 'एग्रीमेंट' को वे “गिरमिट' कहा करते थे और 
उस गिरमिट से बंघे लोगो को “गिरमिटिया कहते थे । उनके पीछे कही- 
कही कुछ व्यापारी भी हिन्दुस्तान से चले गये थे और कुछ दूसरे लोग भी । 
पर सवकी दगा बच री थी । उनको किसी प्रकार का अधिकार तो था ही नही । 
उनकी गणना असम्य लोगो में की जाती थी और व्यवहार भी उनके साथ 
वसा ही हुआ करता था । गाघीजी ने इसी भ्रकार के दुव्यंचहार के विरुद्ध 
दक्षिण अफ्रिका भें जावाज उठाई थी और सत्याग्रह किया था । 


३० बापू के कदमों में 


चार्ली एण्डरूज का दिल विशाल था । सच्चे ईसाई थे | हिन्दुस्तानियो 
के साथ इस प्रकार के दुव्यंवहार से दुखित थे । उन्होने अपना यह काम वना 
लिया था कि जहाँ-जहाँ विदेशो में हिन्दुस्तानी जाकर बसे और कष्ट भोग रहे 
है वहाँ जाना, जो कुछ हो सके उनफी सहायता करना, अत्याचारो को 
रोकने के लिए इगलेड में जनमत जाग्रत करना इत्यादि । इसी सिलसिले में 
गाघीजी से दक्षिण अफ्रिका म॑ उनकी केवल मुलाकात ही नही हुई थी, 
घनिष्ठता भी हो गई थी । अँगरेजो में भी उनका काफी आदर था और 
हिन्दुस्तान में वाइसराय तक पहुँच थी । वह इसी प्रकार के काम में फीजी 
जा रहे थे, और वहाँ जाने के पहले गाधीजी से सलाह-मशविरा कर लेने के 
लिए वह चम्पारन आये । ऐसे काम में वह हमेशा गाँधीजी से राय-बात 
करके ही कदम उठाया करते थे। 

एण्डरूज से हमलोगो की यह पहली मुलाकात थी । ऐसा अंगरेज हमने 
कभी पहले देखा ही नही था । कपडे तो अग्रेजी काट के पहने हुए थे, पर 
बहुत ढीले-ढाले । सारी दुनिया में कई वार चक्कर लगा चुके थे, तो भी 
इतने सीघे-सादे कि समझ में नहीं आता था कि वह किस तरह इतना काम 
और इतना सफर कर सकते हे । उनके आने की खबर शायद पहले नहो 
मिली थी, इसलिए उनको लेने के लिए स्टेशन कोई नहीं गया । वह रेल से 
उत्तरकर एक इक्का भाडा करके स्टेशन से रवाना हुए । इकका ऐसा था कि 
उसपर एक तरफ वगल में पैर लटकाकर बैठाना पडता था । इस तरह के 
इक्के की सवारी का उनको अनू मव नही था । पैर छटठकाकर जो बैठे, तो 
इस तरह बैठे कि उसके पहिये से उवका एक पैर छू जाता था और पहिया 
जब घूमता तो उससे पैर घिसता था | पर इसकी खबर उनको न थी 
निवास-स्थान तक पहुंचते-पहुंचते चमडे के जूते का वह अदय, जो पहिये से 
लगता था, घिसते-घिसते कट गया ! शायद पैर के चमडे तक पहिया पहुँच 
चुका था, पर जब उतरे तब ही इसका पता उनको चाहें दूसरो को छूगा। 

गाघीजी उनको देखकर भ्रसन्न हुए और अपने हाथो नीबू काटठ-निचोड 
शबंत तैयार करके उनको दिया । यह पहला मवसर था जब हमने गाधीजी 
को एक पुराने मित्र की खातिरदारी करते और अपने हाथो उसकी सेवा 
करते देखा । चन्द दिनो के वाद से ही इस तरह के प्रेम का प्रदर्शन ही नही, 
वल्कि उसका अनुभव भी हमलोगो को नसीव हुआ---जब वह॒ स्वय अपने 
हाथो हम सवको खिलाने छगे । एण्डरूज वहाँ दो-तीन दिनों तक ठहर गये । 
जब उनके जाने की वात चलने रूगी तब हम लोगो ने सोचा कि वह कुछ 


बापू के कदमों में ३१ 


दिनों तक अगर रह जाते तो अच्छा होता । उनसे पहले हमलोगो ने अलग 
बाते की और ठहर जाने का अनु रोध किया । उन्होने उत्तर दिया कि उनको 
फीजी जाता है, जिसके लिए जहाज पर जगह वर्गरह का इन्तजाम हो चुका 
है और वहाँ काम भी हैं, तो भी हम लोगो का अनुरोध मानकर वह ठहर 
सकते हें---अगर गाधीजी इस वात की इजाजत दें। उन्होने हमलोगो की 
तरफ से यह वात गाधीजी के सामने पेश भी की । हमलोगो ने भी इस पर 
जोर दिया । गाघीजी राजी नही हुए । जब उनसे बहुत आग्रह किया गया त्तो 
उन्होंने यह जवाब दिया कि आप लोग जितना ही आग्रह कर रहे है, उतना 
ही हमारा विचार दुढ होता जा रहा हैं कि एण्डरूज को चम्पारत में न 
रहकर फीजी जाना ही चाहिए । खुलकर उन्होनें कहा--/मे समझ गया हैँ 
कि आप लोग क्यो इतना जिद कर रहे हे । आप लोगो के दिल में जो बात 
हैं, वह भी मेने जान ली हूँ जोर जिस कारण से आप इनको रोकना चाहते 
है उसी कारण से में इनको जल्द-से-जल्द यहाँ से रवाना कर देना चाहता 
हुँ । आप समझते हूँ कि यहाँ हमारा सघप अंगरेज नीलवरो से है । यहाँ के 
जिला-मजिस्ट्रेट तथा दूसरे बडे अफंपर भी बंगरेज हे । सूबे के गवर्नर और 
दूसरे ऊंचे अधिकारी तो भँगरेज हू ही। एण्डरूज भी मेंगरेज हूँ । इनका 
प्रमाव अंगरेजो में और यवर्न॑ मेंट पर भी काफी हैं । गवनंमेंट ने अगर सख्ती 
करना चाहा तो एण्डरूज-जेसे अंगरेज का हमछोयो के धीच रहना मच्छा 
होगा और उससे हमको मदद मिलेगी । आपके दिल में डर हूँ मौर एण्डरूज 
का आप सहारा चाहते हूँ । मे इस डर को आपके दिल से निकालना चाहता 
हैं । वीरूवरों से अयर सधप हुआ तो उसमें हम किसी अँगरेज की मदद से 
---चाहे वह एण्डरूज ही क्यो न हो--कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकेंगे ? 
हमको तो निडर हो अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर काम करना होगा, 
तसी सफल हो सर्कंगे । इसलिए यहू हमारा निश्चय हैँ कि एण्डरूज को यहाँ 
से जाना ही चाहिए । कल ही सबेरे की गाडी से वह रवाना हो जायेंगे । 
फीजी का काम भी तो जरूरी है । वह भी छोडा नहीं जा सकता ।”! 
हमलोगो से इतना कहकर उन्होने एण्डरूज से कहा कि कल सवेरे चले 
जाने के लिए तंयार हो जाओ । उनको तैयार होना क्या था, वह तो तैयार 
थे ही । इससे हमलोगो को कुछ थोडी निराक्षा-सी हुई, पर हमने देखा कि 
हमारे दिल की वात को उन्होने ठोक समझ लिया हैं, इसका असर हमलोगों 
के दिल पर बहुत पडा । निर्भयता का यह वस्तुपाठ हमलोगो को कार्यारम्म 
में ही मिल गया । हमने देखा कि इससे हमको लाभ हुआ हूँ ) इस तरह 


३२ वापू के कदमों में 


दिन-दिन निर्भयता और हर प्रकार से स्वावलम्बन का पाठ हमको मिलने 
लगा । दूसरे दिन रवाना होने के पहले एण्डरूज, जो उतने ही दिनो के 
अन्दर जिला-मजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारियों तथा कुछ नीलवरो से भी 
मिल चुके थे, जिला-मजिस्ट्रेट से विदा लेने गये । मुकदमे के फैसले की 
तारीख अभी एक-दो दिन के वाद थी । पर मजिस्ट्रेट के पास गवनंमेंट का 
हुक्म उस दिन आ चुका था कि मुकदमा उठा लिया जाय और गाघीजी का 
जाँच करने दिया जाय । उसने एण्डरूज को यह बता दिया और कह दिया 
कि वाजाब्ता हुक्म कुछ देर में पहुंचेगा । एण्डरूज आये और रवाना होने के 
पहले यह खुशखबरी हमको सुना गये । यह खबर पाने के वाद उनका जाना 
हमलोगो को ज्यादा नहीं अखरा । गाघीजी ने भी कहा, मुझे कुछ अनुमान 
हो गया था कि यह तूफान शायद ऊपर ही ऊपर चला जायगा । कुछ देर के 
बाद वाजाब्ता हुक्म भी आ गया, मुकदमा उठा लिया गया। महात्माजी 
जिला-मजिस्ट्रेट से मिले । उसने कह दिया कि आप जाँच जारी रख सकते 
हैं, पर इसका ख्याल रखिएगा कि अशान्ति और हलरूचल न होने पावे । 


अब हमलोग रैयतो के बयान वाजाब्ता लिखने रंगे । ग्राघीजी ने बहुत 
ताकीद करके हमलोगो से कहा कि हो सकता हैँ, जो वयान आपको दिये 
जायें उनमें कुछ गलत भी हो या कुछ अत्युक्ति हो, आपलोग तो सब वकील 
हूँ, खूब जिरह करके जहाँ तक आपको सच मालूम हो वही लिखिएगा। 
इसी तरीके से हम बयान लिखने लगे । यह खबर तुरत जिले में फैल गई 
कि गाधीजी पर से मुकदमा उठा लिया गया और वह रैयतो का वयान सुन 
रहे हे । वहुतेरे रेबत आने लगे । सवेरे से शाम तक हम लिखते रहते, तो 
भी सवका बयान हम नही लिख पाते थे । 

अभी यह काम शुरू हुआ ही था कि हमको दूसरा वस्तुपाठ भी 
मिला | हमलोगो को जाँच की इजाजत तो मिल गई, पर साथ ही पुलिस 
के अफसरो को भी हुक्म था कि सब चोजें देखते-सुनते रहें और सब बातो 
की खबर अधिकारियो को देते रहे | इसलिए सब-इन्स्पेक्टर प्राय सारा दिन 
हमलोगो के इर्द-गिर्द में ही रहा करता था । एक दिन बाबू घरणीघर एक 
कमरे में चौकी पर बैठे थे । उनके चारो तरफ आठ-दस रैयत घेरे बैठे या 
खडे थे । वह उन्ही का वयान लिख रहे थे । सब-इन्स्पेक्टर भी आकर पास 
ही वेठ गया | यह उनको अच्छा न लगा, पर कुछ वोले नही, वहाँ से 
उठकर दूसरी जगह जा बेठे मौर वयान लिखने लगे, तो सब-इन्स्पेक्टर वहाँ 
भी जाकर वेंठ गया। वहाँ से उठकर वह फिर तीसरी जगह जा बैठे, 


बापू के कदमों में ३३ 


सव-इन्सपेषटर वहाँ भी जा पहुँचा ! तब उनसे यह वर्दाज्त न हो सका, 
उन्होने उमे झिडककर कहा--“'क्यो आप इस तरह हमारे सिर पर सवार 
रहते हे ” आपको जो कुछ देखना-सुनना हैं, कुछ दूर से देखिए-सुनिए ।॥* 
'इस पर उसने वहाँ इतना ही कहा कि उसको तो ऐसा ही हुक्म है । पीछे 
उसने गाधीजी से जाकर शिकायत की । ग्रावीजी ने वावू घरणीधर और 
'हम सवको वृलाकर पूछा कि क्‍या हुआ हैं । बाबू धरणीघर ने सव वातें 
कह दी । गावीजी ने पूछा, “आप अकेले थे या आपके पास और भी कोई 
था? उन्होने उत्तर दिया, “बहुत-से रैयत हमको घेरे हुए थे ।तब गाघीजी 
ने पूछा, “इनका वहाँ जाना आपको क्यो नापसद हुआ” ? उन्होने उत्तर दिया, 
४“इनकी बजह से हमारे काम में वाघा पडती थी” । गाघीजी ने पूछा---/ और 
रंयतो के रहने से आपके काम में कोई वावा नहीं पडी, पर इनके जाने से 
वाघा पडी, इसके मानी तो यह है कि यह चें कि पुलिस के आदमी हें, 
इसलिए बाधा पडी, इनमें और दूसरो में आपने क्‍यों विभेद किया, इनको 
भी रैयतो-जैसा ही क्यो न समझा ? मालूम होता है कि पुलिस का डर 
अभी दिल में हैं । इसको निकालना चाहिए | हम कुछ रूक-छिपकर कोई 
बुरा काम तो कर नहीं रहे हें । तव, चाहे पुलिस या कोई भी वहाँ क्‍यों न 
'रहे, डरने की कौन-सी वात हैँ ? र॑यतों के दिल से भी यह डर निकाल देना 
चाहिए । उनको जो कुछ कहना हैं, पुलिस, मजिस्ट्रेट और नीलवरो के सामने 
भी निडर होकर साफ-साफ कहना चाहिए । 
वात उनको ठीक थी । उस वक्‍त तक पुलिस का ठर सबके दिल में कुछ- 
न-कुछ त्तो रहता ही था । और, यह भी हमेशा दिमाय के सामने रहा करत! 
था कि हमारी वार्तें अगर पुलिस को मालूम हो जायें तो न मालूम उसका 
क्या नतीजा निकलेगा, इसलिए केवरू ऋान्तिकारी छोग ही नही, दूसरे 
लोग भी पुलिस से वचे रहना चाहते थे | इधर तो हमलोगो के दिल से पुलिय 
का डर निकला और उधर पुलिस सव-इन्सपेक्टर ऐसी बातें सुनकर अप्रतिभ 
हो गया । उसने सोचा था, गाधीजी से नाल्िथि करके उनको डाँट खिलावेंगे 
ओर हमारा रोव जर भी बढ जावेगा । गाघीजी ने एक प्रकार से डॉटा तो 
जरूर, पर उस डॉट ने पुलिस-सब-इन्सपेक्टर को यह वत्ता दिया कि हमलोगो 
की नजर में पुलिस अफसर जौर रैयतो के चीच कोई फर्क नहीं हैं और हमारा 
बर्ताव पुलिस के साथ भी वैसा हो होना चाहिए जैसा किसी मामूली रैयत के 
>>“ «थे हम करते हूँ ! यहाँ तो रोब वटने के बदले एक तरह से बिल्कुल गायब 
'हो गया पर वह कुछ कह भी नहीं सकता था। नतीजा यह हुआ कि इसके 
रे 


रेड वापू के कदमों में 


बाद र॑यतो की धवकम-ध क्‍्की में उसने फिर बैठना पसद न क्या और फिर: 
कभी न वैठा । रैयतो की भीड भी दिन-दिन बढने लगी । अब हमठोग कही" 
एक चटाई पर बंठ जाते और र॑यत हमे चारों तरफ से घेर कर वयान 
लिखाने जमीन पर ही वैठ रहते । 
गाधीजी ने हमलोगो से कहा कि जैसा रग मालम होता है, इस काम 
में कुछ समय लगेगा, इसलिए इतना वोझ केवल गोरख वाबवू पर डालना 
ठोक नही है, इसके अलावा इनके मकान में इतनी जगह भी नहीं हैं, एक 
दूसरा मकान दलाश करके हमलोग अपना डेरा उसी में जमावें | शहर के- 
लोगो ने एक मकान थोडी ही दूर पर €ंढ निकाला, जिसमें एक छोटा-सा 
अहाता भी था । गाघधीजी ने निरचय कि मकान को सफाई वगेरह हो 
जाय और हमलोग आज ही वहाँ चले चलें । मकान की सफाई वगैरह होते- 
हवाते सध्या हो गई । हमलोगो ने सोचा, आज रात को नई जगह में न 
जाकर कल दिन में सवेरे वहाँ चले जायेंगे । यह सोचकर हमलोगो ने अपने 
मन-ही-मन उस रात डेरा बदलने का इरादा छोड दिया । गावीजी से यह 
वात कही नही गई थी, क्योकि हम सब सोचत्ते थे कि यह छोटी वात हें, 
इसमें क्या पूछा जाय । रात में करीब ८ या ९ बज गया । तब गाधीजी ने 
पूछा, नये डेरे में जाने की बात क्या हुई--उसमे कब चलना है ? उनसे 
कहा गया कि सफाई वगरह में देर हो जाने की वजह से हमलोगो ने सोच 
लिया हैँ कि कल सवेरे चलंगे। इस पर उन्होने कहा--'ऐसा नही होना 
चाहिए । जब एक वार निश्चय कर लिया गया कि इस काम को करना है तो 
उसको कर ही डालना चाहिए, इस तरह निश्चय बदलना अच्छा नही हैं। 
और, सफाई की क्‍या ऐसी बात है, वया हमलोग अपन रहने के स्थान को 
भी खुद साफ नही कर सकते ” अगर सफाई नही भी हुई तो हमलोगो को 
खुद कर लेनी चाहिए ।* 
गाधीजी का सामान तो बहुत मुख्ततर था। छोटे-से विस्तर में ही सब 

कपडे बंघे रहते थे । वह विस्तर सिर्फ सोने के वक्‍त ही खलता और सवेरे 
उठकर उसे खूब करीने से वाधकर वह रख देते | इस तरह वह हमेशा बंधा 

तैयार ही रहता । दूसरा एक टिन का डिब्बा था । बातें अपनी पूरी करते- 

करते वे उठ खडे हुए और अपना विस्तर तथा डिब्बा लेकर यह कहते हुए 

रवाना हो गये कि में तो जाता हूँ, वही सोऊेगा। हमलोग बहुत घबरा गये 

और पीछे पीछे दौडकर उनके हाथ से किसी ने विस्तर लिया और किसीने 

डब्बा । हमलोग कहने लगे, हमछोग भी चलने हे । गाधीजी थोडी देर- 


बापू के कदमों में ३५ 


झहर गये । हमलछोगो के सामान में से जो रात के लिए जझूरी था उसे अलग 
करके हमलोग भी चले गय । वहाँ पहुंचते ही गाधीजी ने देखा, वरामदे में 
एक तरफ झाड्‌ पडी हू । उसे झट उन्होने उठा छिया और एक तरफ से 
चुहारना शुरू कर दिया । यह देखकर हमलोग अवाह रह गये । खेर, किसी 
तरह उनके हाथ से झाड ले ली गई । जहाँ-तहाँ हमछोगो के भी विस्तर पड् 
गये । अत में, हमलछोगो ने यह कैफियत पेश करने की कोशिग की कि 
हमलोगो ने सोचा था, आज रात न आकर अगर कल सवेरे इस भकान में 
आते तो इसमें कोई वात विगडती नहीं, इसलिए जब सब्या तक हम यहाँ 
नहीं आ सके तब हमने आज आते का इरादा छोड ही दिया था। इसपर 
उन्होने फिर सब बातें समझाकर हमारे दिलू पर इस वात को खूब जमा 
दिया कि जब एक वार कोई निश्चय कर लिया जय तो उसे छोडना नही 
चाहिए । यह एक तीसरा वस्तुपाठ था। अपने हाथो अपनी गठरी उठाना, 
आते ही झ्ाड लगाना--हम सबके लिए बिल्कुल एक नई वात थी, क्योकि 
हमारा जीवन उस दिन तक दूसरे ही प्रकार से कटा था। हमने, या हमारी 
श्रेणी के लोगो में किसी ने, कम-से-कम विहार में, इस तरह के काम कभी 
नही किये थे | पर इस प्रकार के वस्तुपाठ तो दिन-प्रति-दिन और भी मिले । 
हमारी दिनचर्या बहुत ही कडी और परिश्रम को रहती । महात्माजी 
सवेरे बहुत जल्द उठ जाते | उन दिनों सामूहिक प्रार्थना नहीं करते थे--- 
शायद वे अकेले कर लिया करते थे । उनक भोजन, शुरू में कुछ दिनो 
त्तक, चिनिया-वादाम ( मूंगफली ) और खजूर था । जव आम मिलने छुगा 
तव आम भी खाते थे। पर अभी कुछ दिनो तक, अन्न उन्होंने नहीं खाया । 
अपना सब काम अपने ही हाथो कर लेते । स्नानादि के बाद अपने कपडे 
भी साफ कर लेते । सवेरे से शाम त्तक लिखते-पढने और रैयतो से मिलते- 
जुलतें रहते थे। जब कभी जरूरत होती, सरकारी कर्मचारियों भे मिलते, 
पर अभी नीलवरो से सीवा सम्पर्क नही हुआ था । हमलोंग भी खूब सवेरे 
उठकर स्नानादि और कुछ जलू्पान करके, सूर्योदव होते-होते, अरूग-अलग 
एक-एक चटाई जौर कलम-कागज-दावात लेकर, बैठ जाते जर वयान लिखने 
जूग जाते थे । इस तरह करीब ग्यारह साटे-यारह तक वयान छिखतें और 
फिर भोजन इत्वादि करक्ते घोडा आराम के वाद एक बजे से फिर बैठ जाते 
जौर सब्या तक लिखते रहते । रैयतो की इतनी भीड होने लगी कि हम 
जितने थे, वयान लियने का काम पूरा नही कर सकते थे । इसलिए चन्द 
दिना के अन्दर ही दूसरे और कई मित्र आ गये,और उसी तरह काम में जूद 


३६ बापू के कदमों में 


गये । मेरा अनुमान है कि हम दस-वारह आदमी इस तरह अपनी दुकान 
लगा छेतें और दिन-भर लिखते-लिखते थक जाते, तो भी जितने रैयत आये 
रहते, सब का बयान पूरा नही हो पाता और उनको दूसरे दिन तक के लिए 
ठहरनण पड जाता । शाम को उठने के पहले हमलोग वाकी रेयतो के नाम 
लिख लेते और दूसरे दिन उनके वयान लिख लेने के बाद ही नये आनेवालो 
के बयान लिखते । कभी-कभी ऐसा भी हो जाता कि सरैयतो को एक दिन से 
अधिक इन्तजार करना पडता । 

'मोतीहारी' चम्पारन जिले के दक्षिणी हिस्से के बीच में हे । जिले 
के आधे या उससे भी अधिक उत्तरी हिस्से के बीच में म्ुरय स्थान 
बबेतिया' है, जहाँ पर बेतिया-राज के महाराज के निवास-स्थान इत्यादि 
है । मोतीहारी में स्वमावत दक्षिणी हिस्से के रैयत अधिक आये । उत्तरी 
हिस्सावाले, दूरी की वजह से, बहुत नही पहुंच सके | तो भी जितने आये, 
उतने के बयान से इतना तो मालूम हो गया कि वहाँ की हालत भी उतनी 
ही खराब है-और कुछ जगहो की तो दक्षिणी हिस्से से भी खराब 
है । इसलिए निश्चय किया गया कि रैयतो की सुत्रिघा के लिए, गौर 
वहाँ की हालत स्वय देखने के लिए, बेतिया भी जाना चाहिए था। 
राजकुमार शुक्ल बेतिया से भी और दूर उत्तर के हिस्से के--जो थाहू 
लोगो के रहने की वजह से “थरुहट कहा जाता था--रहनेवाले थे। वेतो 
चाहते ही थे कि गाधीजी उघर भी जायें । इसलिए निश्चय हुआ कि दो 
टोलियो में हम बेंट जायें---एक टोली मोतीहारी में बयान लिखे और दूसरी 
बेतिया में जाकर रहे । और, हमलोगो में अदल-बदल भी होता रहे, जिसमें 
हरएक को सारे जिले का परिचय हो जाय। हमलोग एक-एक रेयत का 
बयान लिखते और उसे पूरा करके महात्मा गाधीजी को दे देते। वे उसे 
पढ़ लेते । अगर कोई विशेष महत्त्व का बयान होता तो उनको खास तौर से 
बता दिया जाता कि कोई जरूरी कारंवाई अगर करनी हो तो कर सकें । 

एक दिन का जिक्र हैं कि करीब दस बजे दिन में एक गाँव के रयतो ने 
बयान दिया कि उनके गाँव के किसी आदमी को एक नीउवर के कर्मचारियों 
में पकड़कर पीटा है और मुर्गीखाने में ले जाकर उसे बन्द कर रखा हैं। 
महात्माजी ने उसे पढते ही, हममें से एक आदमी को, हुक्म दिया कि 
साइकिल पर जाकर तुरत देखो और तहकीकात करके बतलाओ कि इसमें 
कहाँ तक सचाई है । दोपहरी में ही वे वहाँ गये, जो पाँच-सात मील की 
दूरी पर था | उनके वहां पहुँचते ही कुछ रैयत जुट गये ओर कोठीवालों 


वापू के कदमों में २३७ 


को खबर मिल गई कि गाघीजी का कोई वकीऊरू आया है। उन्होने तुरत 
उस आदमी को मुर्गीखाने से निकाल दूसरी जगह छिपा दिया, पर पीछे जब 
वह छूटा तव खुद आया और उसने सव हालत कह सुनाई । यह तो एक घटना 
थी । इस तरह की घटनाएँ अक्मर हुआ करती । कभी मजिस्ट्रेट को लिखना 
पडता या कही हमलोगो में से किसी को जाना पडना। इसका असर यह 
होता कि जो त्तत्काल जुल्म होता रहता, वह रुक जाता । इसने रैयतो के 
दिल में और भी भरोसा बढ़ता । 

मोतीहारी मे जब हमलोग अलग डेरे पर चले गये और वहाँ अपना 
इन्तजाम करना पडा तो यह प्रदन उठा कि रसोई कौन वनाए और चौका- 
वर्तन कौन करे । हम विहारियो की ऐसी आदत थी कि जिसने हो सकता है 
वह नौकर रखता है, जो उसका सव काम कर लिया करता हैं और इस 
तरह हम में से कई बादमी अपने-अपने नौकर साय लेते गये थे, तो भी 
इनमें से कोई रसोई वना नहीं सकता था, क्योकि इनमें कोई ब्राह्मण नही 
था, और हम कई जातियो के थे । इसलिए एक ऐसा रसोइया हो सकता 
था, जिसका वनाया भोजन हम सब कर सकते थे । हमर्में से प्रायः सभी 
जाति-पाँति के माननेवाले थे। में तो ऐसे ही कद्गर लोगो मे से था। घर 
का कुछ वचपन से ऐसा ही सस्कार और प्रभाव पडा था | म॑ घर से जब 
बाहर छपरा, पटना, कलूकत्ता इत्यादि गया तो भी या त्तो अपनी जाति के 
या ब्लाह्मण रसोइये ही की बनाई हुई कच्ची रसोई खाया करता । जब हम 
छोग कलकत्ता गये और वहाँ इडन-हिन्दु-होस्टल में रहने लगे तव वहाँ भी 
अपने लिए अलहूग रसोई का इन्तजाम कराया, जिसमें बिहारी ब्राह्मण रसोइया 
रखा गया । वहाँ जाति-पाँत्ति की इतनी सल्ती रही कि हमलोगों में से एक- 
दो विहारियों को छोडकर दूसरे सभी विहारी, वगाली ब्राह्मण की वनाई, 
कच्ची रसोई खाने को तैयार नहीं थे । इसलिए बिहारी ब्राह्मण खोजकर 
रसोइया रखा गया । कलकत्ता जाने के वाद मुझमें इतना ही अन्तर पडा कि 
में कायस्थो की कई उपजातियों के भेद छोडकर हरएक कायस्य के साय, 
चाहें वह किसी शाखा का हो, खा लेता था; पर किसी दूसरी जाति के भादमी 
के साथ पर्द्रह वर्षो तक, शिक्षा पाते समय भी या उसने बाद वकाठतत श्र 
करने पर भी, मेने वगाली ब्राह्मण तक की बनार्ट हुई कच्ची रसोई कभी 
नहीं खाई । हमारे बहुतेरे दगाली मित्र थे जिनगे से कुछ के साथ बडी 
घनिप्टता थी मौर जिनके घर के लोग स्वय जाति-पाँति के कट्टर माननेवाले 
थे । उनके ब्राह्मण होते हुए भी मंच उनके घर वी कच्ची रसोई कमी नहीं 


३८ वापू के कदमों में 


खाई थी । यह सब लोग जानते थे और जब कभी खानपान का मोका आता 
था तब मुझ-जैसो के लिए वे प्री-मिठाई इत्यादि का प्रवध करते थे, भात- 
दाल का नही, क्योंकि प्री-तरकारी पक्की रसोई समझी जाती हैँ और भात- 
दाल कच्ची । यह भाषा विहार, सयुक्त ।उत्तर) प्रदेश, राजपूताने इत्यादि में 
ही वरती जाती है । इसलिए कच्ची-पक्‍की लेकर मजाक भी हुआ करता । 'जल- 
पान' शब्द तो महात्माणी के लिए एक वडा मजाक का शब्द हो गया था । 
शब्द का अर्थ तो है 'पानी पीना, पर विहार में कुल खाकर पानी पीते 
हूँ और जो कुछ खाया जाता हू उसी को जलपान कहते हे । इसलिए 
“'जलपान' का अर्थ कुछ खाने का हे, जिसकी मात्रा खानेवाले और खिलाने- 
वाले की रुचि पर निर्भर करती हे । वह इसलिए अक्सर मजाक किया करते 
थे कि पानी पीने के नाम पर आपलोग इतना खा लिया करते हूँ !' और, 
यह मजाक अन्त तक चलता रहा--जब कभी हमारे-जैसे किसी बिहारी के 


भोजन करने की वात आती तब महात्माजी जलूपान शब्द का व्यवहार 
करके हँसते । 


जाति पाँति की वजह से अब ब्राह्मण रसोइया खोजने की जरूरत पडी । 
महात्माजी ने कहा कि इस तरह जाति-पाँति रतसने से काम में वाधा पडेंगी 
और हममें से हरएक के लिए अलग-अलग चूल्हें जलाने पडेंगें तथा खर्च भी 
पडेगा, सावेजनिक काम इस प्रकार नही चर सकता, हमको इसे छोडना 
पडेगा, आखिर जब हम सव एक ही काम में लगे हुए हे तव हम सबकी 
एक ही जाति क्यो न समझी जाय ? इस तरह समझाकर उन्होने मोतीहारी 
में ही जाति-पाँति तुडवा दी । हम में एक आदमी ने भोजन बनाया और 
हंस सबने मिलकर खाया ! इस तरह पहले-पहल किसी दूसरी जाति के 
आदमी की वन ई हुई कच्ची रसोई मेने खाई 

चन्द दिनो के वाद उनको पता लगा कि हमलोगो के साथ कई नौकर 
है । पहले तो वहुत-से लोग दिन-रात घेरे रहते थे और सब कुछ न-कुछ 
सेवा करने पर तंयार रहा करते थे | इस तरह, कौन नौकर है और कौन 
किसी गाँव का आया स्वय-सेवक हे, इसका पता नहीं चलता था । पर भेरे 
साथ एक स्थूल-काय और देखने में प्रतिष्ठित रेयत-जेसा नौकर था। वह 
मोतीहारी में भी था और जव मे देतिया पहुँचा तव वहाँ भी साथ था । तव 
महात्माजी को खयाल आया कि यह कौन आदमी है जो मोतीहारी में भी और 
वेतिया में भी इतनी सेवा करता रहता हैं । उनका खयाहू था कि वह भी 
कोई स्वयसेवक है । पर जब उनको मालूम हुआ कि केवल वही नही, वल्कि 


बापू के कदमों में ३९ 


और भी उस प्रकार के सेवक थे जो स्वयसेवक वहीं थे, तब उन्होंने हम 
लोगो से कहा कि इस तरह नौकर रखकर अपना अपना काम कराना किसी 
श्री देशसेवक के लिए ठीक नही है और देशसेवक को तो इन सव॒वातो में 
स्वावलम्बी हाना ही चाहिए। बतीजा यह हुआ कि एक-एक करके सब 
नौकर हटा दिये गये, केवछ एक आदमी रखा गया जो चौोका-वर्तत करता 
था । हमठोगो ने भी अपने सव काम खुद कर लेना आहिस्ता-आहिस्ता सीस 
लिया । अपना काम कर छेना कुछ इतना कठिन नहीं होता जितना हम पहुले 
समझत्ते थे । हमने अपने लिए यह नियम वना छिया कि सवेरे उठते ही अपने 
विस्तर ठीक लपेटकर एक नियत स्थान पर रख दें । उसके बाद नित्य-क्रिया- 
स्तानादि करके अपने कपडे धो ले और अपने लिए पाती भी भरकर रख हे 
जिसमें जब जरूरत पड़े तव पानी मौजूद मिले । पावी भरने का काम कम 
करना पडता, क्योंक्रि कोई-न-कोई रैयत मौजूद रहता ओर वह दोडकर 
हमारे हाथो से घडा ले लेता जौर पानी भर देता । इस तरह स्वानादि का 
काम भी, जिसमे ज्यादा पानी लगता है, मासानी से हो जाता, वयोकि 
विहार की प्रथा के अनुसार हम कु एं के नजदीक ही खुले मेंदान में स्थान 
कर लिया करते | 
जब श्रीमती कस्तूर वा वहाँ आ गई तव रसोई बनाने का काम गावीजी 
ने उनके ही सुपुर्द कर दिया । हमछोगो को यह अच्छा नही रूया, क्योकि 
हमलोगो की सत्या काफी थी जौर उनसे इतना काम लेना ठीक नहीं मालूम 
पड़ता था । पर गावीजी ने नहीं माता और कहा कि उनको आदत हैं, 
इसमें कोई हज नहीं हु--हाँ, उनको आपलोग चाहे तो मदद दे सकते हैं ॥ 
कपलानीजी विशेष करके उनकी मदद करते । जब बडे वर्तनों में, ज्यादा 
जादमी होने की वजह से, जधिक चावल रावना पडता तव वह वर्नत 'वा' 
के लिए भारी पड जाता, तो हमलोगों में से कोई जाकर उसे उतार दिया 
करता | 'वा' के आ जाने के वाद गाधीजी अन्न खाने लगे भौर जब हम सच 
एक साथ जाने चैंठ जाने तो महात्माजी स्वयं अपने हाथों सबको भोजन 
परस देते । भोजन के वाद हम सब अपनें-अपने वतंव धो छेते और अपने- 
अपने पास रख छेते । केवल वटलोई इत्यादि मॉँजने-पोने के लिए एक नौकर 
था। सन्य्या के समय पाँच बज थौर दिन में प्राय ग्यारह वजे भोजन हुआ 
करता और नबेरे हमलछोग कुट जर्यान किया करते थे। भोजन के बाद 
सन्ध्या को हमलोग यावीजी के स'प दहूदा करते और इसके छिए कुछ दूर 
तक चले जाते । टहुलऋर लौट जाने के वाद वयान नहीं लिया जाता था। 


४० बापू के कदमों में 


हम काम करनेवालो के साथ बैठकर गाधीजी दिनभर के हुए काम पर विचार- 
विनयम कर लेते थे, आगे का कार्यक्रम भी सोचकर ठीक कर लेते थे । 

में कह चुका हूं कि थोडे ही दिनो के वाद महात्माजी हममे से कुछ को 
साथ लेकर बेतिया गये । हमारा एक दफ्तर वहाँ भी खुल गया । बेतिया में 
हजारीमल की धमंशाला है । उसी के दो-तीन कमरे हमलोगो ने ले लिये । 
उस धर्मशाला में उन दिनो ऊपर पक्‍की छत तो थी, पर कोई कमरा नहीं 
था, केवल ऊपर जाने के ठिए सीढियाँ थी, जिनके ऊपर भी छत थी, जिसमें 
थोड़ी-सी---तीन फूट चौडी और छ फुट हरुम्वी-जैसी---जगह मिल गई थी , 
महात्माजी के कास करने और रहने की यही जगह थी । दिन भर वे वही 
काम करते, और रात को वे मौर हम सभी ऊपर खुली छत्त पर ही सो 
जाते । दिन को हमलोग नीचे के कमरो में रहते । कमरे के अन्दर, बरामदे 
में और वाहर भी--अहाते में जहाँ-कही जगह सिलरत्ती---अपनी अपनी चटाई 
लेकर बठ जाते और रैयतो के वयान लिखा करते । भोड इतनी हुआ करती 
कि घमंशाला भऔर उसका बहाता खचाखच भरा रहता । कुछ दिनो के वाद 
वेतिया ही हमलोगो का मुस्य स्थान हो यया और वही हम अधिक रहने छगे | 


चोथा अध्याय 


नीलवरो का एक तरीका था--जब वे किसी इछाके के रैयतो को सिरु 
उठाते देखते थे तब कोई-न-कोई बहाना निकाऊुकर उन्हें दवा देते का प्रयत्न 
करते । उनके लिए बहाना दुँढ निकालना या पेदा कर लेना कोई बडी बाते 
नही थी । एक तरीका यह था कि अपनी कोठी के किसी छोटे-मोटे सकान 
में खुद आग लगवा देते और यह कहकर कि रैयतों ने आाग लगा दी हैं, 
खूब लूट-मार करते, पुलिस से जुल्म करवाते और कही ज्यादा गम्भीर 
मामला होता तो अतिरिक्त पुलिस भी वबंठवा देते | इस तरह के वयान हम 
लोगो के सामने कितने ही रैयतो ने किये थे । पर इसका कोई सचूत मिलता 
कठिन था । बेतिया में हमलोगो ने अखबारों में पढा कि एक कोठी में आग 
लग गई हूँ और याघीजी के चम्पारत आने से हलचल मच जाने के कारण 
ही ऐसा हुआ है । खबर पढ़ते ही हमलोगो ने घटना की जाँच करनी चाही, 
पर घटना कुछ दिन पहले वी थी । इसलिए हम विश्वास-पूर्वक किसी ठोक 
नतीजे पर नहीं पहुँच सकते थे--यद्धपि र॑यत जोरो से कह रहे थे कि कोठी 
चार्लों ने यह खुद कराया हैं । खैर, अखबारों में यह वात छपी । मुमकिन 
हैं कि शायद स्थानीय अफसरों ने इस वात की रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी 
हो । मगर हमलोगो को इसकी खबर नही मिली थी । वयान काफी लिखे 
जाते थे | शायद दस हजार तक वयान हम लिख चुके थे और इसके अलावा 
बहुत कागज र॑यत खोज-खोज कर हमको दे चुके थे । सारे जिले की सभी 
कोठियो की प्राय सभी चातें हमलोगो को मालूम हो चुकी थी। गावीजी 
भी मभी वात जान गये थे। इतने में एक दिन गवर्न मेंट का पन्‍्र॒ आ गया- 
कि गाधीजी ने बहुत रैयतों के दयान सुन लिए और गवर्नभेंट समझती है कि 
उनकी जाँच पूरी हो गई होगी, इसलिए रेवस्यूबोर्ड के मेम्बर को--जो ऊँचे 
पदाधिकारी होते थे और एक सीनियर सिविलियन अगरेज मफसर थें--- 
पवन में ठ राँची से पटना भेज रही है, गाधीजी उनसे मिले घोर वातें करें 


४छ बापू के कदमो में 


हुआ कि ये पुस्तकें अनियमित रूप से आई है । एक दिन खबर आई कि जेंल- 
विभाग का सबसे बडा अफसर (आई० जी०) आयेगा। जेलर ने बाकर 
कहा कि इन पुस्तको को में अपने पास ले जाकर रखूंगा और जब आई० जी० 
चला जायगा तब फिर पहुँचा दूंगा । तब मेरे दिल में शक हुआ । मेने पूछा, 
पया ये नियमित रूप से नही आई है ? फिर मेरे यह कहने पर कि आपने 
अनियमित रूप से पुस्तकें क्यों दी, उसने अपनी उपर्थुक्त फिलास्फी बतलाई, 
जिसका अर्थ यह था कि हमलोगो की मदद के लिए कुछ अनियमित काम 
करना, झूठ बोलना तक, वह एक प्रकार से पुण्य का काम समझता था और 
उसे अपनी दूसरी गलतियों का प्रायश्चित्त मानता था| मेने पुस्तकें वापस 
कर दी, उनको फिर मेरे पास भेजने की मनाही भी कर दी, क्योकि मुझे 
महात्माजी की वह बात बराबर याद रही कि जो काम हम नियम-पूर्वक 
खुले-आम नही कर सकते, उसको लुक-छुप करना झूठ और चोरी है । इसका 
नतीजा यह हुआ कि जो थोडा काम वाकी रह गया था, वह पूरा न हुआ । 
बाहर निकलने पर फिर पूरा करने का समय ही न मिला । पीछे, जो कुछ 
लिखकर 'लाया था वह भी, दूसरे सत्याग्रह के समय, सदाकत-आश्रम के 
जब्त हो जाने पर, खो गया ! पुस्तक नहीं छप सकी ' 

यह विषयान्तर हो गया | पर इसके साथ एक मजाक, पाठको के 
मनोरजन के लिए, लिख देना बुरा न होगा | गवर्न॑मेट का हुवम था कि 
कोई पोलिटिक्स की किताब न पास की जाय, केवल मनोरजन की या धामिक 
पुस्तक ही दी जाय । सेन्सर कुछ बहुत पढे-लिखे समझदार नही थे, और 
यदि हो भी तो इतनी पुस्तको के पढने का उनके पास समय कहाँ था, 
क्योकि हम सेकडो की तादाद में थे, अगर पुस्तक आदमी पीछे एक-एक 
करके भी दी जाती तो सेन्सर को ही पढ़कर पास करनी पडती । इसलिए 
उन्होने एक नियम-सा बना लिया था कि जिस पुस्तक के नाम में 'पोलिटिक्स' 
या 'पोलिटिकल” शब्द आ जाय वह हरगिज पास न की जाय ! इस तरह 
पोलिटिकल एकोनोमी की छोटी-मोटी पुस्तक भी, जो स्कूल में पढाई जाती, 
पास नही होती ! पर कम्यूनिज्म-सम्बन्धी किताबें, जिनके नाम में पोलिटिक्स 
शब्द नही आता, पास होकर चली आती | 'ए० बी० सी० आफ कम्यूनिज्म 
ओर 'थ्योरी आफ लछोजर क्लास“-जंसी पुस्तकें पास हो गई थी ! शायद 
सेन्सर ने समझा कि पहली पुस्तक कोई ककहरा-जंसी पुस्तक हूँ और इसरी 
में यह वताया गया होगा कि समय किस तरह काटना चाहिए अर्थात्‌ ताश 
इत्यादि जेलने से उसका सम्बन्ध होगा | 


बापू के कदमों मे ४७ 


अखवार बाजक्ता तो नही मिलते थे, पर जो चाहता था उसको वेजाब्ता 
मिल जाया करते थे । खबरें तो सभी को मिल जाया करती थी। इसका 
रास्ता जेल के अधिकारियों से मिलकर निकाला ग्रया था । 'जेलर के औफिस 
में एक आदमी, जिनकी स्मरण-शक्ति बहुत तेज थी, रोज चले जाते, वहाँ 
जेलर वर्गरह जो अपने लिए अखबार मेंगाते, उनको पढकर चले आते | वे 
यन्ध्या को, भोजन के बाद और कमरो में बन्द होने के पहले, एक जगह 
खडे हो जाते । सब छोग उनके चारो तरफ आ जाते । वे सव बाते जबानी 
सुना देते | हम छोग कई वार्डों से थे । वह सभी वार्डो में जाकर इसी तरह 
खबरें सुता देते ! सरकारी हुक्म का पालन तो होता कि अखबार जेंल के 
अन्दर न जाने पाते, पर कंदियो को अखबार में छपी सभी मुख्य बातो की 
सबर मिल जाती थी ' 

में ऊपर कह चुका हूँ कि नीलवरों के आदमी, और सरकारी कर्मचारी 
भी, मदद करना अपना धर्म समझते थे । कुछ तो ऐसी मदद थी जिसे हम 
ले सकते थे, क्योकि महात्माजी की दृष्टि से उसमे कोई झूठ-फरेव की वात 
नहीं थी । इस तरह का एक काम सरकारी कर्मचारियों नें बहुत परिश्रम 
करके कर दिया । उन दिनो महात्माजी हिन्दी थोडी-बहुत जानते तो थे, 
पर इतनी नही जानते थे कि हिन्दी द्वारा ही सव काम कर सकते या कराते । 
उन्होंने शुरू मे ही हमलोगो से कह दिया कि वे हिंदी में बातचीत करना 
पसद करते हूँ, पर इस वक्‍त जब इत्तना बडा काम हाथ में छे लिया ई तव 
इसमे हिन्दी और अग्नेजी के झगड़े में पडकर वे काम में रुकावट डालना 
नही चाहते । इसलिए वहुत करके वातें भी अग्रेजी में ही करते और लिखने 
का तो सभी काम' अग्रेजी में ही करते । सभी वबयात इसीलिए मभमगरेजी में 
ही लिखे जाते जिसमे उनको पढ छेने में सुविधा हो । हमलोगो का विचार 
हुआ कि इन बयानों की नकल भी हो जाय तो अच्छा होगा । इत्तिफाक से 
वेतिया की जिस घर्शाला में हम लोग ठहरे थे उसी में गवर्नमेंट के सर्वे. 
सेंट्लमेंट-विभाग के टाइप करनेवाले कर्मचारी भी रहा कस्ते थे। गाधीजी 
और हमलोगो के साथ एक ही मकान में ठहरवा उन्होंने अपना वडा सौभाग्य 
समझा । हमलोगो से कहा भी कि दफ्तर जाने के पहले सुबह और दफ्तर 
से छोटने के वाद रात-भर फूर्सतत रहती है, अगर हमलोगो को वुछ टाइप 
फराना हो तो वे खशी से कर दिया करेंगे। यह बात हमलोगो को व्हत 
पसद आई । पतन उत््यादि के धरादा सब न्‍वयानों की नकल तैयार दार देने 
फो उसने कहा । बहुत परिक्षम से उन्होंने यह सच बंगम खगी-सुझशी कर 


४८ वापू के कदमों में 


दिया । तीन-चार आदमी थे, जिनमे दो तो बहुत ही होशियार और तेज 
टाइप करनेवाले थे । उनके परिश्रम,का अन्दाजा इसी से लग सकता हैं कि 
जब हमने बयान लिखना वन्द किया तबवतक प्राय. चौवीस-पच्चीस हजार 
रैयतो के वयान हमलोगो ने लिख लिये थे--प्राय दस हजार के प्रा-पूरा 
और बाकी सक्षेप मे । उनके अलछावा, जब कमीशन नियुक्त हुआ तव उसके 
सामने पेश होनेवाले कागज, चिट्ठी-पत्री इत्यादि को भी उन्होने ही टाइप 
किया । उन्होने, हमलोग जितने दिन चम्पारन में इस काम में लगे रहे, 
बराबर यह काम किया---और यह सब किया सन्ध्या के बाद रात को, वहुत 
देर तक जागकर और प्रात कारू बहुत सवेरे उठकर दफ्तर जाने के 
पहले तक ' 

एक दूसरा उदाहरण नीलवरो के कर्मचारियों के सम्बन्ध में देना अच्छा 
होगा । यह बात मशहूर थी कि एक नीलवर बहुत कडे मिजाज का बदमाश 
था । जो जाता, उसको गालियाँ दे देता और मार-पीट भी कर डालता था । 
उसके गुस्से का शिकार केवल उसके र॑यत ही नही होते, उसके उच्च-से-उच्च 
कर्मचारी भी कभी-कभी हो जाते । महात्माजी को उसकी कोठी में जाना 
था । उसके कर्म चारियो के दिल में यह डर हुआ कि जैसा यह बदमिजाज है, 
शायद कही महात्माजी के साथ भी वदसलकी न कर बैठे । इसलिए जब 
भहात्माजी उसके कमरे में मिलने गये तब उसके अपने कमं चारी इधर-उधर--- 
कही वबरामदे में, कही कोने में-डण्डे इत्यादि के साथ छपकर इन्तजार 
करते रहे कि कही अगर उसने कोई बुरा वर्त्ताव किया तो अपनी नौकरी की 
परवा न करके वही उसे खूब पीर्टेगे । पर इसकी नौबत तो कभी आनेवाली 
थी ही नही । ब्रा बत्ताव करना तो उस नीलवर के खयाल में भी कभी नही 
जाया था । उसने भहात्माजी की बडी खातिरदारी की । हाँ, ये सब बातें 
हमको पीछे उन कर्मचारियों ने ही बताई । 

एक दूसरे नीलूवर का किस्सा हू । उसने महात्माजी को यह कहकर 
घुछाया कि हम आपको सब काग्रज-पत्र दिखलाकर साबित कर देंगे कि हमारे 
खिलाफ जो शिकायतें को गई हे, बिल्कुल गलत हे । महात्माजी बहुत खुझ 
हुए और उसके यहाँ वैंठकर कागज-पत्र देखने लगे । वह जब किसी कर्मचारी 
से कोई कागज महात्माजी को दिखाने के लिए कहता तब उसके सामने ही 
उसके विरुद्ध पडनेवाले कागजो को भी कर्मचारी पेश कर देते ! महात्माजी 
उसके सामने ही उसके कागजो को पढते-पढते उसके विरुद्ध मिले हुए कागजो 
फो भी, जो उसके ही अपने आदमियो ने पेश कर दिये थे, पढते और उनके 


बापू के कदमो में ४९ 


सम्बन्ध में उससे पूछने लगते कि ये सव वाते तो जापके कागजों मे हो 
निकल रही है । इसपर वह बहुत चिढा, पर इसमें तो महात्माजी का कोई 
दोष था नहीं। वह कुछ बोल तो नही सकता था, पर पीछे न माल्म उसने 
अपने कर्मचारियों के साथ क्या किया । हमने सुना कि कमंचारियों ने यह्‌ 
कैफियत दे दी कि साहब ने उनको पहले से कागजो को छाँट करके अलूग- 
अरूग रखने का हुक्म तो दिया नहीं था, इसलिए उन्होंने सब सागज मिले- 
जुले ही पेश कर दिये । पर शायद उन्होने अलूय रखे हुए कागजों को भी 
जानवूझकर इकट्ठा कर दिया था ताकि पूरा भडाफोड हो जाय और उसकी 
सभी बातें झूठी साचित होकर रहे ' 

रेवेन्यू मेम्बर ने रिपोर्ट पाकर, गवरनेमेंट के हुवम से, उसकी अतियाँ नील- 
वरो, सरकारी कर्मचारियों और कुछ दूसरे लोगो के पास भी भेज दी थी । 
साथ हो, पूछा भी था कि गाघीजी की शिकायतो के सम्बन्ध में उनलगो को 
क्या कहना हैँ । इघर उनके उत्तर का इन्तजार हो रहा था, उधर गाघीजी 
नीलवरो के यहाँ जाते, उनकी वातें सुनते और विशेष घटनाओं की तहकी- 
कात के लिए भेजते । हमलोग बयान भी लिखते जाते, क्योंकि अभी तक 
वयान लिखवानेवालो का तार टूटा नही था । शायद रेयतो के दिल में कुछ 
ऐसा बैठ गया था कि जिसका वयाव नही लिखा जायगा उसकी तकलौफ दूर 
नहीं होगी। हमलोगो को भव वयानों की जरूरत नही थी, फिर भी उनको 
राजी रखने के लिए उनका वयान सक्षेप में लिख लिया करते । इस तरह 
हमारे पास काम काफो रहता । 

रिपोट के उत्तर में सरकारी कं चारियो तथा नीलवरो ने अपने-अपने 
वयान गवर्न मठ को भेजे । इनमें से कुछ की नकलें उनके दफ्तरों के आदमियों 
ने ही लाकर हमको दे दी । कुतूहल और उत्सुकता जरूर थी कि हम उनके 
उत्तर मान लेते । पर गावीजों का नियम, जिसका ऊपर जिक्र आया हैं, कड़ा 
था । इसलिए हमने नायायज तरीको से आये कायजो से कोई छाभ नहीं 
उठाया । भाधीजी को यह वात बता दी गई) पर उन्होंने कहा कि यह 
गुताह-वे लज्जत हैं; क्योकि यह कागज हमारे पास गवर्न मेंट ही मेज देगी, 
ओर चन्द दिनो के चाद हमको यह देखने के लिए मिलेगा ही, पर ऐसा 
अगर न भी होनेवाला हो, तो इसको देखना नहीं चाहिए । 

एक-दो और घटनाओं का जिऋ कर देना अच्छा ही होगा । 





पाँचवोँ अध्याय 

रैयतो की मुख्य शिकायत यह थी कि उनसे जबरदस्ती नील की खेती 
कराई जाती है, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है, अगर कोई रैयत इन- 
कार करता है या नीलवर की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करता हैं, तो 
उसके साथ वहुत सख्ती और जुल्म किया जाता है । नील से ही बहुत प्रकार 
के रग बन सकते है, इसलिए वह बहुत मृनाफे की चीज हैँ । वह एक पौधे 
से बनता है । पानी में कुछ देर तक पोधे की पत्ती तथा डडल को रखकर 
उन्हे खूब मसल देने से सारा रस पानी में आ जाता हैँ । पौधे में जो रस 
रहता है वह पानी में जब आ जाता है तब पानी को कढाई में गर्म करके 
सुखा देने से रग जम जाता हैँ । इसके लिए पौधे को खेतो में पैदा करने, 
खेतों से काटकर पानी-भरे बडे-बडे होणो में पहुंचाने, पीटने, चूल्हे पर चढा- 
कर सुखाने इत्यादि के लिए काफी मजदूर लगते हे । और, जमीन तो चाहिए 
ही । जमीन के लिए उन्होने यह वन्दोबस्त किया था कि पहले तो वहाँ के 
कुछ जमीदारो से, और-और किसानो की तरह, जमीन ले लेते तथा पीछे 
खेतो को न लेकर जमीदार से ही सारे गाँव का ठेका ले लिया करते---इस 
शर्त्त पर कि जमीदार को जो मुनाफा रंयतो से लूगान के रूप में मिलता था, 
वह स्वय वे ही दिया करेंगे और गाँव का सारा इन्तजाम भी खुद किया 
करेंगे | इस तरह, गाँव में जो गर-आवाद जमीन होती उस पर तो उनका 
अधिकार हो ही जाता, रेयतो पर भी हर तरह का अधिकार--जो किसी 
भी जमीदार का हो सकता हँ--उनको मिल जाता। जमीदार उधर 
लगान के तहसील-वसूल की झझट से वच जाता और इधर उसको नियत 
समय पर एक-मुश्त आमदनी भी मिल जाती । तो भी जमीदार मामूली तौर 
से गाँव का ठेका नही देता, क्योकि गर-आवाद जमीन के आवाद करने- 
कराने के अलावा उसको और भी कई तरह का मुनाफा गाँव से होता । 
इसलिए गाँव का ठेका हासिल करने में वे पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद से 


 अियाभग्ग्णाग 


बापू के कदमों में ५६ 


छोटे-मोटे जमीदारों पर दवाव डालते । अगर किसी गाँव के एक से अधिक 
जमीदार होते और उनमें से एक भी किसी कारण से अपने हिस्से का ठेका दे 
देता, तो दूसरे हिस्सेदारों पर तरह-तरह के दवाव डालूकर--कचहरियो में 
मुकदमे करके, यहाँ तक कि वलुवा-फसाद करके भी--उन्हे इतना तग किया 
जाता कि वे भी अपने हिस्से का ठेका दे देते । | यह सिलसिला सौ वर्ष या 
इससे भी अधिक समय से जारी रहा ! इस तरह, चाहे जमीदार कोई भी 
हो, प्राय सारा जिला नीलवरो के कब्जे में जा गया था । उन्होने आपस में 
राय करके सारे जिले को वाँद लिया था, प्राय सत्तर कोठियाँ खोल 
कर एक-एक कोठी के लिए, अलग-अलग इलाके कायम कर लिये थे ' विहार 
मं, सरकारी काम के लिए, जिला कई हिस्सों में बाँट दिया जाता हैँ । यह 
प्रथा बहुत पुरानी है, जो मुगलो या यो कहा जाय कि हिन्दू-राजाओ के समय 
से ही चली आ रही है । ब्रिटिश ने कुछ हेर-फेर के साथ, मुगलो के परगनो 
ओर जिलो में, सूवे को विभाजित करके काम चलाया । पीछे वगाल-विहार 
इत्यादि में पुलिस-याने और सव-डिवीजन भी कायम हुए | इस तरह, यदि 
सरकारी दफ्तर में देखा जाय कि किस नाम का गाँव कहाँ हूँ तो मारझूम 
होगा कि परगना 'प', थाना “'थ ', सव-डिवीजन 'स' और जिला “ज' में हूँ । 
चम्पारन में इन चीजों के अलावा यह भी मशहूर हो गया था कि वह नील- 
कोठी 'न' के इलाके में हैँ । जमीदारो से गाँव का ठेका मिलने में यह एक 
सुविधा नीलवरो को थी कि उस जिले मे एक वहुत वडा राज्य 'वबेतिया' है, 
जिसकी जमीदारी में जिले के प्राय दो-तिहाई या इससे भी अधिक गाँव है । 
एक दूसरा राज्य रामनगर हूँ जिसकी जमीदारी में भी काफी गाँव हूँ । और, 
एक-चौथाई या इससे भी बहुत कम गाँव ऐसे हे, जो दूसरे जमीदारो के है । 
इसलिए, वेतिया-राज्य और रामनगर-राज्य को अपने हायो में कर लेने के. 
वाद नीलवरो को प्राय सारा जिला ही मिल गया | फिर दूसरे जमीदारों 


ने भी, कुछ डरकर, कुछ अपनी सुस्ती और आलन के कारण, जमोदारो 


के प्रवघो की. झझ्ट मे बचने के लिए, अपने गाँव को नीलूवरो के हाथ 
ठेका दे दिया । 


जो जमीन नीलवरो ने अपने कब्जे में की उसमे वे खद नोलड की 
पंती करते, अपने हल-बल रखते और मजदूरो से काम लेते । अपनी सेती 
के लिए जमीन उन्होनें कुछ तो गैर-आवाद जमीन को बावाद करके 
हासिल की और कुछ गैयतो की जमीनो को किसी-न-किसी तरह हथिया 
फर | जमीन लेने में साम, दाम, दड, विभेद--हर तरह की नीति--- 


५२ वापू के कदमों में 


से काम लिया गया। रैयतो से, खेत अवाद कराने के लिए, जवबर- 
दस्ती धर-पकड कर काम लिया जाता । मजदूरी भी वराय-नाम दी जाती । 
उन दिनो जमीन के मृकावले चम्पारन की आबादी बहुत कम थी । इसलिए 
वहाँ कोई बेकार नहीं होता था। सभी लोग खेतो में अपना-अपना काम 
किया करते । अपना काम छडाकर---चा हे उससे किसी की खेती खराब क्यो 
ने हो जाय--नील के खेतो में काम कराया जाता । मजदूर को अपने घर से 
खाकर काम करना पडता ! पर इतना ही नीलवरो के लिए काफी न था, 
उन्होने हर किसान को मजबूर किया कि उसके पास जितनी जमीन हो, 
उसके एक-चौथाई या कम-से-कम तीन-बटा-बीस हिस्से में उसको 
नील की खेती करनी ही होगी । नीलवर के हुक्म के मृताबिक उसके 
खेतो में से जो नील के लिए चुन लिये जायेंगे, उन्ही में उसको अपने 
परिश्रम, हल-बेल और खर्च से नील की फसल तैयार करनी ही पडेगी । 
इतना ही नही ! फसल तंयार हो जाने पर उसे काटकर कोठी ५त्तक 
पहुँचा देनी होगी ' यह सव करने के लिए वे फी एकड या फी बीघा उसको 
कुछ दिया करते थे, पर वह इतना कम होता कि किसान को जितना खर्च 
करना पडता उतना भी नहीं मिल पाता । इस तरह नीलवरो ने एक प्रकार 
का कानूनी हक हासिल कर लिया था कि वे मजबूर करके नील की खेती 
करा सकते हे । यह चीज कानून में लिख भी दी गई कि इस तरह मजबूर 
करके, अपनी मर्जी के मृताबिक, रंयत से नील या कोई दूसरी फसल उपजवाने 
का हक उन्हे हासिल हूँ, वहाँ वे चाहे तो रैयतो को इस पाबन्दी से मुक्त भी 
कर सकते हू और इसके बदले में मनमाना मृआवजा ले सकते ह--चाहे 
उसका रूप एक-मुश्त नकद रुपयो का हो या- बँंधा लूगान बढाकर ,ज्यादा 
लगान के रूप में हो, जो उनको साल-साल मिला करे । इन सब बातो से 
रैयतो को बहुत कष्ट था । जब-जब ऊब कर थे बलवा-फसाद करते तब-तब 
उनको कुछ दे दिया जाता । नीलवर जिस जमीन में जबरदस्ती नील की खेती 
कराते उस जमीन का लूगान रेयतो को देना पडता । इस तरह, जो थोडों- 
बहुत उनको नील बोने के बदले में मिलता, उसका बडा हिस्सा 'लगान के 
बदले में ही मुजरा हो जाता । एक वार उनके वबलवा-फसाद का नतीजा यह 
हुआ कि गवनंमेंट ने नील-खेत के लगान को रैयतो से वसूल करना बन्द कर 
दिया । किसी दूसरे वलवे का नतीजा यह हुआ कि नील की खेती के बदले 
में रेयतो को जो मिलता था उसमें कुछ आने वढा दिये गये; पर इतने से 
रेयतो को कभी सतोप नहीं हुआ । इस तरह, उनके शोरगृल करने पेर, 


बापू के कदमों में ५३ 


छोटी-मोटी रियायतें---जो नगण्य थी--गवने मेंट उनको दे दिया करती थी, 
इससे अधिक नही । 
इत्तिफाक ऐसा हुआ कि जर्मन किसी दूसरी चीज से रग बनाने रूग 
गये । इस लिए नील की कीमत--जिससे सब प्रकार के रग बना करते थे--- 
इतनी गिर गई कि इतने जुल्म से पैदा किये हुए नील में भी अब मुनाफा नही 
रह गया। अब नीकवरो की मजबूर होकर नीहू की सारी खेंती छोड देनी 
पड़ती, उनका सारा सिलसिझा उठ जाता और रंयतो की सारी मसीवतें 
खद-ब-ख द दूर हो जाती । पर नीलवर उसको सहज ही छोडनेवाले न थे । 
'उन्हीने उस कानून का सहारा लिया जो उनको यह हक देता था कि अगर 
वे किसानो को नीरू की खेती करने की मजबूरी से मुक्त कर दें, तो इस 
माफी देने के बदले में उनसे नकद रुपये या ऊूगान में सनमाना इजाफा करके 
मुआवजा ले सकते हू । जमंन रग के कारण उनका जो म्‌कसान होता उसे 
उन्होने गरीब रैयतो के सिर पर डाल दिया और उनसे जबरदस्ती वीस- 
'पच्चीस छाख रुपये नकद वसूल किये | कई लाख रुपयो का इजाफा लकूगान 
में भी कर दिया । उसके बदले में नील की खेती से माफीनामा लिखकर दें 
दिया । कोई र॑यत् नकद पैसे देकर या लगान में इजाफा कराकर माफीनामा 
नही छेना चाहता था, क्योकि वह जानता था कि नीर के काम में अब 
मुनाफा न रहने के कारण ही नीलूवर खुद उसका उपयोग' छोडनेवाले हें । 
पर ये नकद रुपये और इजाफे के दस्तावेज उनसे जबरदस्ती लिये गये । 
गवरनमेंट ने नीलूचरो की मदद के खयाल से कोठी-कोठी में दस्तावेज रजिस्ट्री 
करने के लिए खास रजिस्ट्रार मुकरर कर दिया । जो नकद या 'सरावेसी' 
( शरह-वेणी ) देने से इनकार करता वह पीटा जाता, उसके घर खेत रूट 
लिये जाते, उत्त पर झूठे मुकदमे चलाये जाते, उसको कुओ से पानी छेने की 
मनाही कर दी जाती, उसके दरवाजे पर अछतो का इस तरह का पहरा 
'विठा दिया जाता कि कोई अन्दर से वाहर न निकल सके, उसके खेतों में 
च्रनें के लिए बडी सस्या में मवेणी हाँक दिये जाते, उसके घर में चारो ओर 
जो थोडी बहुत जमीन होती उसे जबरदस्ती जोतकर उसमे कुछ वो दिया 
जाता कि जिससे एक वहाना मिल जाय कि खद रैयत या उसके मान-मवेत्ी 
को वजह से फसन्य को नुकसान पहुँचा हैं, उसके मवेशी पकड़कर मबेशीखाने 
में बन्द कर दिये जाते जहाँ से काफी पैसे देकर ही ही वह उनको छा सकता, 
उस पर जुर्माना किया जाता । बजौर नी, क्तिने ही प्रकार से उसके साथ 
इतनी सरती की जाती कि मजबूर होकर उसे 'सरादेनी' मान केनी पद़ती 


५८ बापू के कदमों में 


पर वह सब तरह के कागज भेजा करता था । गाधीजी ने समझा कि इस 
गलतफहमी को वे दूर नहीं करते हं तो यह एक प्रकार से उसको घोखा 
देना होगा---असत््य जाचरण होगा, दूसरे यह कि उसकी वात अगर वे 
मान भी लें और भविष्य में हमको कागज न दिखलावें, तो भी किसी-न-किसी 
तरह--बातचीत में या उनकी किसी कारंवाई से भी--हमलोगो को वह 
गुप्त बात मालूम हुए बिना नही रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो यह भी 
असत्य आचरण होगा, इसलिए उन्होने इस तरह की बातो को ख़द भी न 
जानना उचित समझा । इसका नतीजा कुछ बरा नही हुआ, क्योकि इसके 
बाद भी पहले की तरह गुप्त कागज बाते रहे । इसका अथे केवरू इतना ही 
समझा गया कि गाधीजी सब लोगो को वे कागज नही दिखलावेंगे और 
अखबारोी में भी वे नही जाने पार्वेगे । ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं से भी 
हमऊछोगो को बहुत-कुछ सीखने को मिल जाता था । 

इधर तो मजिस्ट्रेट ने गवनंमेंट के पास रिपोर्ट भेजी, उधर एक नीलवर 
ने एक षड्यत्न रचा । उसकी दो फोठियाँ थी, जिनके बीच में चार-पाँच 
मीलरू का फासलछा था । एक में वह स्वय रहता था, दूसरी कुछ छोटी जगह थी, 
जिसमें जाकर वह कचहरी किया करता था और उसके आस-पास के गाँवों 
का काम भी । उपर्युक्त घटता हसी श्ञाखा के इलाके में हुई थी । उसने रात 
को उससें आग लगवा देने का निदचय किया । पुरानी रीति के मृताबिक, 
पुलिस-मजिस्ट्रेट की मदद से छूटपाट मचाकर, वहाँ के रैयतो को जेल भिज- 
वाते का भी इरादा किया । इसलिए, उसने वहाँ के अपने एक कमंचारी के 
जिम्मे आंग लगा देने का काम सौंपा । एक नौकर को हिदायत भी दी कि 
भाग लगते ही उसके पास आकर रात को ही खबर दे । खुद अपनी दूसरी 
कोठी में, जो चार-पांच मील की दूरी पर थी, रात को इन्तजार करता रहा 
कि आग लगने की खबर मिलते ही वह मजिस्ट्रेट के पास पहुँचेगा और वहाँ 
से पुलिम की मदद लेकर गाँव में लूट-पाट मचा देगा | दिन को ही रैयतो 
पृ देखा कि उस कचहरो में कुछ अजीव कारंवाई हो रही हँ---उसके कमरे से 
सब घीजें निकालकर किसी दूसरी जगह हटाई जा रही हैँ, कागज-पत्र भी 
हृ ठाये जा रहे हूँ, यहाँ तक कि शीदे के दरवाजे भी निकाले जा रहे हे । वे 
लोग आग छगाने की रीति को जानते थे, इसलिए उनके दिल में यह दशक हो 
गया कि क्षाज कुछ-न-कुछ रात को होनेवाला हूँ । रात को ऐसा ही हुआ 
भी, फचहरी का कुछ हिस्सा जल गया | आग बुझा दी गई । [कुछ पुराने 
रही कागज भी वहाँ साथ ही जछा दिये गये । इस घटना के होते ही रातो- 


बापू के कदमों में के 


रात वहाँ के कुछ र॑यत बेतिया पहुँच गये, कुछ रात रहते ही उन्होने सब 
बातें कह सुनाई । उसी वक्‍त गाबीजी ने हममें से एक आदमी को वहाँ 
जाकर सब चीजो का अच्छी तरह मुलाहजा करने और जो कुछ वहाँ हुमा 
उसका पता लगा छातनें के लिए भेज दिया । साहव ने जिस आदमी को अपने 
पास खबर देने फे लिए तैनात किया था वह रात को साहव के पास गया ही 

नहीं, क्योंकि वह भी जानता था कि खबर देने का नतीजा यह होगा कि 
रातो-रात गाँव छूट लिया जायगा और वहुतेरे बेकसूर लोग गिरफ्तार हो 
जायेंगे तथा दूसरे लोग पीटे भी जायंगे । सबेरा हो जाने पर, वह साहब के 
पास एक पुर्जा लेकर, जो जाग लगानेवालो ने दिया था, पहुंचा और साहब 
को दिया । उसपर साहव बहुत विगडा और पूछने लगा, रात क्यो नहीं 
ऊाया ? उसने बहाना पेण कर दिया कि वह त्तो ठीक समय पर जाया था, 
पर साहब के कुत्तो नें उसको अन्दर नहीं घुसने दिया, इसलिए वह ढर के 
मारे बाहर ही दैंठा रहू गया | 

इस तरह, पद्यत्र तो एक प्रकार से विफल हो गया, पर तो भी वह 

मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास गया । जबतक वह पुलिस वर्ग रह लेकर पहुंचा 
तवतक हमारे आदमी ने जाकर सब चीजें देखी और गाधीजी को रिपोर्ट कर 
दी । सबसे मजाक की बात यह थी कि उसने सोचा था--इस अग्र-छंगी ह#ः 
कृम-से-कम न्‌कसान होगा, इसीलिए केवल मकान में रखे सामान को ही 
हटवाया था, छोशे के दरवाजे भी निकलवा लिये थे, क्योकि लडाई में 
कारण उन दिनो घीद्य। बहुत महेगा विकता था । हमारे आदमी को किवाड 
के कब्जे खोलकर निकाले जाने के दो अकाट्य सबृत मिल गये । गलती हे 
कुछ पेंच (कील-काँटे ) वही पड़े रह गये थे, उन्हें वे उठा लाये । चीखट मे 

जहाँ-जहाँ कब्जें जडे हुए थे वहाँ-वहाँ कब्जे हटा देने से सादी लकड़ी दीखती 
घी, क्योकि जिस रग से चौखठ भौर किवाड रेगे गये थे वह कब्जो के नीसे 
नहीं पहुंचा था! रिपोर्ट पाकर ग्राधीजी ने तुरत एक पत्र मजिस्ट्रेट फो 
लिख भेजा और रिपोर्ट की नकरह भी भेज दी। उन्होने साफ लिख दिया 

कि रैयत अक्सर कहा करते थे कि कोठीवाले उनको फेसाने और उन पर 

जुल्म करने के लिए खुद अपनी कोठियो में जाग रुगवा दिया करते है, पर 

उनपर वे विश्वास नही किया करते थें, किन्तु इस घटना के सम्बन्ध में 

उनकी दिल में कोई शक नहीं रह गया, जत नीलबरों वो जब अपना पुराना 

तरीका छोडना होगा । इस पत्र के बाद पुलिस था मजिस्ट्रेद कुछ भी ने कर 

संबे, रैयतो था भी बुछ बिगड़ा नहीं । 


+क है... 
द्यु' 


६० बापू के कदमों में 


ऊपर से तो वे कुछ नहीं बोल सके, पर भीरत-भीतर गवनंमेंट के 
- साथ लिखा-पढी उनकी चल रही थी । इसके चन्द दिनो के बाद एक पत्र 
_ राँची से आया । उसमें लिखा था कि गाघीजी के चम्पारन में आने से 
रैयतो में बहुत हलचल है, इसलिए उनका वहाँ रहना गवनेमेंट को -ठोक 
नही मालम होता--यह जरूरी भी नहीं है, क्योकि उन्होंने अपनी जाँच 
पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट भी गवनंमेंट के पास भेज दी हैं, 
गवरनं मेंट भी उस पर विचार कर रही है, गाघीजी को चम्पारन से हटाने 
के सम्बन्ध में कोई कारंवाई करने के पहले लेपिटनेंट-गवनंर चाहते हू कि 
गाधीजी उनसे मिल लें | इस तरह, गाघीजी राँची बुलाये गये । पत्र पाते 
ही हमलोग समझ गये कि गराघीजी अब यहाँ नहीं रह सकेंगे । हो सकता 
हूँ कि राँची में ही वे रोक लिये जायें या अगर लौटे भी तो घम्पारन में 
उन्हें न रहने दिया जाय । इसलिए, आज फिर वही स्थिति पैदा हो गई जो 
पहुँचने के समय पैदा हुई थी । इतने दिनो तक उनके साथ रहकर, उनके 
काम का तरीका देख और उनसे दक्षिण अफ्रिका की बातें सुनकर हमलोगों 
ने उनका तरीका समझ लिया था । फिर हमलोग भी तैयार हो गये कि 
चाहे जो हो, इस काम को तो अब छोडना है नहीं । गाघीजी ने कहा कि 
हमारे हाथ में अब इतने सबूत भा गये है कि गवनंमेंट को मजबूर होकर 
रैयतो के कष्टो को दूर करना ही होगा, इसलिए हम में से सबके 
सब अगर जेल चले जायें तो भी गवनंमेंट को हमलोगो से ही बातें 
करनी होगी । 

में ऊपर कह चुका हैं कि हमलोगो ने जितने बयान लिये थे, सबकी 
टाइप की हुई कई प्रतियाँ बन गई थी । उनमें से कुछ तो मोतिहारी और 
बेतिया में रख ली गईं और कुछ हमने दूसरी जगह सुरक्षित रख दी, ताकि 
हमारे पास की प्रतियाँ अगर बरबाद भी हो जायें, तो भी कुछ तो मिल ही 
जायेंगी । गाधीजी ने कहा कि इस समय इतनी चिन्ता की जरूरत नही है, 
पर तुमलोग अगर ऐसा करना चाहते हो तो करो, इसमें कोई हर्ज नहीं 
हूँ । हमलोगो की दो टोलियाँ बना दी गई--एक मोतिहारी में रहते लगी 
ओर दूसरी बेतिया में । में वेतिया में ठहरा । बाबू क्रजकिशोरप्रसाद गाघीजी 
के साथ गये । उनके साथ यह तय पाया था कि ज॑से ही महात्माजी की 
मुलाकात. लेफिटनेंट-गवर्न र से हो जाय, हमलोगो को वे तुरत जरूरी तार द्वारा 
सूचित कर देंगे । मूलाकात का वक्‍त कोई दस या ग्यारह बजे दिन का 
या । इसलिए हमलोग समझते थे कि लेफ्टिनेंट-गवनंर से बातें शायद एक 


वापू के कदमों में ६१ 


घण्टा त्तक हो और यदि एक बजे भी तार वहाँ से दिया जाय तो तीन-चार 
वजे तक हमलोगो को मिल जायगा | 

हमलोग अपने-अपने नियत स्थान पर ठहरे रहे । स्थानीय सरकारों 
कर्म चारियो का रुख भी कुछ वदला-सा मालूम पडता था, क्योकि उनको कुछ 
आभास मिल गया थाकि गाघीजी गौर उनके साथी वहाँ से हटा दिय जायेंगे । 
गाधीजी अकेले ही लेफटिनेंट-गवर्नर से मिलने गये। जहाँ दोनो आदमी 
ठहरे थे यही वावू ब्रजकिशोर इन्तजार कर रहे थे । बात कुछ इतनी लम्बी 
चली कि गाघीजी चार वजे तक भी वापस'नही आये । बाबू ब्रजकिशोर के 
दिल में भी दाक होने लगा कि कही उधर ही से गाधीजी दूसरी जगह भेज 
तो नही दिये गये । वे इसी उधेड-बुन में छगे हुए, सडक की तरफ टक 
लगाये, देख रहें थे कि गाघीजी आदें या कोई खबर देनेवाला भी आवे ; 
पर गाघीजी पाँच बजे लोटे बौर मालूम हुआ कि वात अभी पूरी नहीं हुई 
हैं, फिर कल होगी । इसी आशय का तार तुरत वहाँ से उन्होनें भेजा, पर 
वह तार उस दिन हमलोगो को नहीं मिला-- दूसरे दिन सब्वेरे नौ वर्जे करीब 
मिला | हमलोग अपने-अपने स्थान पर तार के इन्तजार में बंढे हुए थ; 
पर कोई ख़बर दूसरे दिनो नौ बजे के पहले नहीं मिली । तब, हमलोगो ने 
समझा कि 'दूत विलम्बं कारण सिद्ध/ कहावत के अनुसार कुछ गच्छा ही फल 
निकलेगा । इस तरह, गाघीजी वहाँ एक दिन के बदले तीन-चार दिनो तक 
ठहर यये गौर केवल लेफ्ट्िनेंट-गवर्नर से ही नहीं, दूसरे अफमरों से भी 
मिलते रहे । जब लेफ्टिनेंट-गवर्नर के दिल पर काफी असर पड गया और 
उसने सोच लिया कि कुछ करना होगा, तब उसने गाधीजी से कहा कि आप 
हमारे एक्जिक्पुटिव कौंसिल के दूसरे मेम्बरो से भी मिलिए और उनको भी 
सव बातें समझाइए | अन्त में यह तय हुआ कि गवर्नेमेंट एक कमीक्षन 
मकरंर करेगी । उस कमीशन को, रंयतो की शिकायतो के सम्बन्ध में जाँच 
परके, रिपोर्ट देनी होगी कि जो जायज शिकायत हो वह किस तरह दूर 
फी जाय । 

सर एडवर्ड गेट की स्वाहिश थी कि ग्राधीजी भी उस कमीशन के मेम्बर 
हो और सरकारी अफसरों के अछावा नीलवरो तथा जमीदारो के प्रतिनिधि 
भी । सरकारी अफसरों ने सिविलूसविस के ऐसे आदमियो यो चुनकर 
दिया जिनका उनमें रहना, उनकी विशेष जानकारी और उनके कलूनी 
पान के कारण, जरूरी समझा गया था। र॑यतों का प्रतिनिधि गाघीजो के 
सिवा दूसरा कोई न था । गाघीजी ने कहा कि में तो कमीशन के सामने 


धर वापू के कदमों में 


रैयतो की तरफ से सुबूत इत्यादि पेश करना चाहता हूं, पर मेस्बर होकर 
थे वसा नही कर सक गा । इस पर उसने जवाब दिया कि जो कुछ आपकी 
जानकारी में आा गया है, और जो सुबूतत आप के पास हो, सब आप कमीछान 
के साममे जरूर रख सकेंगे। साथ ही, उसने यह भी कहा कि बहुत्त वर्षो 
से जो शिकायतें चली आ रही हूँ उनके सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों 
ने समय-समय पर क्या किया है और क्या रिपोर्ट भेजी है, वह सब यगवर्ने- 
मेंट के पास मौजूद है, पर वह सब गुप्त है, वे सभी चीजें कमीशन के सामने 
सो रखी जायेगी, पर किसी दूसरे को देखने के लिए नहीं मिल सकती, 
खगर आप मेम्बर हो जायेंगे तो आप भी वह सब देख सकेंगे भर समझ 
सकेंगे कि जो शिकायतें आप कर रहे ह॑ उनकी पुष्टि किस हद तक सरकारी 
कागजो से हो जाती हैँ । अन्त में तय हुआ कि गराघीजी भी उसके भेम्बर 
होंगे । वहाँ से गाधीजी के रवाना होने के पहले यह बात तय हो गई कि 
जो कुछ भी वहाँ निश्चय हुआ हैं वह अभी गृप्त रखा जायगा और उसका 
प्रकाशन पहले-पहल गवरनंमेंट की विज्ञाप्ति द्वारा होगा । इसलिए गाघीजी 
ने इस चीज कोर्गकिसी अखबारवाले या बाहर के आदमी को जानने नही दिया । 
वूसरे दिन जब गाधीजी पटना पहुँचे तब अखबारो को देखकर उन्हे 
झादचर्य हुआ कि कमीशन की नियुरख्ति के सम्बन्ध में कुछ अधूरी-सी खबरें 
उनमें छप गई हूँ । गाधीजी ने उनको देखते ही पहला काम यह किया कि 
गवने मेंट को इसकी सूचना दे दी कि उनको अखबारों में यह खबर पढ़कर 
यहुत आश्चर्य हुआ, क्योकि उनकी तरफ से यह बात किसी से जाहिर 
नही की गई थी। सरकारी विज्ञप्ति निकलने में दो-तीन दिनो की देर 
इस कारण हुईं कि कमीशन के सदस्यों की अनमति वाजाप्ता मिल जाने 
पर ही सरकार घोषणा कर सकती थी । गवरनंमंट की तरफ से गाधीजी 
पर कोई छझ्क नहीं हुआ, क्योकि सरकारी दफ्तर से ही गुप्त बातें निकरू 
जाया करती थी या जान-बूझकर जनमत का अन्दाज लेने के लिए मनिकलवा 
दी जाती थी। हमको नहीं मालूम कि यह ख़वर किस जरिये से अखवार 
वार्लों को मिली थी । 

गराधीजी बेतिया पहुँच गये । जिस वक्‍त वे पहुँचे, उसी वक्‍त अखबार 

भी जाये जिनमें यह खबर छपी थी। गाघीजी नें पहुंचते ही हमलोगो को 
सेता दिया कि यह खबर अनियमित छपी हैँ और जबतक यह गवर्न मेंट की 
विज्ञप्ति में न निकके तवतक हमलोगो की तरफ से इस तरह की बातें किसी 
से नहीं कहनी चाहिए । जब वे मजिस्टेट से मिले तव उसको बहत आदचमयें 


बापू के कदमों में धरे 


जुबा; क्योकि वह समक्ष बैठा था कि अब गाधीजी जिले में रहने नहीं 
पायेंगे । पर ऐसा हुआ नहीं, वे तो केवल लौटे ही नहीं, सपने साथ एक 
कमीशन भी लेते जाये और उस कमीशन के थे स्वय म्ेम्वरर होकर जाये । 
जब दो-तीन दिनो के वाद गवर्म मेंट की विज्ञप्ति छपी तब रैयतो को बडी 
सबी हुई । विपक्षी लोग कुछ घवराये । कमीशन अपना काम प्राय. एक- 
डेढ महीने के बाद शुरू करनेवाला था। अब हमलोगो को इस बीच में 
कुछ सुबृत जमा करना या इजहार लेना नहीं था । जो कुछ हमारे पास जा 
गया था उसी को इस तरीके से सिठसिलेवार तैयार करना था कि वह हा 
कमीशन के सामने पेश किया जा सके । ग्राधीजी ने हमलोगो को आादेक्ष 

दिया कि अपनी वकालती बृद्धि लगा कर कागजो के ढेर में से सबसे जबर- 
दस्त सुबतो को चुनकर निफाल लो भोर रेयती के जो इजहार लिखें गये 
हैं उनमें से भी कुछ को चनकर कुछ होहदियार रेयतो को इजहार देने के 
लिए ठीक कर लो । चन्द दिनो के अन्दर ही वे सभी मुप्त कागज हपे- 
छपाये गवरन मेंट के यहाँ से आ गये । गराघीजी ने, और हमलोगी ने भी, 
घ्यान-पूर्ेंक पढ़ लिये । उनको पढ़ छेने के बाद गाघीजी ने कह दिया कि 
भव हम छोगो को कोई विशेष सुवुत देते की जरूरत नहीं पडेगी, वयोकि 
गवर्ने मेंट के अफस रो ने भी समय-समय पर सभी बातें मानव छी है, इसलिए 
इन अफसरों की रिपोर्टो पर ही कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता 
हैं । बीच के समय में हमझछोग इसी काम में लगे रहे । प्रत्येक विपय पर 


अपने नोट भी तैयार करते रहे, जो जरूरत पढने पर कमीणन के सामने 
पद क्रिये जा सके | 


थठा अध्याय 


गराघीजी के राँची से बेतिया आने पर श्रीमती कस्तूर बा गांधी, देवदास 
गांधी और प्रभुदास गाधी आ गये । सब उनके साथ ही रह गये । उन्होने 
उन लोगो के आ जाने के बाद, ज॑सा मंते ऊपर कहा हैं, रसोई वनानेवाले 
को हटा दिया और कहा कि कस्तूर बा ही रसोई बनाया करेंगी । हमलोग 
इसे पसद नही करते थे, पर हमलोगो की एक न चली । वही हमलोगो के 
लिए भी रसोई बनाती रही । सबसे अधिक कष्ट उस वक्‍त होता, जब च्‌ल्हे 
में ठीक तरह छकडी न जलने के कारण धूंए से उनकी आँखें लाल हो जाती 
और उनमें से लोर टपकने लगता । हमलोगों की बातों को गाधीजी यह 
कहुकर ठाल देते कि उत्तको इसका अभ्यास हैं तथा ऐसे साव॑जनिक काम में 
कम-से-फम खर्च करना चाहिए->नौकर और रसोइये का खर्च जहाँ तक 
वच जाय, बचाना चाहिए। हमलोग उसी वक्‍त समझ गये कि गाधीजी 
सावंजनिक पैसे को कितनी किफायत के साथ खर्च करते € और कैसे एक- 
एक पैसा वचाने के प्रयंत्न में रहते है । वहीं हमने देखा कि जहाँ पोस्टकार्ड 
से काम चल सकता था वहाँ कभी वह अधिक पंसे खर्च करके लिफाफे में 
पत्र नही भेजते थे--कागज के छोटे-से-छोटे टुकड़े को भी वरबाद नहीं होने 
देते थे । शायद यह बहुत लोगो को माल्म न होगा कि उनके बहुतेरे महत्त्व- 
पूर्ण लेख और काग्रेस तथा दूसरी सस्थाओ के बहुतेरे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे 
ही कागज के दुकडो पर लिखे गये हे, जिनको मामूली तौर से लोग रदी 
की टोकरी में फेंक दिया करते हें ! लिफाफो के अन्दर का और तारो के 
पुदत का सादा हिस्सा तथा दूसरे एकपीठा-लिखे कायजों का खाली हिस्सा 
वे उन्ही दिनो से अन्त तक बराबर लिखने के काम में लाते रहे । वहाँ हमें 
यही सीखने को मिला कि सावंजनिक कामों में पैसे के खर्च के सम्बन्ध में 
कितनी सावधानी से काम लेना चाहिए । घचम्पारन में जो कुछ खच्चें हुआ 
वह॒गांघीजी ने ही अपने मित्रो से लेकर दिया। उन मित्रो में रगून के 


डावटर पी० जें० मेहता मुख्य थें। हम लोगों को पैसे जमा करने की ना 
जमूरत परकी कोर न झन्‍्नोजे नी वट्जाजत दी । 


बापू के कंदमो में ६५ 


में ऊपर कह चुका हूँ कि हमलोगो के साथ जो नोकर थे, वे एक-एक 
करके हटा दिये गये । एक दिन का जिक है कि मुझे किसी काम से एक 
दिन के लछिए पटना जाना था । मेरे पास एक छोटा डिब्बा था, जिसमें सफर 
में खाने के लिए कुछ ले जाया करता था। वह चम्पारन में साथ आ गया 
था; पर कभी ज॑रूरत न पडने के कारण यो ही पडा था और बहुत मेला हो 
गया था । पटनो जाने के लिए म॑ उसे कुए पर बेठकर साफ कर रहा था ! 
गाधीजी उधर आगये । देखते ही हँस पडें । बोले, हमको वडी खुशी हुई कि 
पटना-हाईकोर्ट के वकील से हमने वतंत मेजवाया ! जो लोग वहाँ थे सब 
खिलखिला उठे । गाधीजी ने दक्षिण अफ्रिका में स्वय पाखाना साफ किया था। 
वहुनौवत हमलोगो पर चम्पारन में नही आई। वे जानते थे कि आहिस्ता- 
आाहिस्ता मोडने से हो कच्ची लूकडी मुड सकती हैँ, ज्यादा जोर छगाने से 
टुठट जाने का भय रहता हूँ | इसलिए चम्पारन में उन्‍होंने अपना सारा 
कार्य-क्रम हमलोगों के सामने नहीं रखा, केवल चम्पान की ही वात रखी 
बौर उसके लिए जो जरूरी था वही हमसे करवाया, उससे ज्यादा नही । 


चम्पारन में हमलोग अभी खादी नहीं पहनते थे, उसका साम भी 
नही जानते थे, यद्यपि हममें से कुछ लोग स्वदेशी का इस्तेमाल पहले से 
ही क्रिया करते थे । में तो १८९८ से ही स्वदेशी का इस्तेमाल करता आ 
रहा था, क्योकि भेरे बडे भाई वाव्‌ महेन्द्रभसाद जब प्रयाग में पढने गये 
तब चहाँ पर उन्होने स्वदेशी चस्चर का इस्तेमाल शुरू किया और उनकी ही 
देखादेखी हमने भी । स्वदेशी वस्त्र तक ही यह सीमित न रहा, दूसरी चीजें भी 
अगर स्वदेशी मिल जात्ती तो हम स्वदेशी ही छेते जऔौर अगर कोई ऐसी चीज 
होती जो स्वदेशी नही मिलती तो उसका इस्तेमाल ही भर-सक छोड देते । 
हाँ, ऐसी चीज, जिनके बिना काम चल ही नही सकता, विदेशी भी ले ला 
फरते--जैसे, धडी या दवा इत्यादि । मेरी यह वचपन की आदत एक 
प्रकार से आज तक घली जा रही हँ--यह मानना पडेगा कि अब विदेशी 
चीजें दाययद उन दिनो से कही जधिक इस्तेमाल करता हैं । में जबत्क पढ़ता 
रहा, किसी परीक्षा में मेने विदेशी कलम या विदेशी नीव का इस्तेमाल 
नही किया । सभी परीक्षाओं को देशी नीोव के ही हारा, चाहे वह कितनी 
मी खराब क्यो न हो, पास किया । जब तो फाउप्टेन-पेन और उसके लिए 
शोशनाई भी विदेशों की ही इस्तेमाल करता हे । कपड़ा मैने उस समय से 
आज सक एक मोके को छोड फमी विदेशी न इस्तेमाल किया है और 


६्द्‌ वापू के कदमों में 


लरीदा हूँ 4 वह मौका था जब मेरे सिर पर विलायत जाने का जनून सवार 
हुआ | मेने वहाँ के लिए जो कपडे बनवाये उनमें देशी-विदेशी का छिहाज 
नही रखा । यह १९०६ की वातें हूं । जब से गांधीजी ने खादी चलाई 
तब से खादी के सिवा और दूसरा देशी कपडा नहीं लिया। इसमें हमारे 
माई साहब वडे पक्के थे । उनसे ही मुझे यह प्रेरणा मिली थी । 


गाधीजी से अक्सर हमलोगो की वातें हुआ करती थी, जिवका भसर 
बराबर पडता गया । उन दिनो श्रीमती बेसेण्ट के होम-रूल का आन्दोलन 
खूब जोरो से चल रहा था। हमलोगो के सभी साथी-सगी, जो सार्वजनिक 
बातो में दिलचस्पी रखते थे और चम्पारन नही आये थे, उसी आन्दोलन 
में लग गये थे। गाधीजी ने हमलोगो को मना कर दिया था कि जबतक 
तुमलोय इस काम में हो, किसी और काम में हाथ मत डालो। इसलिए 
हमलोग जितने दिनो तक वहाँ रहे, और वह भआठ-दस महीने का भअरप्ता 
हो गयी, हममें से किसी ने कही भी कोई भाषण नही किया । स्वय गांघीजी 
भी दो मौको को छोड (जिनका मुझे स्मरण है), किसी सभा में शरीक 
न हुए । एक सभा तो स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी की मृत्यु पर शोक-प्रकाह 
परने के लिए की गई थी और दूसरी किसी गोरक्षिणी सस्था के वापषिक 
उत्सव के समय । केवल इतना ही नही कि हमलोग और गाधीजी किसी 
राजनीतिक विषय पर भाषण नही करने थे, वल्कि चम्पारन के सम्बन्ध में 
भी किसी ने कही कोई भाषण नहीं किया और न कोई इस तरह का लेख 
ही अखबारो में भेजा । हमलोगों को कभी-कभी यह वात अखरती थी । 
जब हमने होमझल की सभा में शरीक होने की वात उनसे कही त्तव उन्होने 
यही उत्तर दिया कि तुम छोग होम-रूल का सबसे वडा काम यहाँ कर रहे 
हो, इसलिए अगर किसी दूसरी सभा में शरीक नहीं हो सकते तो इसकी 
चिन्ता न करो, क्योकि आागे देखोगे कि यह काम किसी और काम से 
कम महत्त्व का नहीं होगा । हमने उनकी बात मान ली, यद्यपि कभी-कभी 
यह बात समझ में नही आती कि जो काम हम कर रहे थे उससे होम-रूछ 
का क्‍या सम्बन्ध था । यह में शुरूकी वात कह रहा हूँ । थोडे ही दिवो 
में हमने अनुभव से समझ लिया कि उन्होने जो कहा था वह बक्षरद 

सत्य हूँ । 

एक चार गाधीजी के साथ में किसी गांव से आ रहा था । रास्ते में मेने 

उनसे पूछा, आप तो सारे देश में घूम आय हे, आपने किस सूबे के लोगो 


बापू के कदमों में ६७ 


को सावंजनिक काम के छिए सबसे अच्छा पाया ” उन्होने कहा, “दक्षिण 
के लोग भावुक हे--चतुर है । बगार के छोग बहुत भावुक हूँ, उनमें 
त्याग की बडी शक्ति है, उन्होंने त्याग किया भी बहुत है । पर जनता की 
सेवा करनेवाले के लिए तो तोर्थस्यान 'पूना' हैं । वहाँ जितनी सार्वजनिक 
ससथाएँ कार्यकर्ताओं के त्याग पर निर्भर रहकर चलती हूँ उतनी शायद 
किसी दूसरे स्थान में नहीं | वहाँ ऐसे बहुतेरे छोग हूँ, जिन्होने अपने जीवन 
को देशसेवा के लिए सर्मावत कर दिया है । वे अपने सकल्‍प को बहुत ही 
दृढ़ता से निवाह रहे है । इसलिए मो उसको तीघंस्थान मानता हूँ ।_ 


मुझे भी इसका कुछ पता छगा था---जव १९१० में श्री ग्ोखले से मेरी 
मुलाकात हुई थी ओर उन्होने मुझसे भारत-सेवक-सध में शरीक होने को 
वहा था । परतु, गाघीजी के कहने पर मेरी इच्छा हो गई कि एक वर 
वहाँ जाकर उन सस्थाओं को देखना चाहिए । 


हमलोग आपस में बातें किया करते कि हमारा सूचा, और सूदो के 
मुकाबले में, बहुत पिछडा हुआ हैँ । उस वक्‍त तक शायद ही ऐसे छोग़ 
विहार में हो, जो अपना समय देकर किसी सार्वजनिक ससस्‍्वा का अथवा 
देश का काम कर रहे हो। हमलोगो का विचार हुआ कि कोई ऐसी ससस्‍्या 
विहार में भी कायम की जाय जिसका लक्ष्य देशसेवा रहे । बाब्‌ ब्रज॒किशोर 
प्रसादजी हमलोगो के नेता और प्रेरक थे । हमलोगो ने सुना था कि पूना 
में फरगूसन-कालेज के सभी छिक्षक और आचाये पचहत्तर रुपये मासिक 
लकर ही काम करते हूं । श्री गोखले ने वीस पं तक ब्रत लेकर पचहुत्तर 
प्र ही काम किया था। उसी तरह, उन दिनो, डावटर प्राब्जपे--फो 
इगरूट से भारी-से-भारी परीक्षाएँ पास करके जाये थे--पचहत्तर मासि५ 
पर ही वहाँ काम कर रहे थे । हमलोगो का विचार हुआ कि बव ऐसा ही 
एक कालेज विहार में भी खोहझा जाय । इससे लाभ यह होगा कि उस काछेज 
के प्रोफेसर अपने जीवन से युवकों के सामने स्पाग का उदाहरण रख सकंगे, 
जिससे सारे सू्े में जागृति पंदा होगी । बादू भ्रजकिय्योर प्रसाद भी, गाघोजी 
पी तरह ही, जो काम उठाते थे उसको जरद-से-जल्द पूरा करना चाहते 
घ। छव वात चली तब उन्होने स्वय ऐसी सस्‍या में छपनी चछती वात 
छोडक.र शरीक्त होने का इरादा जाहिर किया । हमछोगो से भी पू८-पृछकर 
जो राजी हृए, उनके नाम उन्होने लिख लिये । बुछ छोगो से बातें फरफे 
रपये के भी कुछ बचने छिये। जहां तक जाज सुझे स्मरण है, सात-आठ 


७० सापू्‌ के कदमों में 


सर फ्रक्स स्‍लाई कमीशन के अध्यक्ष थे | वे कुछ दिनो के बाद मध्य- 
प्रदेश के गवर्नर हुए, पर उस समय मध्यप्रदेश में ही किसी वे ओहदे पर 
थे। वे वहुत ही अनुमवी और होशियार बादमी थे। वे भी चाहते थे 
कि एक ऐसी रिपोर्ट दी जाय जिसके अनुसा गवर्त मेंट कार्यवाही कर सके । 
इसलिए, वे भी बहुत इच्छुक थे कि किसी-न-किसी तरह एक सर्व-सम्मत 
रिपोर्ट तेयार हो । इस तरह, गाघीजी की इस बात से चे बहुत प्रभावित 
हुए; एक प्रकार से उनके प्रशसक वन गये । बात तो यह थी कि रिपोर्ट 
के एस हिस्से के सम्बन्ध में सरकारी अफसरो को ही--विशेषकर सर 
फ्रेक्स स्‍लाई को--सबसे वडी अडचन आती । नीरूवर का प्रतिनिधि 
तो सभी वातो को आसानी से गलत कहकर नीलवरो का पक्ष ले 
सकता था। गाधीजी और जमीदारो के प्रतिनिधि के लिए जो सुबूत 
दाखिल किये गये थे उनके आघार पर-विशेषकर सरकारी अफसरो की समय- 
समय पर दी हुई रिपोर्टों के आधार पर--नीलवरो के विरुद्ध फेसला लिखना 
आसान था । पर सरकारी अफसर इस सकट में पड जाते कि उनको या तो 
नीलवरों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखनी पडती या गवनंमेंट की शिकायत करनी 
पडती, क्योकि सव बातो को जानते हुए भी सरकार ने इतने दिनो तक 
मौन साध रखा था और उसके अफसरो ने अक्सर नीलवरो की मदद भी की 
थी । और, यदि वे ऐसा न करके शिकायतो से नीलवरों को बरी करना 
चाहते तो सरकारी अफसरो की रिपोर्टों को ही गलत वताना पडता । इसलिए 
इस दुविधा से वच निकलने का रास्ता जो गाधीजी ने बताया उसको उन्होने 
सदृष कृतज्ञता-पृवंक मान लिया । 

चूंकि तीन-कठिया-प्रथा के कारण ही सारी ज्यादतियाँ हुई थी, इसलिए 
गाधीजी ने जोर दिया कि उसको कानून द्वारा बन्द कर देता चाहिए । 
इसमें सरकारी अफसर सहमत हो गये । नीलवरो ने देखा कि इसमें अडचन 
डालना फिजूल है, क्योकि अब इसको जारी रखना असम्भव नही तो कठिन 
जरूर होगा, कारण यह कि नील की जो खेती एक वार बन्द हो चुकी थी 
और भव जमेंन लडाई के कारण फिर मुनाफा दे रही थी वह फिर जर्मन- 
युद्ध बन्द होते ही वेकार साबित होगी--छोड देनी पडेगी, अत , अच्छा है कि 
यह बात मान ली जाय! तब, सवाल आया छगान में इजाफा छोडने का । 
काइतकारी-कानून के अनुसार चन्द हालतो में जमीदार को रूगान बढाने का 
अधिकार हैं, पर अदालती हुक्म के त्रग॑र वह रुपये में दो जाने से ज्यादा नही 
वाया जा सकता । यहाँ नीलवरो ने इससे कही ज्यादा इजाफा कर छिया 


बापू के कदमी में ७९ 


था । उनकी तरफ से कहा गया कि जितने दस्तावेज लिखें गये हे आर 
उनकी रजिस्ट्री की गई हे, सबको पावन्दी र॑ंयतो पर है, इसलिए उनको 
अगर नाजायज ठहराकर 'सरह-बेसी” उठा देना हैँ तो र॑ंयतो को अदालत मे 
जाकर कार्यवाही करती चाहिए, कमीमन उनके जायज दस्तावेजों को रह 
नहीं कर सकता । वात कानूनी तौर से ठीक थी, पर इजाफा अगर न छूटा 
तो रैयतो पर छदा हुआ बोझ हमेशा के लिए कायम रह जायगा । महात्माजी 
का विचार था कि मदालत में ही अगर जाना था तो कमीशन की कोई 
जरूरत नहीं थी, क्योकि र॑यतों के लिए छाखों मुकदमे अदालत में दायर 
करना और उनकी पैरवी करना गैर-मृमकिन है । इसका एक तजरबा भी 
हो चुका था । ग्राधीजी के वहाँ जाने के पहले ही ग्यारह मुकदमे रंयतों की 
भोर से दायर हुए थे। नीलवरों ने उन मुकदमो को एक प्रकार से अपने 
विरुद्ध मोरचा मानकर पृ्‌रवी की । सबसे बड़ें वरिस्टर को पटना से ले गये । 
अन्त में, पहली अदालत में, पाँच या छ में रैयतो की जीत हुई भौर बाकी 
में नीछवरों की । जिले की अपीरू-बदालन ने कुछ फैसले कायम रखें और 
कुछ को रह किया । पर नतीजा यही हुआ कि वहाँ मी आवे में रंयत जीते और 
आधे में नीछवर । जिला-अदाछत के फैसले के विरुद्ध नीलवरो भौर #यतों ! 
हाइकोर्ट में जो मुकदमे दायर किये थे, उनका फंसलछा अभी तक नहीं हुला था 
नगर चन्द मुकदमो फी यह हालत थी, तो लाखो मुकदमा क। क्या हाल होगा 
गौर यह झगड़ा कित्तने दिनो तक घलता रहेगा। इसलिए, इन्साफ के खयाल 
से, और वैमनस्य दूर करने के सयाल से भी, कमीशन को ही इस सम्बन्ध 
में फंसला देना चाहिए, गवरनंमेंट को भी 'मरह-वेसी” तोड देनी चाहिए । 
इस वात पर एकमत्त होना मुश्किल हो गया। पर गाघीजी इस चीज को 
टोडनेवचारड नही थे] उन्होने फोई सुझह का रास्ता निकालना चाहा । 

में उपर कह चुका हूँ कि लगान-फानून के मुताबिक ध्राय सभो जमी- 
दारों ने कुछ-न-कुछ इजाफा किया था । अगर नीलवर भी उतना ही इजाफा 
किये होते तो उनके विरुद्ध कोई विधेप शिकायत न होती । पर उन्होने 
एजाफा बहुत ज्यादा किया था | इसलिए हमछोगो ने सोचा कि सारा इजाफा 
न तोडकर अगर काननन जायज इजाफा रहने दिया जाय और जबरदस्तो 
ज्यादा बटाया हुआ इजाफा हटा दिया जाय, तो रयतों वो शिकायत न होनी 
चाहिए। यही सुलह का रास्ता हो सकता था। गाघीजी ने यह प्रस्ताव पेश 
किया । पर नं,छवर इस पर भी राजी न होते थे ! इसी तरह, जहाँ हम 
सोजडट बाने तावान बापस फराना चाहते ये वहाँ पे एफ पैसा भी वापस 


७२ बापू के कदमों में 


करना नही चाहते थे | सुलह के खयाल से, अन्त में, गाँवीजी को मजबूरन 
इस बात पर राजी होना पडा कि इजाफे का प्राय तीन-चौथाई से ज्मादा 
रहने दिया जाय और एक-चौथाई से कम तोडा जाय, और तावान का केवल 
एक-चौथाई हिस्सा वापस किया जाय तथा तीन-चोथाई छोड दिया जाय । 
किसी तरह, बहुत पचायत के बाद, इस पर सब राजी हो गये । दूसरी वातो 
के सम्बन्ध में भी कोई ज्यादा मतभेद नहीं हुआ । रिपोर्ट सर्व-सम्मति से 
तैयार करके गवनंमेंट के पास भेज दी गई । गवरनंमेंट ने रिपोट के आधार 
पर एक कानून बनाया जिसके जरिये तीन-कठिया-प्रथा गैर-कानूनी करार 
दी गई और इजाफा भी उपर्यक्त मात्रा में कम कर दिया गया । तावान के 
सवध में गवर्न मंट ने हुक्म दिया कि जितना रुपया वापस करना हूँ उतना 
बेयिया-राज रैयतो को वापस कर दे और फिर वेतिया-राज ही नीलवरो से 
वसूल करता रहे । जल्दी रुपया वापस दिलाने के खयाल से यह किया गया । 
साथ ही, यह भी खयाल था कि रैयतो को कोठीवाले बहुतेरी कठिनाइयो में 
डालेंगे । कारण, जो पेसे वे बराबर लिया करते थे, कभी दिया,नही करते थे, 
ओऔर अब तो कुछ भी वापस नही करेंगे । चेकि बेतिया-राज कोर्ट-आफ- 
वार्ड स में था, इसलिए गवनंमेंट भी आसावी से उसकी मार्फेत वापस करा 
सकती थी । और-और विषयो पर गवनेमेंट ने मृनासिव आज्ञा जारी कर 
दी । इस तरह, कमीशन की रिपोर्ट पूरी-पुरी मान ली गई । थोडे दिनो के 
अन्दर उस पर अमल भी होने हरूगा । 

इस तरह, नील' का झयडा समाप्त तो हुआ, पर जिन शर्तों को गांधीजी 
ने माना उन पर कुछ लोगों ने टीका-टिप्पणी की । उनका कहना था कि 
इजाफा अगर गलत था तो वह सारा-का-सारा हटा दिया जाना चाहिए था, 
उसी तरह तावान यदि नाजायज था तो वह भी पूरा-का-पूरा कापस होता 
चाहिए था । हमलोगो ने भी बहुत सोच-विचार करके सुलह की शर्त्तों को 
माना था । हमारे मानने का विशेष कारण यह भी था कि हम जानते थे कि 
इस तरह कानून के जरिये या ग्रवनेमेंट की मदद से अगर कुछ न किया 
गया, तो अदालतो में जाकर र॑यत कुछ नहीं पा सकेंगे । गाघीजी ने 
हमलोगो से साफ-साफ कह दिया था कि सुलह चाहे किसी भी जश्त्तं पर 
होती, तीन-कठिया-प्रथा उठ जाने के बाद नीलवर यहाँ ठहर नही सकते, 
क्योकि उनका कारबार जोर जुल्म-जबरदस्ती से - चछता था---अगर वह 
जुल्म-जवरदस्ती वन्द हो जाय तो वे यहाँ ठहर नही सर्कंगे, कारण यह कि 
तीन-कठिया उठा देचे का--और रैयतो के दिल में जो निर्भीकता तथा स'हस 


ब्रापू के कदमों में ७३ 


आ गया है उसका--असर यह होगा कि उनकी जोर-जवरदस्ती कोई रेयत 
वर्दाइत नही करेंगे; इसलिए इसमें कोई चिन्ता की वात नहीं हूँ । ऐसा ही 
हुआ भी । 
महात्मा गाधीजी के चम्पारत जानते के और इस जाँच तथा रिपोर्ट मौर 
नये कानून बनने के थोडे ही दिनो बाद नीलवर अपनी जमीन, कोटी गौर 
माल-मवेज्ञी वेचकर चले गये ! ग्राधीजी के वहाँ पहुंचते ही उनका रोब उठ 
गया था | अब सिर्फ मामूली जमीदार की हैसियत से ही वे वहाँ रह सकते 
थे । इसमें उनका काम नहीं निवह सकता था । उन्होने उन्ही रैयतोी भौर 
वेतिया-राज के हाथो अपना सव-कुछ बेच-बाच डाछझा था । उनको दाम भी 
मभच्छा मिल गया, क्योकि पहली जमंन-लडाई के वाद अभी सभी चीजो का 
दाम बढा-चढा था । पैसे अच्छे मिल जाने से नीलदरी को भी कोई रज नही 
रहा, और रेयत तो बेहद खुश हुए ही । 
पीलवरो के साथ ग्राधीजी का सम्बन्ध वहुत अच्छा रहा । यह काम 
समाप्त हो जाने के वाद जब उन्होंने शिक्षा, सफाई आदि का काम बहांँ के 
गाँवों में करना चाहा तव इससे वे खुश हुए---यद्यपि दो-एक ने कुछ बाबाएं 
भी डाली, मगर दूसरों ने थोडी-वबहुत मदद भी की । माधीजी का विचार 
था कि जितना किया गया, उतना ही काफी नहीं हैँ, उसको स्थायी बनाने 
के लिए रयतो में सच्ची जागृति आवनी चाहिए, नही तो नीऊवरो के चले 
जाने के वाद भी वे किसी-न-किसी के जुल्म के शिकार बने रहेगे | इसलिए, 
उन्होंने तीन-चार पाठ्शालाएँ सोली, जिनके सचालन के लिए छच्छे-मच्छे 
पढ़े-लिखें त्यागी कार्यकर्ता रखें गये । मुझको यह भफसोस रहा कि में बहाँ 
पी किसी पाठशाला में खूद न रह सका और पटना जाकर फिर अपने काम 
में लग गया । काम करनेवाले महाराष्ट्र और गूजरात के ही अधिक रहे । 
उनमें स्त्री लोर पुरुष, दोनो थे । विहारियों में केवल वावू धरणीघर एक 
स्कूल चलाते रहे। बआगन्तुकों में श्री महादेव भाई देसाई और उनकी 
घर्मपत्नी श्रीमती दुर्गाधाई, सावरमती-आश्रम के श्रीनरहरि प्रारित्त और 
उनकी पत्नी मणि बहन, स्वय कस्तूरवा, बम्बई के श्री वामन ग्रोखले 
कया उनकी पत्नी अवन्तिका बाई, सर्वेण्ट-आफ-इंडिया-सुसाइटी के डॉक्टर 
भरी कष्णदेव आदि इन पाठयादामों को चलाते रहे । वे छोग बच्ची को 
बप्तर-नान देते तथा गाँवों को सफाई करते, स्वियो को सफाई इत्मादि 
मिसलाते, गाँवों के रास्तों को बौर विश्वेपकर बुओं के आसपास की 
जमीन को साफ रसने का पाठ सिसाते | आगे चलकर गाँवों ये सम्बन्ध 
में जो कार्य क्रम गाधीजी ने सारे देश में जारी किया, उसम्रक्या श्रीग्णेश 


वही पर हुआ । जो सेवक काम करते थे, कुछ दिनो के बाद चले गये 
फिर उनके स्थान पर दूसरे लोग आकर काम करने छरूंगे। इन पीछे 
आनेवाले लोगो में काग्रेस के वर्तमान मत्री श्री शकरावदेव और बेलगाँव 
के प्रसिद्ध काग्रेसकर्मी श्री पुण्डरीक थे। इन सब लोगो के साथ जो परिचय 
चम्पारन में हुआ, वह बराबर बना रहा | प्राय सबने अपना जीवन देश के 
ही कामों में लूगा दिया । 

गाधीजी वहाँ हम लोगो से कहा करते थे कि तुम लोग स्वराज्य का 
बहुत बडा काम कर रहे हो । वे यह भी कहा करते थे कि यहाँ पर अगर 
सचाई के साथ ठोक तरह से काम हुआ तो तुमलोग अपने लिए एक बडी 
पूजी हासिल कर लोगे, जो आगे चलकर सावंजनिक सेवा में बहुत कीमती 
साबित होगी । हमने उनकी बातो का अक्षरश पालन किया । इसमें कोई 
शक नद्ठी कि स्वराज्य का वह बहुत बडा काम था । बिहार के लिए तो वह 
एक प्रकार से सावंजनिक कामो का श्रीगणेञ्न था। उसके पहले केवल प्रान्तीय 
कान्फ़ स करके प्रस्ताव पास कर देना, काग्रेस के सालाना जल्से में शरीक हो' 
जाना, कुछ पैसे किसी के पास हो तो काग्नरेस को दे देना, भखबारो में कुछ 
लिख मारना, कौंसिल के मेम्बर हो तो कुछ प्रदन कर देना और भाषण कर. 
देना---सावेजनिक कामो का यही आरम्भ और अन्त था, जन-साधारण केः 
साथ किसी प्रकार का सम्पक नही था ! सार्वजनिक समभाएँ भी, होम-रूल- 
आन्दोलन के पहले बहुत ही कम' हुआ करती थी | जो होती भी थी, 
वह भी शहरो में ही । उनमें भाषण भी बहुत करके अग्रेजी में ही हुआ करते 
थे । उन सभाओ में जानेवाले भी अग्रेजी जाननेवाले ही होते थे, जो सरकारी 
नौकर नही थे । गाघीजी की चम्पारन-यात्रा ने नई जिन्दगी फूक दी # 
चम्पारन-जिले के लोगो में बडी जागृति हुई । वहाँ के कोने-कोने के छोग 
गाघीजी के नाम और काम से परिचित हो गये । हमलछोग भी जिले के 
कोने-कोने से परिचित हो गये | पर यह असर चम्पारन तक ही नही रहा ।. 
यद्यपि गाधीजी ने कभी सभा इत्यादि करके प्रचार का काम नही किया था, 
तो भी सारे सूबे में एक नई लहर-सी दौड गईं | होम-रूल का जो काम हुआ 
था, उसको भी इससे वहुत अधिक जोर मिल गया । गाधीजी ने जो नया 
रास्ता दिखाया, उसको बिहार के लोगो नेड सी समय माव लिया । जब 
पीछे गाधीजी ने देश-व्यापी आदोलन आरम्भ किया, तव बिहार बिना मीन- 
मेप के उनके साथ हो गया । जहाँ तक जनता का सम्बन्ध हैँ, वही बात आज 
तक भी हूँ । स्वराज्य के आन्दोलन में विहार का भाग देश के दूसरे किसी 
हिस्से से कम नही रहा । गाघीजी का भी विश्वास बिहार पर था । विहार 


बापू के कदमों में ७५ 


के सूबे को कुछ दूसरे सूचो के लोग गाघीजी का जननन्‍्य भक्त कहा करते थे । 
बात भी ठीक हैँ, क्योकि विहार के लोगो का विष्वास अनुभव का फल था । 
उनलोगो ने उनके कार्य क्रम से लाभ उठाया घा---जो वात अनहोनी समझी 
जाती थी, उसको अपनी भाँखों के सामने होते देखा था । मेरा विश्वाम हैं, 


यदि सारा देश बसा ही अन्धभकक्‍त हो जाता तो आज देश और भी कही 
ऊंचा उठ गया होता । 


सातवाँ अध्याय 


चम्पारन आने के पहले ही गाघीजी ने साबरमती में सत्याग्रह-भाश्रम 
कायम कर लिया था। वे चम्पारन यह सोचकर आये थे कि पाँच-सात 
दिनो के अन्दर वहाँ का काम करके वापस आश्रम चले जायेंगे। पर जब 
उन्होने देखा कि वहाँ पाँच-सात दिनो के बदले महीनो रहना पडेगा तब 
उन्होने आश्रम-वासियो को खबर दे दी कि वहाँ का काम वही लोग चलावें 
और कुछ दिनो तक उनके लोटने का भरोसा न रखें । इस प्रकार, आश्रम 
का काम वहाँ चलने ऊछंगा । चम्पारन से ही वे जो आदेश दे सकते थे, देते रहे । 

चम्पारन में रहते-रहते उन्होने दक्षिण-भारत में हिन्दी-प्रचार के काम का 
सूत्रषात किया । वह इस तरह से हुआ कि एक बार उनसे मिलने के लिए 
स्वामी सत्यदेवजी आये । स्वामीजी की ख्याति बहुत थी । बिहार में, खास- 
कर घचम्पारन में, वे कमी-कभी जाया करते और अपने व्याख्यानो से जागृति 
पैदा करते । उनकी हिन्दी-पुस्तकें भी प्रचलित थी । विदेश के उनके अनुभवों 
से लोग परिचित ओर प्रभावित थे । वे गाधीजी से मिलते के लिए बेतिया 
आये । गाधीजी ने कुछ दिनो के लिए उनको साबरमती-आश्रम मे जाकर 
रहने की सलाह दी । उन्होंने वैसा ही किया। फिर कुछ दिनो के बाद गाघीजी 
ने उनको दक्षिण-भारत में जाकर हिन्दी-प्रचार करने की सलाह दी। 
स्वामीजी मद्रास में जाकर कुछ दिनो तक काम करते रहे । उनके साथ ही 
महात्माजी ने अपने पुत्र श्री देवदास गाधी को भी हिन्दी-प्रचार के लिए भेजा । 
भेरा सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ पहले अधिवेशन से ही था, 
जो काशी में महामना मालवीयजी की अध्यक्षता में १९१० में हुआ था। 
में उस प्रथम सम्मेलन में शरीके हुआ था। जहाँ तक स्मरण हूँ, वही पर 
पहले-पहल श्री पुरुषोत्तम दास टडन को देखा था । शायद कुछ परिचय भी 
उनसे हो गया था, पर विशेष परिचय तो सम्मेलन के कलकत्ता वाले दूसरे 
अधिवेशन में ही हुआ, जिसकी स्वागत-करारिणी समिति का में भत्री था । 
सम्मेलन अभी अपनी शेशवावस्थः में ही था । हिन्दी-प्रचार का काम मुझे 


वापु के कदमों में कल 


याद नहीं कि उसने कहाँ आरम्म किया, पर दक्षिण-भारत में गाघीजी के 
हिन्दी-प्रचार-कार्य ने मेरी आँखो के सामने हिन्दी के लिए बहुत बडा क्षेत्र 
खोल दिया, म॑ उसके एक दिन सारे भारत की राजकीय भाषा हो जाने का 
स्वप्न देखने लगा । इस प्रचार-कार्य के साथ मेरा कोई स्लीधा सम्बन्ध तो 
नहीं था, पर उसमें दिलचस्पी में लेने छगा । विहार के कुछ प्रचारक वहाँ 
गये । कुछ तो जाज तक वहाँ काम कर रहे हैँ । आरम्भ में जानेवाले 
भचारक मुझसे पूछ कर ही जाते । इस तरह, वहाँ जो काम होता उसके 
साथ मेरा सम्पर्क रह। करता । महात्माजी के साथ सम्पर्क होने से यह और 
भी धनिष्ठ होता गया । 

महात्माजी के हिन्दी-प्रचार के काम से प्रभावित होकर हिन्दी-माहित्य- 
सम्मेलन ने उनको इन्दौर के अधिवेशन का, जो १९१८ में हुआ, सभापत्ति 
चुन लिया । इन्दोर महात्माजी चम्पारन से ही गये । हममें से कई बादमी 
उनके साथ ही गये । वहाँ का सम्मेलन बड़े समारोह के साथ हुआ । दक्षिण- 
भारत में हिन्द-पचार के लिए वही पर कुछ रुपये जमा किये गये । सम्मेलन 
ने, उनकी प्रेरणा से, इस काम को अपना एक मुृस्य काम वना लिया । 

इन्दौर के सम्बन्ध में एक छोटी घटना का उल्लेख मनो रजक होगा-- 
यद्यपि उसमें गृढ तत्व भी घा। महात्माजी और उनके साथ गये हुए 
हमलोग राज्य के अतिधि थे, इसलिए वहाँ खातिरदारी का वडा इन्तजाम 
घा। जितने बर्तन हमारे काम के लिए वहाँ रखे गये थे, यहाँ तक कि स्नान 
के लिए पानी रखने के बर्तन भी, चाँदी के ही थे। राज्य के कर्मचारी 
दिन-रात खातिरदारी में हछूगे रहते थे। महात्माजी तो बपना सादा-- 
मूंगफली इत्यादि का--भोजन बरूग कर लेते थे, पर हमलोगो के लिए 
नाना प्रकार के पकवान इत्यादि चाँदी के बडे धाछो और अनेक कटोरियो में 
रस कर सामने रखे गये । हमलोगो ने खूब आनन्द से भोजन फिया। 
महात्माजी से भोजन के बाद जब मुछाकात हुई तब उन्होंने पुछा कि तुम 
लोगो ने क्या साया | जो कुछ हमलोगो ने खाया था, महादेव भाई ने वर्णन 
कर दिया । बुछ देर के वाद जब राजकर्मचारी जाये तब महात्माजी ने 
उनसे कहा कि आप इनलोगो को जैसा भोजन दे रहे हू, बसे भोजन की 
सनकी बादत नहीं है, इसलिए थे छोग तो यहाँ अस्‍्वस्य हो जायेंगे, जाप 
इनके लिए मामूलो सादा फुलका और सब्जी का प्र चघ कर दीजिए, धोटा 
हेप भी दे दोलिएगा, इनके लिए यही स्वास्व्यकर बोर बच्छा भोजन होगा ! 
दस, उसके बाद से, चांदी के घालो में हमलोगो फो वही सादा भोजन 
मिलने लगा, यो हमें चम्पारन में गाधीजी के साथ मिला करता था ! 


७८ बापू के कदमों में 


महात्माजी इस बात को मानते थे कि स्वाद-इन्द्रिय पर विजय पाता 
बहुत कठिन हैं । हमलोग जो भोजन करते हे, वह शरीर को सुरक्षित और 
ध्पुष्ट बनाने के लिए नहीं, केवल स्वाद के लिए। भोजन का प्रभाव तो 
स्वास्थ्य पर पडता हो हैँ, इसलिए हममे से जिनके पास पैसे होते हें, 
वे अधिक और अस्वास्थ्यकर--पर मजेदार--खाना खाकर बीमार पडते 
रहते हे, पर जिनके पास पंसे नहीं होते, वे यथेष्ट और स्वाघ्थ्यकर 
भोजन न मिलने के कारण कमजोर और, बीमार हो जाते हू । इसीलिए 
उन्होने चम्पारन में ही सादे भोजन और स्वाद पर विजय का उदाहरण 
हमको स्‍्वय दिखाया था। चम्पारन में पहले तो वे मूंगफली गौर 
खजूर ही खाया करते थे । कुछ दिनो के बाद रसोई खाने लगें। पर 
उसमें भी उनका नियम था। चाहे फल हो या रसोई, किसी में पाँच 
चीजो से अधिक कुछ न होता चाहिए । इन पाँच चीजों में नमक-मिचें-ज॑सी 
चीजें भी एक-एक अलग समझी जाती थी | इस तरह, यदि हमछोगो की 
तरफ कोई चीज मसालेदार बनाई जाती तो उनके लिए वह अखाद्य हो 
जाती, क्योकि मसाले में ही पाँच-छ चीजें हो जाती !' पर इस नियम के 
अलावा भी वे मसालहा-जेसी चीजो का इस्तेमाल बुरा समझते थे। कारण 
यह था कि एक तो ये चीजें बहुत करके गर्म और उत्तेजक होती हे, दूसरे, ये 
स्वाद को भी बदल देती हे, इसलिए स्वाद के कारण आदमी अधिक खा 
लेता है, और ऐसी चीजें खा लेता है जो हानिकर होती हे । चम्पारन में 
जब उन्होने अन्न खाना शुरू किया, तो भी वे न तो नमक खाते थे और न 
दूध या दाल ही, सिर्फ चावल और उबाछी हुई सब्जी ही खाया करते थे । 
उबाली हुई चीजो में भी विशेष करके करेला, जो कुछ अधिक पानी देकर 
उबाल दिया जाता मौर उसी पानी के साथ भात मिलाकर बहुत स्वाद से 
वे खा लिया करते | करैला बहुत कड॒आ होता है । उसका उबाला हुआ 
पानी तो और भी कड वा होता है । पर हम देखते थे कि उसीको वे आनन्द 
और स्वाद के साथ खा लेते थे। इन्दोर में जो उन्होने हमलोगो के लिए 
भी पकवान की मनाही कर दी थी, वह भी इसी प्रयोग का एक अग था । 
हमने यह भी देखा और समझ लिया कि सादा भोजन स्वास्थ्यकर होने के 
अलावा कम-खर्च भी होगा । पीछे जब बहुत स्थानों पर आश्रम के नाम से 
सस्थाएं चलने लगी तब उनमें सादा भोजन अच्छी तरह से प्रचलित हो गया । 
यद्यपि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि मसाले का खर्च एकवारगी बन्द 
हो गया, पर इसमें सन्देह नही कि वह कम जरूर हो गयी । वे जहाँ जाते 
ओर जो काम हाथ में लेते, केवल किसी एक विषय को ही मुख्य बनाकर 


बापू के कदमों में ७९ 


काम करते । पर साथ ही जहाँ तक सम्मव होता, अपने और विचारो के 
सम्बन्ध में भी प्रयोग फरते ही रहते । यही कारण हूँ कि वे जोवन की 
सभी प्रकार की समस्थाओ पर केवल रोशनी ही नहीं डाल गये, वल्कि 
क्रियात्मक रूप से उनके हल करने के उपाय भी बता गये । 

गाघीजी के सभापति होते ही, और प्रचार कार्य को सम्मेलन के कार्य क्रम 
में मुस्य स्थान मिलते ही, हिन्दी का काम जोरों से दक्षिण में चछ निकला । 
दक्षिण को उन्होने इसलिए हाथ में लिया कि वहाँ की भाषा * बिल्कुल भिन्न 
हँ, यदि वहाँ हिन्दी-प्रचार हो जाय तो दूसरे हिस्सों में उसका, प्रचार कठिन 
न होगा । वे प्रायः कठिन काम को ही हाथ में छिया करते थे, क्योकि 
वे समझते थे कि कठिन काम में अगर सफलता हुईं तो हल्के काम में तो 
सफलता होगी ही । चम्पारन का काम भी वहुत कठिन था । चिहार में उन 
दिनो सार्वजनिक काम में जो लोग हिस्सा लिया करते थे उन सब लोगो ने 


उनको मना किया था, पर उन्होंने किस्ती को न चुनी । आखिर सफलरू होकर 
एक नया रास्ता खोल ही दिया। 


वम्पारन में गाघीजी के रहते-रहते ही, लेडा-जिले के किसानों ने, फन्तकछ 
कम हो जाने या मारे जाने के कारण, गयने मेंट का माल कम कराने के लिए, 
आन्दीलन आरम्भ किया था । गाघीजी वहाँ की हालत जानते थे । कितानो 
ने वहाँ सत्याग्रह करने का निश्चय किया | सरदार वल्लभ भाई ने गाधीजी 
के साथ उनका नेतृत्व किया | इन्दोर से महात्मायी के साथ में सावरमती 
गया । वहाँ अभी मकान तंयार नहीं हुए थे। शायद एक मकान का घोडा 
हिस्सा बना था । सब छोग बांस की चटाइयो से बनी धोपडियो में ही रहते 
थे। आन्चनम फा जोचन बारम्भ हो गया था। चुवह-शाम की प्रायंना, 
भोजन और--म श्षको जहाँ तक याद आता हँ--कुछ चरजे का काम भी 
अभी शुरू ही हुआ था । वहाँ एक हो दिन ठहरकर महात्माणजी सेटा-जिले 
में दोरा करने निकल पड़े । में भी उनके साथ गया। अर्प्र७झन" का शायद 
अतिन्म सप्ताह था। वहाँ घप वहुत कठाके की थी। वाश्रम से रेल पर 
सवार होकर हम लोग कुछ दूर गये । वहाँ से कई माँवो में जाकर लोगो से 
मिले । महात्माजी उनलोगो मे बातें गुजराती में ही किया करते; इसलिए 
में कुछ समझ नहीं त्कता घा। पर इतना तो बनुमान कर छेता पा कि 
खोर्गों यो बताया जाता--अगर माल न देने के कारण टोर-मपेशी जब्त बिये 
जागे तो उसको भी वर्दाइत करना चाहिए, पर माल हरगिज न देना चाहिए। 

एक दिन दोपहरी की वढी घृप में गाघीजी दे ताप में जा रहा पा । 
जमीन रेतीली होने फी वजह से बहुत तप रही थी । म॑ तो जूता पहने हुए था, 


८० बापू के कदमों में 


पर वे तो उन दिनो चप्पल भी नही पहनते थे । बालू में पर जलने लगे ४ 
अभी कुछ दूर तक जाने पर ही किसी पेड की छाया मिल सकती थी, पर 
इस बीच में गर्म बालू के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे तो कोई विशेष 
तकलीफ नही थी, पर मेने देखा कि वे बहुत कष्ट पा रहे हे । भेरे कन्धे 
पर एक चादर थी। मंने उसे उनके परो के सामने डाल दिया कि इस 
पर प्रोडा आराम पैरो को मिल जाय । किन्तु उन्होने उस पर पर नहीं 
रखा । मुझसे कहने लगे कि इसकी क्या जरूरत हैँ, इस देश में करोडो 
आदमी इसी दोपदहरी में, इससे भी अधिक गर्म बालू में, बित्ता जूता के चलते 
है और काम करते हूं । मे लाचार होकर, चादर लेकर, उनके पीछें-पीछे 
चुपचाप चलता गया । उसी समय मुझे चम्पारन की भी इसी तरह की एक 
घटना याद आ गई । 


महात्माजी समय की बहुत पाबन्दी रखते थे । अपना एक मिनट भी समय 
बरबाद नही होने देते थे और न दूसरे का बरबाद करते थे । उनको जो समय 
किसी से मुलाकात के लिए दिया जाता, ठीक उसी समय---अगर उनको 
जाना होता तो--वे पहुँच जाते । थदि दूसरे को उनसे मिलने आना होता 
तो उसको भी ऐन वक्‍त पर उनके पास पहुँच जाना पढता | हमारा अक्सर 
अनुभव हुआ हैँ कि जब-की नियत समय से एक-दो मिनट बाद भी पहुंचा 
तो किसी-न-किसी तरह से वे याद दिला देते कि देर करके आाये हो । 
इसी तरह, अगर किसी ने समय माँगा और कह दिया कि केवल पाँच ही 
मिनट चाहिए तथा उन्होनें भी उस पाँच मिनट को मजूर कर लिया, तो 
उन पाँच मिनटों में काम पूरा न होने पर भी वे काम को अधूरा ही छोड़ 
देते थे--कह देते थे कि आपका समय पूरा हो गया, अगर आपको और समय 
चाहिए तो फिर लीजिए । 

चम्पारन में हमलछोग इन बातों की अच्छी तरह जानते नही थे । इप्त- 
लिए कभी-कभी कुछ ढिलाई हो जाती थी । एक दिन मजिस्ट्रेट से उनको 
दो बजे मिलना था । मजिस्ट्रेट का घर कुछ दूर था, इसलिए भाडे की घोडा- 
गाड़ी मेगा देते का प्रबध किया गया था । उन्होने पूछा था कि पैदल जाने 
में कितना समय लगेगा । कहा गया कि आधा घटा । इस पर उन्होने कहा कि 
डेढ बजे से पाँच मिनट पहले ही यहाँ गाडी तैयार रहनी चाहिए । हम लोगों 
ने समझा था कि पैदल जाने में जब आधा घटा हूगेगा तो घोडा-गाडी के 
लिए आठ-दस मिनट काफी होना चाहिए। इसलिए, गाडीवाले को यद्यपि 
डेढ़ वजे से पहले ही भाने को कहा गया तथापि ऐसा प्रवध नही हो सका कि 
कोई जाकर उसे ठीक समय पर लाकर तैयार रखे । पहुंचने में उसने कुछ- 


वापू के कदमों में ८१ 


देर कर दी । ठीक छडेढ बजे उन्होंने पूछा, गाडी तैयार हूँ ? गौर, यह सुन- 
कर कि अभी गाडी नहीं आई, वे निकल पडे । हमलोगो ने वहुत कहा 
कि गाडी अभी आ जाती है, वह दो बजे के बहुत पहले ही वहाँ पहुँच 
जायगी, अभी थोड़ी देर ठहरकर जाने पर भी समय से पहुँच जायेगे । पर 
उन्होने नहीं माना । उस कडी घृप में ही चल पडे । पूछने पर पीछे हम- 
लोगों को पता लगा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वे ठीक समय पर 
पंदल ही पहुँच जायें, व्योकि किसी कारण अगर गाडी न जाती तो वे देर 
करके चलते और वहाँ ठीक समय पर न पहुँच सकते । हमलोगो को इसी 
मे पता चला कि वक्‍त की वे कितनी पावन्दी रखते हं--यह केवल सादवें- 
जनिक काम के लिए ही नही, शारीरिक नित्य-क्रिया के लिए भी । 

खेडा की इसी याना में मेरी पहली मुलाकात सरदार वललम भाई पटेल, 
प्रीशकर लाल वेकर, श्री जनसूया वाई आदि से हुई । वह दिन याद हैं, 
जिस दिन 'करमसद' गाँव में हम गये थे, वही सरदार वल्ूकम भाई का घर 
देखा था और वही भोजन किया था । जो मुलाकात उस समय हुई, वह पीछे 
एक घनिप्ठ सम्बन्ध के रूप में परिणत हो गई । गूजरात के गाँवों का दो- 
तीन दिनो तक दौरा करके में पटना वापस जा गया । मेने वहाँ पूछा था कि 
मेरी जरूरत अगर हो तो में रह जाऊं, पर इसकी जरूरत नही समझी गई 
और मुत्ते छद्दी मिल गई । 

सेडा का सत्याग्रह थोडे ही दिनो में सफलता-पूर्व क समाप्त हुआ । उसके 
वाद गाघीजी उस जिले में दोरा करके लोगों को फोज में भर्ती कराने के 
प्रयत्त में लग गये । उस समय जमंन-युद्ध बहुत जोरों से चल रहा था । 
लार्ड चेम्सफोर्ड को महात्माजी ने वचन दिया था कि वे मदद करेंगे । उस 
वचन फो पूरा करने के लिए उन्होंने उस गर्मी के मौसम में गावों का 
दौरा किया, जिसका एक नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनो के बाद वे सख्त 
बीमार पट गये । 

जब गाघीजी ने फौज में भर्ती कराने वा काम झुरू किया तव उसका 
असर विहार पर यह हुआ कि उस सूर्य की गवर्नमेंट भी भर्ती के वाम में 
हमसे मदद लेने लगी। गाघीजी के साथ चम्पारन में रहने को वजह से 
लोगो से काफी परिचय हो गया पा । शायद सरकारी कर्मचारियों के दिझ 
में भी यह बात बँठ गई धी कि हमारे ऐसा जादमी उस थाम में मदद 
पटुंचा सकता हूँ । इसलिए जब पटना में एक प्रातीय वमिटी बनाई गई तव 
उत्ताग रूदस्य बनने यो मुझसे वहा गया । चुकि गाधीजी इस काम यो यार 
रहे थे, मंने भो मजुर कर लिया | मुस्से विशेष क्षाथा यह फी जाती धी कि 


<२ बापू के कदमों में 


युवक-वर्ग में से में कुछ छोगो को लडाई में जाने के लिए तैयार कर सकू गा, 
क्योकि विहारी-छात्र-सम्मेऊन के कारण छात्र-वर्ग के साथ मेरा बहुत सम्पर्क 
था। पटना-यु निवर्सिटी-बिल के विरोध के आन्दोलन में मेरी साख जम गई 
थी । मेने कुछ प्रयत्न तो किया, पर बिल्कुल असफल रहा, क्योकि छात्र- 
वर्ग लडाई में जाने के लिए तैयार नही था । गाधीजी को भी अधिक सफ- 
रूता नही मिली । पर जहाँ तक उनके शरीर से हो सकता था, उन्होने कुछ 
भी उठा न रखा । इतना अधिक परिश्रम किया कि उनकी जान भी जोखिम 
में पड गई | में अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता । कुछ थोडा-बहुत 
अ्रयत्त किया, पर और कामो के साथ इसको भी एक काम समझ्षा, केवल 
इसी में सारी शक्ति नही लगा दी, अगर लगाता भी तो शायद बहुत बडा 
नतीजा नही निकलता । हमने इससे यह समझ लिया कि गाधीणी जो काम 
हाथ में लेते हे, उसको पूरा करने के लिए अपनी सारी शक्ति छगा देते हे । 
हमने अपने में यह कमी पाई--केवल उसी समय नही, पीछे भी । वह एक- 
पचित्तता और नतीजे की परघा न करके काम करणे की प्रवृत्ति हमने अपने 
में कभी न पाई । 

इसी समय मौंटेगु-च म्सफोर्ड-रिपोर्ट प्रकाशित हुई । उन्होने हिन्दुस्तान 
के विधान में सुधार करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की थी । देश की 
जागृति ओर होम-रूल-आन्दोलन के कारण ही ब्रिटिश गवनंमेंट ने विधान में 
सुधार करने की घोषणा की थी। मि० मौण्टेगू भारत-सचिव थे। ला्ड 
चेम्सफोर्ड वाइसराय थे । दोनो ने भारत में भ्रमण करने और नेताओ से 
मिलते के वाद यह रिपोर्ट लिखी । रिपोर्ट की सिफारिशो के सम्बन्ध में देश 
में मतभेद देखने में आया । कुछ लोग उसको ना-काफी समझते थे, कुछ 
लोग नाकाफी समझते हुए भी कृतज्ञ थे ! तब काग्रेस का एक विशेष अधि- 
वेशन करने का निश्चय हुआ । वह अधिवेशन बम्बई में होनेवाला था ! 
अधिवेशन के लिए सभापति चूनने की बात भाई । इसी सम्बन्ध में श्रीमती 
बेसेण्ट पटना आईं । मुझसे भी इस सम्बन्ध में उनकी बातें हुईं । यो तो 
मेने उसके भाषणों को पहले भी सुना था, पर उनसे परिचय नही हुआ था । 
उन्होने मुझ्न से पूछा कि तुम किसका सभापति होना पसन्द करोगे । मेने 
गाधीजी का नाम वताया । उन्होने कहा, वे दूसरा काम तो खूब कर लेते 
हैँ, पर वे पोलिटिशियन नही हं ! उन्होने मेरे प्रस्ताव को, जो महज खानगी 
तौर से वातचीत में किया गया था, नामजूर कर दिया । शायद वे पहले से 
ही निश्चय करके आई थी कि श्री सेयद हसन इमाम सभापति बनाये जायें । 
झसन इमाम साहव, जबतक हाईकोट के जज नही हुए थे, काग्रेस में जाया- 


बापू के कदमो में ८३ 


आया करते धे--उप्में दिलचस्पी लिया करते*थे, पैसे भी दिया करते थे । 
कलकत्ता में हाईकोर्ट के जज होकर, फौजदारी के मुकदमो में इन्साफ करके, 
उन्होंने अच्छी स्थाति भी पाई थी। जब १९१६ में पटवा में हाईकोर्ट 
सूलछा, जणी से इस्तोफा देकर पटना में वैरिस्टरी करने छूग्रे | इन सारी 
बातो मे मिल-जुलकर उनको बहुत ही प्रसिद्ध जननायक बना दिया था। 
श्रीमती बेसेण्ट ने छोगो से राय करके उनको ही सभापति बनाया । जिस 
वक्‍त उन्होने मुझसे यह कहा कि गाधीजी पोलिटिशियन नहीं हूं, मेने दवी 
जवान से इसका कुछ प्रतिरोध भी किया | चम्पारन में जो वडा काम 
गाघोजी ने कर दिखाया था, उसका हवाला भी दिया । पर मेरी एक न 
चली । जब उन्होने अपनी ओर से हसन इमाम साहव का नाम पेश किया 
सो उनके विरोध में मे कुछ कह ही नही सकता घा | मेरा मनुमान हूँ कि 
आीमती बसेंट का इसी किस्म का विचार गाघीजी के सम्बन्ध में बना रहा; 
वयोकि गाधीजी ने जब देशव्यापी असहयोग-आन्दोलन कआरम्म किया तव 
श्रीमती चेसेंट ने भी उसका जोरों से विरोध किया | यहाँतक कि ग्राघीणी 
की एक तरह से दतान से तुलना करके अपने पत्र में लिखा---'वे बन्धकार- 
मय दाक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हूँ ! 

गाधीजी इतने धस्वस्थ थे कि बम्बई-काग्रेस में नहीं जा सके । मे उसमें 
गया । झाग्रेसतत समाप्त होने पर महात्माजी से मिलने महमदावाद चला गया । 
उन दिनो वे वहां मिरजापुर में, सेठ अम्बालाऊ की कोठी में, ठहरे हुए 
थे । म॑ भी जाकर वही ठहरा | उनको पेट की बीमारी थी । ज्वर भी हो 
जाया करता था । वे ओपधि कुछ लेते नही थे । उस वक्त दूव या दूध से 
बनी कोई चीज भी नही लेते थे । सव लोग घवराते थे कि वे कैसे रोगमुक्त 
होगे। मंने सोच लिया था कि दो-चार दिनो तक उनके साथ ठहरूँगा । रोज 
कुछ देर उनके पास बैठता । बाकी समय इघर-उबर घूमने में लगाता । 
एक दिन धहर में कुछ पुरानी ऐतिहासिक चीजों फो देखने फे लिए चक्ा 
गया। युछ देर करके लोटा तो सुना कि ये आश्रम चड़े गये । म॑ नी 
आश्रम चटा गया जौर वही व्हरा । इसरे ही दिन वहाँ से लौटने का भेरा 
परादा गा । 

उस वक्त तक कुछ सदन आम्रम से वन गये थे । एक कमरे में एक 
चारपाई पर वे छेटे थे। म॑ पूध सवेरे यहाँ उनसे मिलने चंदा गया । 
देशा फि ये कुछ चिस्तित और व्यस्त हूं । थोडी देर में श्रीठगनछा5 गाघी 
भा गये । युछ देर के बाद महात्माजी स्वयं बोलने छगे---“वाद में ज्यर फी 
हालत में जिह बरफे यहाँ घला क्षाया | मे वहाँ उस बढ़े महद में पढा-पटा 


८४ बापू के कदमों में 


यही सोचता था कि इस महल में मेरा क्‍या काम, मुझे तो आश्रम में ही 
रहना चाहिए और जबतक आश्रम में न जाऊं, मुझे शान्ति कहाँ मिलेगी । 
यहाँ भी आकर में बहुत देर तक जागता और सोचता रहा हूँ कि में क्या कर 
रहा ह--एक काम भी पूरा नही कर पाता कि दूसरे काम में हाथ छूगा 
देता हैं, वह अभी अघूरा ही रहता हे कि तीसरे में पड जाता हूं । इस 
आश्रम को मेने बहुत आशा और हौसले से खोला था । मे चाहता था कि 
यहाँ रह कर, जैसा यह आश्रम होना चाहिए, वैसा इसे बनाने में और जेंसे 
आश्रमवास्ती होने चाहिए, वैसे छोगो के तैयार करने में लगा रहें। पर वह 
काम अभी ठीक तरह से आरम्भ भी न हुआ कि मुझे चम्पारन चला जाना 
पडा और तुमलोगो पर आश्रम चलाने का सारा भार पड गया । यहाँ तक 
कि जिस दिन से बाजाब्ता आश्रम का काम शुरू हुआ उस दिन भी मे न आ 
सका । चम्पारन में जहाँ तक गवनेमेंट से काम करा कर रयतो को राहत 
दिलाने की बात थी, वह तो एक प्रकार से पूरी हुई । पर क्या इतने से ही 
रैयतो का भला होगा ? उनके बीच में रहकर उनकी रहन-सहन सुधारना, 
उन्हे निर्भीक बनाना ओर सच्ची शिक्षा देना असल काम है । इसके लिए 
मेने कुछ पाठशालाएं खुलवाई । वहाँ उनके बीच रहकर कुछ काम करना 
चाहिए, ऐसा सोचा तो, पर वह रचनात्मक काम अभी पूरी तरह आरम्भ 
भी न हुआ था कि मुझे 'खेडा' जाना पडा । खेडा का काम अधूरा ही था 
कि फोज की भर्ती का काम आ गया ! वही करते-करते इतना बीमार हो 
गया हूँ | मालूम नही, क्या होगा | अहमदबाद के मिल-मजदू रो में भी मेंने 
काम शुरू किया । पर उसको भी अघूरा ही छोड कर दूसरे काम में रूग 
जाना पडा । तो क्‍या सारा जीवन इसी तरह के अधूरे काम करके ही 
समाप्त करना है ? मुझे वह महू कल आराम नहीं देता था, चुभ 
रहा था । इसीलिए में इतना जिद करके, ज्वर की हालत में ही, यहाँ 
चला आया । यही रात भर सोचता रहा । अब क्‍या होगा, कुछ देख 
नही रहा हूँ ।” 

इसी तरह को बातें करते-करते वे इतने भावेश में आ गये कि आँखों 
से आँसू बहने रंगे । वे बच्चो की तरह फूट-फूट कर रोने छूगे । हमलोग 
चुप बैठे देखते रहे--क्या बोलें, क्या कहें और उनको क्या समझावें ! थोडी 
देर के बाद खुद ही शान्त होकर फिर वोले--इतना आँसू बहने से कुछ 
शान्ति आई । जो ईइवर को मजूर होगा, वही होगा ।” इतना ही कहकर 
चुप हो गये । फिर, थोडी देर के वाद, आभाश्रम की और दूसरी बातें करने 
लगे । मुझे भी पटना जाने की आज्ञा मिली । में वहाँ से पटना आ गया | 


बापू के कदमों में ८५ 


बराबर वह दृश्य आँखो के सामने रहता है । भव मालम होता हूँ कि 
उन्होने अपने जानते तो काम अधूरा छोडा, पर जिस काम को अधूरा भी 
छोडा, उसे भी बहुत दूर आगे तक पहुँचा दिया । अगर उसमें भी कुछ बाकी 
रह गया हूँ तो उसे देश को--विशेष कर जो छोग अपने को उनका अनुयायी 
मानते है. उनको--पूरा करना है। यदि वे पूरा नही करते तो देश का 
दुर्भाग्य और उनकी अकमंण्यता हूँ । 


८४ बापू के कदमों में 


यही सोचता था कि इस महल में मेरा क्‍या काम, मुझे तो आश्रम में ही 
रहना चाहिए और जबतक आश्रम में न जाऊं, मुझे शान्ति कहाँ मिलेगी | 
यहाँ भी आकर मे बहुत देर तक जागता और सोचता रहा हूँ कि में क्या कर 
रहा हू--एक काम भी पूरा नही कर पाता कि दूसरे काम में हाथ लहंगा 
देता हे, वह अभी अधूरा ही रहता हैं कि तीसरे में पड जाता हूं । इस 
आश्रम को मेने बहुत आशा और हौसले से खोला था । मे चाहता था कि 
यहाँ रह कर, जैसा यह आश्रम होना चाहिए, वेसा इसे बनाने में और जंसे 
आश्रमवासी होने चाहिए, वैसे लोगो के तैयार करने में लगा रहे । पर वह 
काम अभी ठीक तरह से आरम्भ भी न हुआ कि मुझे चम्पारन चला जाना 
पडा और तुमलोगो पर आश्रम चलाने का सारा भार पड गया । यहाँ तक 
कि जिस दिन से बाजाब्ता आश्रम का काम शुरू हुआ उस दिन भी मे न आ 
सका । चम्पारन में जहाँ तक गवनंमेंट से काम करा कर रौैयतो को राहत 
दिलाने की बात थी, वह तो एक प्रकार से पूरी हुई। पर क्या इतने से ही 
रैयतो का भला होगा ? उनके बीच में रहकर उनकी रहन-सहन सुघारना, 
उन्हे निर्भक बनाना और सच्ची शिक्षा देता असल काम है । इसके लिए 
मेने कुछ पाठशालाएं खुलवाईं । वहाँ उनके बीच रहकर कुछ काम करना 
चाहिए, ऐसा सोचा तो, पर वह रचनात्मक काम अभी पूरी तरह आरम्भ 
भी न हुआ था कि मुझे 'खेडा' जाना पडा । खेडा का काम अघ्रा ही था 
कि फौज की भर्ती का काम आ गया | वही करते-करते इतना बीमार हो 
गया हूं । मालूम नही, क्या होगा । अहमदबाद के मिल-मजदू रो में भी मेने 
काम शुरू किया । पर उसको भी अधूरा ही छोड कर दूसरे काम में लग 
जाना पडा । तो क्या सारा जीवन इसी तरह के अधूरे काम करके ही 
समाप्त करना है ? मुझे वह महरू कल आराम नही देता था, चुभ 
रहा था । इसीलिए में इतना जिंह करके, ज्वर की हालत में ही, यहाँ 
घला आया । यही रात भर सोचता रहा। अब क्‍या होगा, कुछ देख 
नही रहा हैं । 

इसी तरह की बातें करते-करते वे इतने आवेश में आ गये कि आँखों 
से आँसू बहने लगे । वे बच्चो की तरह फूट-फूट कर रोने लगे । हमलोग 
चुप बेठे देखते रहे--क्या बोलें, क्या कहें और उनको क्या समझावें ! थोडी 
देर के बाद खुद ही शान्त होकर फिर बोले--इतना भाँसू बहने से कुछ 
शान्ति आई । जो ईश्वर को मजूर होगा, वही होगा |” इतना ही कहकर 
चुप हो गये । फिर, थोडी देर के बाद, आश्रम की और दूसरी बातें करने 
लगे । मुझे भी पटना जाने की माज्ञा मिल्ली । में वहाँ से पटना आ गया ॥ 


बापू के कदमों में <५ 


वरावर वह दृश्य आँखों के सामने रहता हैँ । भव मालूम होता हूँ कि 

उन्होने अपने जानते तो काम मचूरा छोडा, पर जिस काम को अधूरा भी 
छोडा, उसे भी बहुत दूर आगे तक पहुँचा दिया । मगर उसमें भी कुछ बाकी 
रह गया हूँ तो उसे देश को--विशेष कर जो छोग बपने को उनका मनुयायी 


मानते हूँ उनको--पूरा करना हैं। यदि वे पूरा मही करते तो देश का 
दुर्भाग्य और उनकी बकर्म ण्यता हूँ । 


आठवोँ अध्याय 


जमंन लडाई के जमाने में दो मुख्य घटनाएँ हुईं, जिनका भारत के इति- 
हास के साथ बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है । एक का थोडा जिक्र मे कर चुका 
ह--वह वेधासिक सुधार-सम्बन्धी घोषणा और उसकी पूर्ति के लिए 
मोण्टेगू-'चे म्सफोड-रिपोट के सम्बन्ध में देश में मतभेद इत्यादि। और, 
दूसरी चीज थी रोलट कमीशन की नियुक्ति। यह कमीशन देश में 
राजविद्रोही दलो की कार्यवाहियो की जाँच फरने और उनसे राज्य 
को सुरक्षित रखने के उपाय बताने के लिए नियुक्त हुआ था । इसका नाम 
इसके प्रधान 'मि० रोलट' के नाम पर पडा था। कमिटी ने एक रिपोर्ट 
तैयार की । उसमें क्रान्तिकारी दलो का इतिहास तो था ही, छडाई के जमाने 
में देश और विदेश में जो विद्रोह करने का प्रयत्न किया गया था उसका 
वर्णन भी था। उसकी सिफारिशें इस तरह की थी कि भविष्य में किप्ती 
विद्रोही को विद्रोह करने का मौका न मिले । लडाई के जमाने में, सभी देशो 
में, दुश्मन के षड़यत्र से बचने के लिए, ऐसे कानून बना दिये जाते हे । ऐसे 
कानून के द्वारा, अदालतों के हस्तक्षेप विना ही, शक-शुबहा पर किसीको 
गिरफ्तार कर नजरबन्द कर देने ओर घर-जायदाद पर कब्जा कर लेने का 
अधिकार सरकारी अधिकारियो को दे दिया जाता है--इत्यादि । चू"कि 
दुश्मन से मुकाबला रहता है, लोग इन चीजो को बर्दाश्त कर लेते हे । जहाँ 
अपनी सरकार रहती हे, वहाँ इन अधिकारो का प्रयोग भी ऐसी ही अवस्था 
में होता है, जब देश के लिए आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार का अधि- 
कार भारत-सरकार को भी, लडाई के जमाने में, मिले थे। यहाँ अपनी 
सरकार तो थी नहीं । ऐसे कानून का, गैरकानूनी तौर से भी, लोगों के साथ 
बहुत दुव्यं वहार हुआ था । खासकर लडाई के लिए चघन्दा वसूलने और फौज 
की भर्ती में बहुत ज्यादती और जुल्म हुए थे | देश में इस वजह से बहुत 
असतोष और रोष था । विशेष कर पजाव में, जहाँ के बडे जाविर और 
जबरदस्त लेफ्टिनेंट-गवनंर सर मायके ओडायर थे । 


वापू के कदमों में ८७ 


रौलट-कमिटी की सिफारिशों थी कि इस लडाई के लिए बने हुए इस 
भारत-रक्षा-फानू न की युरी-से-बुरी घाराओों को भी अस्थायी रूप से भारतघर्प 
के कानून में स्थान दिया जाय । यह कमीशन छडाई के जमाने में ही नियुक्त 
हुआ था । पर इसकी रिपोर्ट निकलते-निकलते लडाई खत्म हो गई। तब 
गबनं मेंट ने इसकी सिफारिशो के अनुसार बिल तेयार किया, जो दृम्पीरियल- 
लेजिस्लेटिव-कौंसिल के अधिवेशन में पेश किया गया । गवनंमंठ की दोहरी 
नीति बहुत दिनों से चली आती थी--एक तरफ कुछ वेघानिक सुधार करके 
स्वराज्य की वात करनेवालो का मुंह बन्द कर देना और दूसरी जोर अधिक 
पी-चपड करनेवालो के साथ सख्ती करना । इसी नीति के अनुसार एक तरफ 
सुधार की योजना हुई, दूसरी तरफ रौलट-विल वना । दोनो ही देश के 
सामने आये । सुधार की योजना के सम्बन्ध में तो देश में कुछ मतभेद था, 
पर काले कानूनों के सम्बन्ध में देश-भर में कोई मतभेद नहीं था | यह नाम 
उन दो विलो का पड गया, जिनके द्वारा रोलट-कमीशन की सिफारिशों को 
फानूनी रूप मिलता धा। देश के नरम दर, गरम दल ओौर फ्रान्तिकारी 
लोग--सवके सब उनके कट्टर विरोधी थे । कौंसिल में उन दिनो थोडे ही 
लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते थे । बधिकतर सरकारी मुछाजिम तथा 
सरकारी नामजद लोग ही फौंसिल-मेम्बर हुआ करते थे । चुने हुए प्रति- 
निधियों में एक आदमी भी ऐसा न मिला, जो उनका फडा विरोधी न हो । 
सारे देश में जावाज उठी कि हिन्दुस्तान ने लडाई जीतने में गवर्नमेंट की 
फितनी मदद की भौर उसका फल इन काले कानूनों के रूप में गवर्ममेंट दे 
रही हूँ | पर गवर्न मेंट ने एक भी न सुनी । ऐसा मालम हुआ कि में जरूर 
पास हो ही जायेंगे । महात्माजी, जो हाल ही में अपनी बीमारी से उठे थे, 
एन बिलो से बहुत ही व्यथित हुए । उन्होंने इनका कडा विरोध किया । 
दूसरे लोग अपने घयान देकर ही शायद चुप रह जाते, अपने विरोध को कोई 
श्यात्मक रूप नही देते, पर गाधीजी इस तरह चप बंठनेवाले नहीं थे। 
उन्होंने सभी जगहों पर सभाएँ करके विरोध करने का कार्यप्रम देश के 
सामने रसा । बहुतेरी सभाएं हमलछोगो ने बिहार में भी फी। सासपार 
पटना में कई सभाएं हुई, जिनमे बहुत छोग जाया करते । एन तरह की 
सभाएँ एसदे पहले हम फभी बिहार मे नहीं देखते थे । नई जागृति मौर नया 
जीवए आ गया था । 

सन्त में, उब सरकार ने कु नहीं सुना, तव उन्होनें यह प्रस्ताव किया 
कि ये गानून यदि पास भी हो जायें तो गदापि न भाने जायें। जो लोग 
ऐसा मरने थो छिए तैगथार ये, उनके नाम शिसकर प्रतिज्ञा-पप्त पर दस्तसत 


८८ बापू के कदमों में 


कराके भेजने को कहा । बिहार में, चू कि में पटना में ही रहता था, मेरे 
ही जिम्मे दस्तखत कराने का काम आया । कहना अनावश्यक है कि चम्पा- 
रन के उनके सहकमियो में से बहुतेरों ने, और दूसरे लोगो ने भी, सहष॑ इस 
प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत कर दिया । 
यह ठीक पहला समय था, जब हिन्दुस्तान में लौटने के बाद गांधीजी 
ने सामूहिक रूप से कानून तोडने का कार्यक्रम देश के सामने रखा था । इस 
कार्य क्रम में एक बडी कठिनाई यह थी कि जो काले कानून बन रहे थे और 
जिनके विरोध में यह सत्याग्रह होनेवाला था वे आसानी से तोडे नही जा 
सकते थे, क्योकि उनमें कोई ऐसी चीज जल्दी नही निकरूती थी, जिसकी 
अवहेलना की जा सके । पर इस दिक्कत को गाघीजी ने इस तरह हल 
किया कि जो प्रतिज्ञा-पन्न उन्होने बनाया उसमें यह लिखा गया कि हस्ताक्षर 
करनेवाला उन कानूनो को अथवा कमिटी के बताये हुए दूसरे कानूनो को 
भी तोडेगा । इस तरह, कमिटी के हाथ में यह बात रख दी गई कि कौन 
कानून तोडना होगा । सत्याग्रह-सभा के नाम से कमिटी मुकरेर हुईं । सारे 
देश में उत्साह उमड रहा था । पर बहुतेरे लोग, जो काले कानूनो के कट्टर 
विरोधी थे, सत्याग्र ह--- अर्थात्‌ कानून-भग--का कार्य क्रम नापसद करते थे । 
यही पर साफ हो गया कि गाधीजी की पद्धति में गौर आजतक की प्रचलित 
राजनीतिक आन्दोलन की पद्धति में कितना फरके हैँ । वेघानिक सुधार के 
कारण काग्रेस के भीतर जो मतभेद पंदा हो गया था, वह इस सक्रिय आन्दो- 
लन के कारण और भी स्पष्ट हो गथा। बिहार में इस सम्बन्ध में उतना 
कडा विरोध नही था। यहाँ तक कि मि०, हसन इमाम ने भी प्रतिज्ञा-पत्र 
पर दश्तख्तत कर दिया था । इसी सिलसिले में गाधीजी ने तिथि नियत की । 
उस दिन देश को उपवास करने, सब करबार बन्द रखने, जुलस निकालने 
तथा सभाएँ करके विरोध-प्रस्ता करने का आदेश दिया । उन्होने इस 
आन्दोलन को देश के लिए शुद्धि का एक साधन बताया और अहिंसा पर 
काफी जोर दिया । यह भी कहा कि उस दिन सभी लोग अपने घमे के 
अनुसार अपने-अपने देवालयो में प्रा्थंना करें। तिथि के प्रकाशित होने में 
कुछ गडबडी हो गई । इसलिए कही एक हफ्ता बाद और कही एक हफ्ता 
पहले यह दिन मनाया गया । 
देश के लिए यह एक नया संदेश था | उस समय तक आन्दोलन का 
रूप बस सभाओ में प्रस्ताव पास कर देना और अखबारों में लेख लिख देना 
तक ही सीमित रहा करता था । ग्ग-भग के समय, इसके अलावा, अग्नेजी 
चीजो के वहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार की वात भी चल गई थी । पर 


धापू के कदमों में 


वह उसी एक आन्दोलन में काम में लाया गया था । वगन्मग रह हो जा. 

के वाद उसे भी लोग भूल गये थे । हाँ, जो उग्न मिजाज के थे, वे ऋान्तिकारी 
दल में धरीक हो गये । क्रान्तिकारी लोग अग्रेजी और हिन्दुस्तानी अफसरो 
फो, जो आन्दोलन दवानें में अधिक काम करते रहे, मार डालने का भयत्त 
करते थे । इसके लिए वे बम बनाते गौर जहाँ-तहाँ से पिस्तौल इत्यादि 
जुटाते । कुछ लोग चुपके से पसे उनको देते । नही तो, जहाँ तके उनकी ओर 
से डकैतियाँ की जाती, उन्ही से पैसे जमा किये जाते । विशेषकर इसे दल 
में यृवक होते । इसका खुला प्रचार नहीं होता; सब काम गुप्त रीति से 
किये जाते । इसलिए, देश की जनता में इसका वहुत प्रचार नही हो पाया 
था । पर जो इसमें शरोक होते, वे घन के बडे पके होते--अपनी जान हथेली 
पर लेकर काम किया करते । बहुत मुकदमे भी चले । वहुतेरो को फाँसी, 
फालापानी और लम्वी-लम्वी कैद की सजाएँ मिलती । एक कमजोरी इसमें 
यह थी कि जब कमी मुकदमे चलते, चाहे जिस तरह हो, किसी-त-किसी को 
पुलिस फोड ही लेती । वहो सरकारी गवाह हो जाता । मुकदमा चलने 


पर फचहरियी में पैरवी की जाती सौर जिस तरह से हो, बचने क। प्रयत्त 
किया जाता । 


गाघीजी ने जो कार्य क्र चतलाया था, वह इससे भिन्न था । एक तो 
उममें प्रतिपक्षी पर हाथ उठाने की बात नही थी; दूसरे जो कुछ करना था, 
वह खुले-आम झलक छिपकर नही, और उसके लिए जो भी सजा हो उसे 
हँसते हंसते शिरोघार्य करना था । रौलट बिल के विरुद्ध आन्दोलन में जितनी 
सभाएं देण में हुई और उनमें जितने छोग शरीक हुए, उनमें जो उत्साह 
के दृश्य देखे गये. वे अमृतपूर्वे थे । जो छोग पहले की पद्धति से सतुप्ट नही 
थे ओर जो उसे निष्फल तथा निष्किय समझते थे--पर साथ ही जो कान्ति- 
नारी कार्यक्रम को भी पसद नहीं करते थे---इस नये कार्यक्रम को देखकर 
चहूत प्रभावित हुए । ऐसा मालूम हुआ कि देश के हाथ में एक नया हथियार 
गाधीजी ने दे दिया | 

चम्पारन से जाने के बाद भी गाघीजी ने विहार के साथ सम्बन्ध रखा । 
हमलोग समसते थे कि जो कुछ वे कहे, हमें करना हो चाहिए । उनको 
भी भरोत्ता था कि वे जो कहेंगे, उसे विहार के छोग मान लेंगे । इसलिए, 
प्स सत्याग्रह में हमने अपनी जवाबदेही समझकर ही उस काम को हाथ में 
लिया य्रा--यद्यपि यह अभी साफ नहीं था कि कव॑ और किस तरह इसका 
आरस्न होगा । पटना में छठी अप्रैल को हडत्ताल, जुलूस बौर सभा ऐसी 
१, जेंसी पटले विहार में कभी न हुईं होगी। केवल पटना में ही नही, 


९० बापू के कदमों में 


विहार के दूसरे शहरो और गाँवो में भी यह दिन बडे समारोह से मनाया 
गया ! शहरो में एक भी दुकान न खुली और न भाडे की एक सवारी 
चली | सारे शहर के हिन्द्रुओ ने मानो उस दिन को एक पवित्र दिन मानकर 
गगा में स्तान किया और मदिरो में प्राथंना भी की। मुसलमानों ने 
मसजिदो में दुआएँ माँगी । दोपहर को दो-ढाई भील लम्बा एक जुलूस 
निकला, जिसमें सभी लोग नगे सिर और नगे पर शरीक हुए । पटना शहर 
में किले पर सभा होनेवाली थी, पर वह जगह छोटी साबित हुई । अत 
सब लोग गगा के किनारे बालू पर फंल गये । वही एक इतनी बडी सभा 
हुई जितनी बडी उसके पहले पटता में कभी हुई न होगी । गाधीजी का नाम 
बिहार के देहातो मे--विशेषकर उत्तर-बिहार में--छोग अच्छी तरह जानते 
थें, क्योकि चम्पारन की बात घर-घर में फल गई थी। गाँव के लोगो ने भी 
उस दिन काम बन्द रखने के आदेश का एसा पालन किया कि उस दिन 
देहातो मे न हल जोते गये और न बंलछगाडियाँ चली | सभी जगहो पर 
लोगो ने उपवास किया और सभाएं की । यह खबर जब हमलोगो को 
मालम हुई कि गाँवों में भी छोगो ने यह दिन मनाया है, तब हमलोगो का 
उत्साह और भी बढ गया । अब हम इसकी अपेक्षा करने लगे की आगे क्‍या 
आदेश मिलता हैं । 

गाँधीजी, दिल्‍ली में कुछ वाकयात हो जाने के कारण, अहमदाबाद से 
दिल्‍ली जा रहे थे । गवर्नेमेंट के हुक्म से, दिल्‍ली के नजदीक पहुँचने पर, वे 
गिरफ्तार कर लिये गये । गवरने मेंठ के आदमी उनको कही ले ग्यें--उस 
समय उनलोगो ने यह वही क्तलाया कि उन्हे कहाँ ले जा रहे हैँ । श्री महादेव 
भाई उनके साथ थे, उन्हे भी यह पता न छगा कि महात्माजी कहाँ ले जाये 
गये । तब वे सीधे वम्बई वापस हुए। उन्होने मेरे पास तार भेजा कि 
महात्माजी दिल्‍ली के रास्ते में गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान में भेज 
दिये गये । मुझे उन्होनें तुरत बम्बई बुलाया कि वही सिलकर सलाह-बात 
की जाय कि अब क्‍या करना होगा । में तार पाते ही वम्बई के लिए 
रवाना हुआ । समझ लिया कि कुछ-न-कुछ होकर ही रहेगा, अब ज्यादा 
इन्तजार करने की जरूरत नही पडेंगी । रास्ते में मुझे कुछ अखबार मिले, 
जिनसे यह पता चला कि कई जगहो पर बलवा शुरू हो गया है | पटना से 
वम्बई जाने में प्राय दो दिन रेल में लूग जाते हैँ । मुझे यह खबर भी एक 
दिन देर करके मिली थी, इसलिए मेरे बम्बई पहचते-पहँचते तीन या चार 
दिन वीत चूके थे । म॑ पहुंचा तो मालूम हुआ कि महात्माजी को और कही 
न ले जाकर बम्बई में ही छाक़र छोड दिया है । उनकी गिरफ्तारी की खबर 


बापू के कदमों में ९१ 


से बम्बई में भी कुछ बलवा-फसाद घुरू हुआ था। पर वहाँ उनके पहुँच 
जाने पर झाति हो गई थी । किन्तु वे अहमदावाद चले गये थे, जर्ीाँ जोरों 
रे बलवा हो रहा धा । तब तो वबम्बई में मेरा कोई वाम नहीं रह गया । 
मेने सोचा कि अहमदायाद ही चलना चाहिए । उसी दिन सध्या की साष्टी 
से म॑ अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया । वहां भी महात्माजी के पहनने 
यो बाद बलवा-फ्साद कम हो गया था । पर सरकारी चोऊुसी सारे घहर में 
दीख रही थी । पुलिस और फौज के बादमी पहरा छगा रहे थ | स्टेमन से 
सावरमती-आश्रम पहुंचने में मझे कठिनाई का सामना करना परटता, किन्‍्यु 
स्टेशन पर युफिया-पुलिस के मादमी ने ताँगा ठीक करके मेरा काम आसान 
कर दिया । में महात्मा जी के पास सकुशद पहेंच गया । वे झहर में सभी 
जगटो पर अपने कार्यकर्ताओं ये भेज रहे थे और ठोगो को समजा-वबुझाकर 
शान्त करने के प्रयत्न में छगे हुए थे । बहुत-कुछ ब्प्टर घान्‍्त हो चुका था । 
पर तो भी लोगो में प्रचार वी जनरत तो थी ही । वहाँ की स्थिति सुपरने 


हे 


ही, उसी दिन था दूसरे दिन, महात्माजी फिर बम्प्र5 ये छिए रात को रवाना 
हो गये । में भी साथ था । रेल में उनरे ही उब्पे में वंठा। रात को वे 
सोये नहीं, कुछ लिसते टी रहें । सबेने थो उन्होने दिया था, मुझे पढने को 
दिया । वह क्षार्दोलन और नतयाग्रह बन्द करने थी घायणा थी । जो बद्वा- 
फसाद उनकी गिरफ्तारी वो गरण दिलो, पजाव, वम्पर्ड, अहमदाबाद और 
और दूसरे जनेवा स्थानों में हुआ उसका असर उनके दिल पर बहुच् पढ़ा । 
उन्होने उसे समय रेल में ही निश्चय क्रिया कि देथ ने उनकी पद्धति को अमी 
ठीय समता नहीं, उसमंडिए सास्रोलन को यन्द वरना हो उचित होगा । 

जो छोग सभी उनके जहिया-तत्व फो ठोक नहीं समसे हुए थे, उन्हाने 
इसवी आलोचना की। दस नरह लानदोरन रोक देने को भल्या-्युरा भो 
फहा । क्षमी तब सत्याग्रद ने गही घुरह इज्ा था जोर न इसरा ठीक रूप ही 
निर्धारित एम था । जिन छोो ने प्रतियानयत्र पर दस्तखन विये थें, ये भी 
अनी नहीं जानते थे फ्रि उसी कया और फ्य दइछ परना होगा। एसोशिए 
महात्मायी की घोपणा निकाते ही संतद्यापरद्ध की बाय तो स्थित हो गई 
पर इपै बीच प॒जाव के जाहियानवादान्याग में, जेनरलछ टायर द्वारा, निर्मम 
सझगराणए और दजाव-प्रानत्त में बदे भा जनप और सत्पायार हो गये, 
लिनती पूरों सबर देथ मो बल दिनों तक नहीं सिरे । विस्सु मिरने वर 
तो सारे देश में खागन्ली छगे गई । यही हय राज्य सम्र धो दशम्यापी आररोइन 
थी सीद 78ने या सारप साबित हैई ॥। एसी हीय दिडिश गयर्नसेद मो 


गे इ ता शत 5 5 हे अाफचफलीं मे भा हाई 


९२ बापू के कदमों में 


ह.] 


जागृति छा दी । जब पजाव-सम्वन्धी हत्याकाड और अत्याचारो की जाँच: 
के लिए गवनंमेंट ने हटर-कमीशन नियुक्‍तत किया और उस कमीशन के 
साथ काग्रेस की नही पटी, तब काँग्रेस की ओर से जाँच क लिए अलग 
कमिटी मुकर्र हुई, जिसके एक सदस्य महात्मा गाधी भी थे | जब ह॒त्याकाड 
तथा अत्याचारो के व्योरेवार हाल लोगो को मालम हुए तब्र देश के असतोष 
का पारा और भी ऊँचा चढ़ गया । में उन दिनो पटना में ही रहा, पर इस 
जाँच-कमिटी के साथ मेरा कोइ सम्बन्ध नही हुआ । 

जब गाँधीजी ने खिलाफत-कमिटी को असहयोग करने की राय दी, उसने 
खिलाफत-सम्बन्धी सरकारी नीति के कारण असहयोग करने का निरचय कर 
लिया । गवनंमेंट ने भी हटर-कमिटी और काग्रेस-कमिटी की जाँच-रिपोर्ट के 
बाद पजाब-सम्बन्धी कोई सतोषजनक फैसला नही किया । तब, काँग्रेस के 
सामने भी यह सवाल आया कि अब उसे क्‍या करना चाहिए । इस तरह, 
काग्रेस-कमिटी और खिलाफत-कमिटी--दोनो, एक साथ मिलकर, काम करने: 
लगी । दोनो के सामने असहयोग की बात आई । बनारस में एक बेठक हुई । 
वहाँ यह तय हुआ कि काँग्रेस का विशेष अधिवेशन, इसी विषय पर विचार 
करने के लिए, कलकत्ता मे किया जाय । लाला लाजपतराय हाल में ही 


विदेश से लोट थे । उस अधिवेशन के वही सभापति चुने गये | १९२० के 
सितम्बर में अधिवेशन करने का निश्चय हुआ । 


असहयोग का जो कार्यक्रम गाधीजी ने वतलाया, उसमें था--सरकारी' 
उपाधियो को न लेना और जो मिली हो उन्हे छोड देना तथा नये विधान 
के अनुसार होनेवाले सरकारी कौंसिलो के चुनाव का वहिष्कार करना--न 
कोौसिलों के लिए उम्मीदवार खडे होना और न वोट देना, सरकारी या 
सरकार से क्रिसी तरह का सम्बन्ध रखनेवाले स्कलो और कालेजो का 
वहिष्कार करना--वहाँ न शिक्षा पाना और न अपने बच्चो को शिक्षा पाने 
के लिए उसमें दाखिल करना, सरकारी अदालतो का वहिष्कार करना---न- 
उनमें मुकदमे दायर करना और न वकालत-मुख्तारी करना । ये चार 
बहिष्कार असहयोग के मख्य अग थे । साथ ही, विदेशी वस्त्र का वहिष्कार, 
चरखा तथा खद्दर का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा, पचायती अदालत कायम 
करना---इत्यादि उसके रचनात्मक काम थे । देश में इस काय॑ क्रम पर बहुत 
चर्चा होने लगी । 

गाँघीजी ने “यग इंडिया” का सम्पादन अपने हाथ में लिया था । इसलिए' 
उनके वविचार देश को प्रति सप्ताह मिल जाया करते थे । में दूर से ही इन 
सव चीजो को देखता ओर सुनता रहा । महात्माजी से भी मेरी मुलाकात, 


55 >> 


बापू के बादमों में ९३ 


फ्रिस-कमिटी की किसी विशेष मीटिंग में या ऐसे ही दूसरे घिसी मौके पर 
होती रहती । पर मेने इस सम्बन्ध में उससे विशेष कुछ जानने या पूछने की 
न जम्रत समझी और न उन्होंने कुछ कहने या लिखने की । में उनके छेखों 
बादि में ही मतुष्ट हो जाया करता था । उनके दिल में शायद यह भरोसा 
या कि जब काम का समय आयेगा तत्व विहार की छोग उनके कार्यक्रम को 
यथासाध्य पुरा करने से बाज नही आयेंगे । 

उस मौके पर मेरे कम सम्पर्क का एक कारण यह भी था कि १९२० के 
आरपघ्म से ही मे एक बडे मुकदमे मे काम कर रहा था, जिसमें प० मोती- 
छालजी नेहन ओर देशवन्य दासजी भी थे । मेने निश्चय कर लिया था कि 
अमहयोग भारम्भ होने पर भी मे उसमें शरीक होना ही होगा और 
इसके लिए मुसे दो चीजें नत्याल छोडनी पर्देगी---एक तो वकालत भौर 
दूसरी असेम्बछी की उम्मीदवारी । चनाव १५२० के नवम्बर में होनेवाला 
था। मंने सोचा था कि चम्पारत से में खड़ा होऊँगा । वहाँ के किसान 
हमठोगो को जान गये थे । में समझता था कि वहाँ से चने जाने में मात्ानी 
होगी --में उस जिले के होगो का प्रतिनिधित्व भी कर सकूगा, क्योकि वहाँ 
पी खासी जानकारी हो गए थो, पर यह तभी करना होगा जब कांग्रिस 
फैसला कर दे । भाशा घी कि बड़ा मुकदमा भी उस समय तक समाप्त 
हो गया रहेगा, इसलिए म॑ अभी अपना काम करता रहा । 


अगस्त महोने में, विहार-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेश़्न का अधिवेशन 
भागलपुर में होनेवाला था । मुझे ही लोगो ने उसका सभापति चुना था । 
उग़के सामने देश फी सबसे बडी समस्या पर गौर असहयोग के कार्यक्रम पर 
विचार होनेवाल्य था । होगो ने, यह जानते हुए भी कि में अमहयोंग फा 
पन्चपाती हू, मु्ते समापत्ति चुना । पर में यह नहीं जानता था कि सम्मेदन 
एस दायप्रम को मानेगा था नहों । अभी तक देश के किसी प्रान्त ने इस 
सम्पन्ध में जपनी राय नहीं दी थी, इसलिए में हिचकता था। पर वाबू 
प्रजनिधोर आदि के जोर देने पर मेने समापत्षितवव स्वोकार कर दिया ॥ 
ली सब्यिदानन्द सिनहा-जंसे दजर्ग नेता से भी परछ लिया । उन्होंने चहनत 
पुड़े दिल से मेरा समाप्ति होना पसंद क्रिया, राय भी दी फि नग्हारा 
वियार आगर अमहयोग फे पक्ष में हैँ तो तुम उससो सम्मेग्न के सामने साफ- 
सापः बत्तप दो और अन्तिम निश्चय सम्मेलन पर छोट दो । मंने ऐपाड़ 
किया ॥ मेरा भाषण, शिराप्त और पराव मी घटनायों की पर्चा करों 
द्रिद्िं] गयनं मेंट से सत्सवधों स्याय कराने के दिए हसट्योग-शार्यशम 
गो एवं प्रयार से अनिदार्य बवागर, उससोी एप्टि झाग्ना था। इसे छति- 


९४ वापू के कदयों में 


रिवत कुछ अपने सूबे की तात्कालिक बातें भी उसमें थी। यह सम्मेलन 
काग्रेस के विशेष अधिवेशन से चन्द दिन पहले ही हुआ। में जहाँ तक 
जानता हूं, यह पहला ही सम्मेलन था जिसमें किसी प्रान्त के प्रतिनिधियों 
ने असहयोग के समर्थन में बाजाब्ता प्रस्ताव पास किया । जब हमलोग 
प्रस्ताव के रूप पर विचार करने लगे तब बाब्‌ ब्रजकिशोरप्रसाद ने पजाव की 
घटनाओ और खिलाफत-सम्बन्धी शिकायत के अलावा असहयोग के कारणों 
में स्व॒राज्य प्राप्ति को भी जुडवा दिया । यह उस समय, विशेषकर हमको, 
खटका । अभी तक हमने यह समझ रखा था कि यह असहयोग थोड़े दिनो 
के लिए ही होगा, जैसे चम्पारन का काम पूरा करके हम फिर अपने अपने 
घघे में लग गये थे वंसे ही इसको भी पूरा करके पजाव और खिलाफत के 
सम्बन्ध में इन्साफ करा लगे तथा फिर अपने-अपने धन्‍न्धो में रूग जायंगे। 
हम यह समझते थे कि स्वराज्य-प्राप्ति बहुत कठिन हैँ, उसके लिए एक बार 
असहयोग शरू कर देने पर झायद सारी जिन्दगी असहयोग करते ही बितानी 
पड़े । इसके लिए सम्मेलन के पहले तक मेने नही सोचा था भर न तैयार 
ही था। पर सम्मेलन ने जब यह प्रस्ताव मजूर कर लिया तव प्रस्ताव की 


पति में चाहे जितना समय लगे, असहयोग करते रहने का निश्चय करना 
ही पडा । 


वहुत दिनो के बाद जब गाधीजी से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई तब 
उन्होने समझा दिया कि देखने में खिलाफत और पजाब की बारें यद्यपिः 
छोटी मालम होती हे तथापि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको तबतक नही मान' 
सकेगी और न हमारे चाहने के अनुसार न्याय दे सकेगी जबतक वह हमारे 
हाथो में अधिकार सौपने के लिए तेयार न होगी । इसलिए स्वराज्य-प्राप्तिः 
की वात लगा देने से हमने अपनी माँग को ब्रिटिश गवर्नं मेंट के लिए ज्यादा' 
कठिन नही बना दिया, बल्कि अपने लिए तथा देश के लिए उसे अधिक 
व्यापक और व्यावहारिक बना दिया । उस समय में पूज्य ब्रजकिशोर वाबू 
फी दूरदशिता और व्यावहारिकता का और भी कायल हो गया । 


विहार-सम्मेलन के बाद ही, और काग्रेस के विशेष अधिवेशन के पहले' 
ही, गुजरात में भी प्रान्तीय सम्मेलन हुआ । उसने भी असहयोग का समर्थन 
किया । में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में शरीक न हो सका, क्योकि 
ठोक उन्हीं दिनो उस बडे मृकदम की वहस चल रही थी, जिसमें हमारे पक्ष 
की ओर से पडित मोतीलाल जी नेहरू बहस करनेवाले शे, पर उस समय 
कलकत्ता के दूसरे बैरिस्टर नपेन्द्रनाथ सरकार--जो पीछे एडवोकेट जेनरल: 


बापू के कदमों में ५ 


और वाइसराय-कौसिल के सर एन० एन० सरकार के नाम से प्रविद्ध हुए-- 
चहम कर रहे थे और भे॑ उनकी मदद कर रहा था । 

देशवन्ध दास दूमरे पक्ष की ओर से वाद को वहन करनेवाले थे, पर 
वहाँ जो कुछ फैसला हुआ उससे में पुरा सहमत था, व्योकि वही फंसला 
हमने विहार-सम्मेलन में कर छिया था | अब निश्चय हो गया कि मेंगे लिए 
शायद यही आखिरी मृऊफदमा होगा । करऊत्ता अधिवेशन के छुछ वाद तक 
मुऊदम की खहस चलती रही । पर अक्टूबर का जारम्भ होते ही मुझदम से 
फूर्सेत मिल गई । अप में असहयोग के काम में रण गया । वगग्रेस के बाद 
भी अगिल भारतीय काप्रेस-कर्मिदी की बैठक हुई, जिसमें लसहयोगर-सम्बन्धी 
प्रचार का निश्चय किया गया । में पण्टित मोतीलाल नेहरजी के साथ ही 
उस बेठक में गया था। वहां जो कार्यक्रम निश्चित हुआ, छोदपतर उसीके 
अनुमार काम करने लगा । 


नवा अध्याय 

१९२० के नवम्बर में, नये विधान के अनुसार, कौंसिली के लिए चुनाव 
होनेवाला था । कलकत्ता-काग्रेस के बाद कामग्रेसवाले सभी जगहों में चुनाव 
के लिए उम्मीदवार होने से बाज भाये । मेने तो उसके पहले ही विचार 
छोड दिया था । इस सम्बन्ध में परचो के जरिये और जहाँ-तहाँ सभा करके 
खूब प्रचार किया गया । लोगो को वोट देने से भी मना किया गया। 
बिहार में इसका नतीजा यह हुआ कि उम्मीदवार के बिना कोई जगह 
खाली न रही, मगर वोट देनेवाले बहुत ही कम शरीक हुए । एक तो इस 
प्रकार का पहला चुनाव था, इसलिए इसमें शायद कम लोग वोट देते ही । 
पर काग्रेस के प्रचार से जो वोट देते भी, उनमें से भी बहुतेरे कम शरीक 
हुए । इसलिए, जब कभी कॉसिल के मेम्बर की बात होती तब यह सचाई 
के साथ कहा जा सकता था कि ये लोग देश के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हें । 
लिबरल दल के लोगो से काग्रेस का यहाँ पर खुल्लमखुला मतभेद भौर 
विरोध हो गया । उनलोगों ने केवल चुनाव में ही हिस्सा न लिया, बल्कि 
चुनाव के वाद नये विधान के अनुसार जो मत्रिमडल बने, उनमें सी जा 
धरीक हुए । इस तरह वे नये विधान को सफल बनाने में, जहाँतक उनसे 
हो सकता था, कोशिश करने लगे । यद्यपि काग्रेस के विशेष अधिवेशन में 
असहयोग का कार्येक्रम स्वीकृत हो चुका था तथापि एक बडा दल था जो 
उसे स्वीकार नही करता था । वह दल वाधिक अधिवेदध्न का, जो दिसम्वर 
में नागपुर में होनेवाला था, इस्तजार कर रहा था--कि वहाँ पर इसे 
नामजूर करा दिया जायगा। बात यह थी कि इस कार्यक्रम को लोग पूरी 
तरह समझते नही थे, इसलिए इसे बेकार मानते थे । यह अक्सर सुनने में 
आता था कि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड सकता । 
साथ ही, यह भी कहा जाता था कि लोग इसे मानेंगे नही, अगर मानेंगे 


की छ 
बापू के कंदमो में के 


भी तो कई वातों से उनका ही नुकसान होगा, प्रिदिक्ष गव्नेमेंड की था |; 
इसी बात के आधार पर बतलाया जाता था कि सारा कार्यक्रम निष्फड होगा। 
मरकारी खितावों को छोड़ने के सम्बन्ध में कहा जाता था ५ एक तो 
थे उपाधियाँ जिन छोगो को दी गई है, वे ऐसे वर्ग के हैं जो हा से भाव: 
हमेशा ही भलग रहे हैं । अत , वे इस वात की नही 00 दूसर, पा 
इक्के-दुक्के कुछ छोगो ने अपने खिताव वापस भी कर दिये तो इससे ब्रिटिः 
जबनेमेंट का कुछ वनता-विगडता नहीं । बात यह थी कि सारे प्रोग्राम की 
तह में यह निहित था कि या तो उससे ब्रिटिश गवर्न मेंट का रोब बौर 
दवदवा इस देश में कम हो जाय या जो लोग छोटी-छोदी चीजी के लिए 
गवर्नभेंट पर भरोसा करते है वे उसे छोडकर जात्मनिर्भ रता सीखें--लोगी 
के दिल में जो धाक जमी हुई है, वह किसी तरह कम हो जाय। वे निर्भीकता- 
पूर्वक स्वतत्न विचार करना सीखें--अवनंमेंट की तरफ से मुह मोडकर 
जनता की ओर मूह फेरे । यह वात सच है कि खिताव थोड़े ही लोगी ने 
छोडे, पर जनता में जो उनके विरुद्ध प्रचार हुमा उसका फल यह हुआ 
कि उनके लिए लोगो के दिल में जो आदर था, वह घट गया । इसका अर्थ 
यह नही हूँ कि किसी के दिल में खितावों के लिए आदर नही रह गया या 
'हतको पाने का अब कोई प्रयत्न नहीं करता । कुछ लोग तो ऐसे थे ही जो 
इनका आदर करते रहे भौर इतके पाने की अभिलापा से ब्रिटिश गवर्म मेंट 
की खुश करने के प्रयत्न में छंगे रहे। पर जनसाथारण में उनके प्रति 
विरोध नहीं तो उपेक्षा का भाव अवश्य फैल गया । कहीं-फ्ठी तो उपाधि- 
धारियो के अ्रति लोगो ने दुव्यंबहार भी किया। पर यह दुव्यंवहार 
कार्यक्रम का जग नही था। कार्यक्रम तो इतना ही था कि ब्रिटिश गवर्न मेंट 
की दी हुई प्रतिष्ठा को लोग प्रतिष्ठा न समझें | इस विषय में पुरी सफडता 
मिली | मेरा विचार है कि असहयोग-कार्य क्रम के दूसरे अग्रों से इमी में 
अधिक सफलता मिली; क्योंकि बौरो के सम्बन्ध में पीछे जाकर कुछ मतभेद 
न भी, पर इस सम्बन्ध में कभी कोई मतभेद नहीं हुआ । उपाधियों की 
र पक्ष “भाव दिन-दिन बढता ही गया । 
कि के जप कि या ५ क्योकि राजनीति से सम्बन्ध 
लेकर हम जनता की भला कम 
| भछाई न कर सकेंगे, तो कम-से कम कौसिडों में 
हर ब्रिटिश गवनंमेंट की कट चाऊ से देश को कुछ हृद बेचा 
पैकेगें । हिवरक दल के छोग--और वहुतेरे दुसरे मा 
में नहीं थे या किसी नथे दल में शरीक 5 मा मी अकसी ईले 
के हो गये धे--पहले विचार के थे। 


रोक होकर अगर मन्रिपद 


१०२ बापू के कदमों में 


सभाओ में भेजे जायेंगे, और जिनपर देश के शासन का भार होगा, उनमें 
भी कोई विशेषता नही होनी चाहिए! कोई आदमी चाहे कितना भी 
अयोग्य क्यो न हो, वह आयोग्यतर चाहें अशिक्षा के कारण हो अथवा चरित्र- 
हीनता के कारण, चुने जाने का और जनता के प्रतिनिधित्व का हक रखता 
है ! हम चाहते हँ कि देश की उन्‍्तति हो, सर्वोदिय हो, पर क्या इसके लिए 
विद्या और चरित्र, दोनो की जरूरत नही है ” अगर हूँ तो उसके लिए हम 
विघान में कोई विशेष स्थान नही दे रहे हें, क्योकि परश्चिमी विधानों में 
इसका कोई उदाहरण हमको नही मिलता । यदि हम कोई चीज ऐसी निकालते, 
जिसमें विद्या और चरित्र---और विद्या से भी अधिक चरित्र--को देश के 
शासन में विशेष स्थान मिलता, तो यह हमारी एक देन होती । पर अभी 
तक हँम कुछ नही सोच पाये हे, क्योकि हमारे दिमाग आधूनिक विचारों 
से--जो पश्चिमी विचारो के प्र तिविम्ब मात्र हें--इतने प्रभावित और दबे 
हुए हे कि उनके बाहरी हमारे आँखें देख नही सकती, हमारे विचार जा नही 
सकते | इसमें हमारा दोष नही हैँ, क्योकि यह हमारी शिक्षा का फल हूँ ! 

एक दूसरी छोटी-सी बात ले लीजिए । आज जहाँ-कही जाइए, लोग 
प्रगति की बातें किया करते हू । कोई लेखक और कवि हे, तो उसको 
प्रगतिशील अथवा प्रतिगामी का विशेषण दे दिया जाता हैं । उसी तरह, 
कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करनेवाला ह॑ तो उसे प्रगतिशील अथवा 
प्रतिगामी अथवा प्रतिक्रियावादी कह दिया जाता हूँ । और, यदि थोडा 
विचार करके देखा जाय तो, यूरोपीय विचारों से जो लोग सहमत नही हे, 
वे प्रगतिशील नही, प्रतिगामी हे--इत्यादि-इत्यादि । अर्थात्‌ - प्रगति का 
मापदड हमने वही मान लिया हे जो यूरोप ने माना है । जितने भेद-विभेद 
यूरोपीय विचारो में पंदा हुए हू. उन सबका प्रभाव हमारे विचारो पर भी 
पड गया हूँ । इसलिए, भारतीय प्राचीन विचार तो सब-फ्रे-सब प्रतिगामी हे 
ही ! पर जो यूरोपीय मापवड से प्रगतिशीरू भी हं॑ उनमें भी विभेद हे-- 
कोई प्रगतिशील और कोई प्रतिगामी ! क्‍या प्रगति का दूसरा कोई मापदड 
नही हो सकता ”? यदि हो सकता है, तो क्‍या हम उसे मानने के लिए 
तैयार है ? नही | हमारी शिक्षा ही हमको अयथोग्य वना देती हे, हम 
इसरा मापदड काम में नहीं छा सकते ' 


दसवाँ अध्याय 


नागपुर-काग्रेस के पहले महात्माजी ने अलीवन्धुओ के साथ दौरा शुरू 
पिया । कौंसिल का काम हो चुका था । अब विशजेपकर कालेजो से विद्या 
थियो के निकलने का ही काम चड रहा था। वे जहाँ जाते थे, असहयोग 
की सभी वातें समझाते थे। इसी वात्रा में वे दृश्य देखे जाने छगे जो 
आपे चलकर गाधीजी के सभी सफरो में देखने में आये । वहुत वडी-वडी 
सभाएंँ, रास्ते-रास्ते में लोगो का जमघट, एक-एक दिन में कई समाएं ! 
दिसम्बर में वे विहार भी पहुँचे । कई जिलों में गये। में उनके साथ 
फिरा । इसी समय उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय खोलते का आदेश दिया। 
पटना में राप्ट्रीय विद्यालय खोला गया । विहार भर में वडी हलचल थी । 
एक दिन सरकारी पटना-क।लेज के बहुत-से विद्यार्थी निकलकर हमारे पास 
चले आये । उनको लेकर महाविद्यालय खोल दिय। गया । इससे चन्द दिन 
पूर्व ही इजीनियरिड्ध स्कूल के छात्र स्कूल छोड जुलत बनाकर मजहरुलूहक 
साहव के घर पर पहुँच गये थे। जहाँ भाज-कलू सदाकत-आश्रम हैँ, वहाँ 
उन दिनो आस-पास दूर तक कोई वस्ती नहीं थी । सडक के फिनारे-किनारे 
आम के वगीचे ही थे, जो वहुत दूर तक फंछे हुए थे। रात्त में वहाँ आना- 
जाना खतरे से खालो नहीं समझा जाता था। उन्ही में से एक व्गीचे में 
एक छोटा-सा मकान था जिसके मालिक को मजहरुछहक साहव णानते 
थ। उसकी अनुमति लेकर वे लडकों के साथ वही जा रहने लूगे। इस 
तरह सदाकत-आश्रम की स्थापना हुईं । हमलोगो ने चम्पारत में कुछ रुपये, 
एक विद्यालय खोलने के लिए, जमा किये थे। में ऊपर बता चुका हूँ कि 
गाघीजी ने हमारे कालेज खोलने के प्रस्ताव को नापसन्द कर दिया था, 
इसलिए वह काम बन्द हो गया था; पर रुपये अभी पडे हुए थे। उन्हीं 
'रुपयो से, और कुछ ऐसे युवक्रों तथा उत्पाही लोगो को साथ लेकर, जो 


१०६ बापू के कदमों में 


खुल गईं । जहाँ-तहाँ विद्यापीठो की स्थापना हो गई । पचायतें आपस के 
झगडे फंसल करने लग गईं । जहाँ-तहाँ शराबबन्दी का प्रचार भी होने लगा । 
अद्भूत उत्साह था। स्कूल जौर कॉलेज के विद्यार्थी बडी सख्या में 
निकल आये । कुछ तो राष्ट्रीय शालाओ में शिक्षा पाने लगे । बहुत-से छोग 
प्रचार के काम में भी छग गये । इसी प्रकार बहुतेरे कानून-पेशा लोग भी--- 
जिनमें वकील, मुस्तार, वैरिस्टर इत्यादि सभी दर्ज के लोग थे---इसी काम 
में जुट गये । बिहार में, जहाँ पहले शायद गिनती के लिए दो-चार आदमी 
भी अपना सारा समय देकर देश का काम नही कर रहे थे, अचानक हजारो 
आदमी ऐसे निकल आये जो अपना सारा समय इसी काम में लगाने लगे । 
नतीजा यह हुआ कि सारे सूबे के कोने-कोने में काम करनेवाले पहुँच गये । 
वे लोग असहयोग के सन्देश के साथ-साथ स्वराज्य, खादी और शराबबन्दी 
का सन्देश भी गाँव-गाँव तक पहुँचाने लगे । मे समझता हें कि उस साहूू 
शायद ही कोई गाँव ऐसा बचा होगा जहाँ काग्रेसी कार्य कर्त्ता न पहुँचा हो-- 
जहाँ गाधीजी का नाम और काग्रेस का सन्देश न पहुँचा हो । 


में सारे सूबे का दोरा करने लगा । पहले चन्द जिलो से ही सम्बन्ध 
था । पर इस वर्ष ( १९२० में ) सारे सूबे के प्राय सभी सबडिवीजनो में में 
गया । अवेकानेक थानो में पहुँचा । बहुतेरे गाँव तो सफर में था ही गये । 
इसी तरह सारे सूबे से परिचय हो गया । जहाँ-कही में जाता, बडी-बडी 
सभाएँ होती । में पहले बहुत भाषण करने का आदी न था, पर इस व में 
इतने भाषण करने पडे कि अब जबान खुल गई--घटो भाषण करने की 
आादत पड गई। उन दिनो दस-बीस हजार आदमी की सभा अक्सर हो जाया 
करती । अभी उस समय तक लाउड-स्पीकर प्रचलित नही हुमं था। इस- 
लिए वबडी-बडी सभाओं में अपनी आवाज पर ही भरोसा करना पडता । में 
पाँच हजार तक की सभा में, बिना परिश्रम महसूस किये ही, बोल सकता 
था। दस हजार से अधिक होने पर परिश्रम पडता । बीस के ऊपर जाने पर 
मुश्किल हो जाती, आठ-दस मिनट से ज्यादा नही बोल सकता । महात्माजी 
अली-भाइयो के साथ सारे देश का चक्‍कर लगा रहे थे । बिहार से जाने के 
याद वे और सूबो में भी सफर करते रहे । कुछ दिनो के बाद वे उडीसा 
पहुँचे । वहाँ में भी उनके साथ हो लिया । वहाँ से ही वे अखिल भारतीय 
काग्रेस कमिटी की बैठक में शरीक होने के लिए विजयवाड़ा गये । में भी 
साथ-ही-साथ गया । रात में लोग चलती रेलगाडी के भी दर्शन किया करते ४ 
जिन स्टेशनों पर गाडी नही ठहरती थी, वहाँ भी हजारो की तादाद में लोग 
दर्शनो को जुट जाते, चलती गाड़ी को ही देखकर सतोष कर छेते । दिन को 


बापू के कदमों में - १०७:८ 


रेखवे-लाइन की वगल में लोग खडे रहते, चलती «गाड़ी को देखकर ही सत्र 
करते । मुझे यह सव देखकर तुलसीदासजी कः वह वर्णन याद जा जाता, 
जो उन्होने श्रीरामचन्द्रजी की वन-यात्रा का किया हूँ । विजयवाडा में 
निश्चय किया गया कि तिरूक-स्वराज्य-फण्ड के लिए एक करोड़ रुपये तीस 
जून तक जमा कर लिये जायें, काग्रेस के मेम्वर और चरखे भी कम-से-कम 
दस-दस लाख कर लिये जाये । 
अपने सूबे से वाहर जाने का यह मेरे छिए पहला ही अवसर था। 
मअहात्माजी बडी सार्वजनिक समाओ के अछावा स्थानीय कार्यकर्ताओं से 
जिस प्रकार मिलते और वातें करते, वह नजदीक से इस आन्दोलन में 
फिर से देखने को मिला । चम्पारन में उनकी कार्यशक्ष्ति और परिश्रम को 
देखकर हम चकित रहते थे । पर वहाँ का सारा काम विना किसी सावं- 
जनिक सभा के ही हुआ था । अब तो कार्यकर्त्ताओं से बातें भी होती तो वह 
भी एक सावं जनिक सभा का ही रूप घारण कर लेती । इसमें और उसमें 
वहुत अन्तर था, पर महात्माजी की काये-पद्धति एक थी--उसका रूप मात्र 
बदला था। वह ब्रिटिश गवर्नमेंट की शिकायत जोरदार शब्दो में किया करते 
थे। कहीं-कहीं उन्होने उसे शतानी सल्तनत भी कहा था | गवर्ने मेंट की मोर 
से जहाँ-तहाँ वाघा भी पड़ती । वहुतेरे लोग गिरफ्तार भी हुए---खासकर 
शरावबन्दी के लिए । पर दो बातो की वडी ताकीद थी-एक तो यह कि 
अहिसा पर खूब जोर दिया जाय ताकि कहां बलवा-फतसाद न होने पावे; इसरे 
यह कि अभी अपनी तरफ से कोई कानून तोडने का काम न किया जाय । 
लोग अपने उत्साह में इस वात पर वहुत जोर दिया करते थे कि अब कानूच 
तोडने का हुक्म दिया जाय । पर महात्माजी तभी रोकते जा रहे थे | विजय- 
वाडा की सभा के बाद जो कार्यक्रम वहाँ स्थिर किया गया, उसको पुरा करने 
'में हमछोग ऊरूग गये--यह सोचने लगे कि जब यह काम पूरा हो जायगा तब 
सत्याग्रह शुरू किया जायगा । महात्माजी अभी सत्याग्रह नही करना चाहते थे; 
क्योंकि वे समझते थे कि लोगो में यद्यपि उत्साह वहुत है, तथापि लोगो ने 
अमी पूरा सयम नही सीला है । उनको शायद इसका भी सन्देह था कि सत्याग्रह 
के कारण जो दमन होगा उसको भहिंसात्मक रहकर लोग वरदाइत कर सकेंगे 
या नहीं । इसीलिए अभी वे रोक-धाम छग्राते थे। दूसरी ओर उन्होने ग्रह 
मी कह दिया था कि हमारे दिये हुए कार्य क्रम को अगर लोग पूरा कर दें तो 
एक साल के अन्दर ही हम स्वराज्य ले सकते हूँ । लोगों के दिल पर इसका भो 
चद्ा असर पडा था । शर्त को तो लोग भूल गये, पर ३१ दिसम्बर (१९२१), 
को गपने दिल में छोगो ने स्वराज्य-स्थापना के लिए नियत कर दिया ै. « 


१०८ बापू के कदमों में 


मेने 'देश” के नाम से एक साप्ताहिक कुछ दिन पहले पटना से निकाला 
था । उसके सम्पादक की जगह पर मेरा नाम छपता था--यत्रपि जब-तब लेख 
लिख देने के अलावा में और कुछ नहीं करता था। उसमें किसी सवाददाता 
का दिया हुआ एक पत्र या समाचार छपा, जिसमें किसी की शिकायत थी । 
इस कारण उसने 'मुझ्पर फौजदारी का मुकदमा चला दिया। मुझे जारा के 
मजिस्ट्रेट की कचहरी में हाजिर होना पडा । दरयाफ्त करने पर मुझे सालूम 
हुआतकि वह शिकायत गलत और निराधार थी। इसलिए गछुती मानकर 
माफी।माँग लेने के सिवा मेरे लिए दूसरा चारा न था, पर यह प्रश्त भी 
साम्ननेडआया कि इस वक्‍त मुझ-जेसे आदमी के माफी माँगने का सीधा 
अपने यह छग़ाया जायगा कि जेल से बचने के लिए मेने ऐसा किया हैं, 
जिसका ब़॒हुज़्ञ बुरा असर दूसरे कार्यकर्त्ताओं पर पडेगा। मे इस अजमजस 
औऱसकुदामसे पड गया कि मे अगर भूल नहीं स्वीकार करता हूं तो यह 
असृत्यध्यमन्नरण होने के अलावा उस आदमी के साथ बडा अन्याय भी होगा, 
जिसकी ज़लत शिकायत छप गईं थी । मेने निब्चय किया कि चाहे जो भी 
अभ्ले>इसका लगाया जाय, मुझे सत्य बात ही कहनी चाहिए । इस निरचय पर 
पहुँकते में मजहरुऊहक साहब गौर बाबू ब्नजकिशोर प्रसाद ने भेरी सहायता 
की>एम्रे रे दिल को मजबूत बनाया । में गांधीजी से सुना करता था कि सत्य 
से क्गऱ देखने में क्षणिक हानि भी मालूम हो तो उससे घबराना नहीं 
चाहिए---इसका विश्वास रखना चाहिए कि अन्त में इससे लाम ही होगा, 
नुकसान नही । मेने माफी माँग ली । पर, साथ ही यह भी कह दिया कि में 
सत्य के आधार पर माफी माौँगता चाहता हूँ, सजा से बचने के लिए नही ।' 
इसके बाद मुकदमा उठा लिया गया। बस, वही यह बात खतम हो गई । 
मेने देखा कि कार्यकत्ताओ पर इसका कोई बुरा असर नहीं पडा। मुझे जो 
भय हुआ था, वह निराघार था । 


विजयवाडा का कार्यक्रम, ३० जून तक, आंशिक रूप में पूरा हुआ। 
एक करोड से ज्यादा रुपये जमा हो गये । काग्रेस-मेम्बरो की सख्या भी 
काफी हो गई । पर चरखे का काम अभी पूरा नही हुआ, पूरा हो भी नही 
सकता था, क्योकि इस विषय के जानकार बहुत थोडे लोग थे । इसका 
कार्य क्रम भी अमी पूरी तरह स्पष्ठ नही था । जहाँ-तहाँ उत्साह में लोगो ने 
रखे वनवाये, जो अन्त में किसी काम के छाथक नही निकले | सृत तैयार 
कराया गया, पर उसे वुनवाने इत्यादि का समुचित प्रबन्ध न होने से और स्वय 
सूत भी बुनने छायक न होने के कारण वहुत वरवाद गया । ,महात्माजी ने इस 
पर विशेष जोर दिया था कि राष्ट्रीय स्कूलो में चरखे को मुख्य स्थान दिया 


७+हनिरपारमकग ०... 


बापू के कदमो में १०९ 


बजाय । उन्होने तो यहाँ तक कहा था कि विद्यापीठों को भी, चरखे को ही 
केन्द्र मानकर, अपने सारे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए । चरखे सभी 
राष्ट्रीय स्कूलो में जारी तो किये गये, पर वहाँ भी उनके शास्त्र के ज्ञान के 
अभाव में बहुत प्रगति न हो सकी; यह कार्यक्रम निर्जीव-सा ही रहा । विद्या- 
"यीठो के चलाने वाले अधिक करके शिक्षित-वर्ग के ऐसे ही लोग थे, जो पुस्तक- 
ज्ञान को अधिक महत्त्व देते थे । चरखे के प्रति न तो उनका विश्वास था और 
न उन्हें उसका ज्ञान । जहाँ कोई ऐसा शिक्षक मिल गया, जिसकी इसमें कोई 
“विद्योष दिलचस्पी थी, वहाँ कार्यक्रम खूब चला । पर अधिकाश जगहों में यह 
कार्यक्रम रहा तो सही, पर निर्जीव होकर ही । जब रुपये हाथ में भा गये, 
“तब उनमें से एक अच्छी रकम लगाकर जहाँ-तहाँ खादी तैयार कराने का 
काम आरम्भ किया गया । ऐसे स्थानों में, जहाँ के लोग चरखे को एकबारगी 
“भूल नही यये थे, इसमें सफलता भी मिली और खादी बनने लगी । बिहार 
प्में यह काम अच्छा चरा । मुझे याद है कि एक महीत धघोती, जो मकझ्षे चरसे 
के सूत की बनी बताई गई थी, महात्माजी के सामने मेने पेश की। मौलाना 
“मुहम्भद अली उसे देखकर बहुत खुश हुए । महात्माजी भी प्रसन्न थे। पर 
अब, जब मे सच वातो पर विचार करता और यह याद करता हूं कि उसके 
कई वर्षों के वाद उस तरह का महीन सूत्त, थोडी मिकदार में, विहार में तेयार 
होता रहा, तो मुझे आज सन्देह होता हैँ कि हम, यह बत्तताकर, उस समय 
शायद ठगे गये थे कि खादी का काम अच्छा चलने लगा ' 
उस समय हिन्दू और मृसलमान, दोनो ही बडे उत्साह के साथ, असह- 
न्योग में शरीक हुए । दोनो में, सभी कामो में, एक प्रकार को होड-सी छूग 
ज्जाती । काग्रेस के अलावा सभी जगहों में खिलाफत-कमिटियाँ भी कायम हो 
“गई । बहुत उत्साह के साथ हिन्दुओ ने खिलाफत-कमिटियो की संगठित करने 
और पैसे जमा करने में मदद दी। मसलमान तो काग्रेस में शरीक होते 
आऔर मदद करते ही । ऐसा मालूम पडता था कि यह एकता कभी टूटने को 
“नही । बहुतेरे ऐसा विश्वास भी करने लगे थे । वकरीद का दिवत एक ऐसा 
प्हीता हूँ जब, विज्येषकर उत्तर भारत में, गाय की कुर्वानी के कारण, हिन्दुओ 
और मसलमानो में कझ्षगडे हो जाया करते | उस वर्ष जब बकरीद का दिन 
नजदीक जाया तब सवको यह चिन्ता ई कि इस एकता में कोई विध्न ने 
'पडने पावे । गाघीजी, मौलाना मृहम्मद अछी के साथ, विहार में फिर दौरा 
“करने आये । कई दिनो तक कई जिलो में फिरते रहे । समी जगहों पर उनके 
7 और मोलाना के भाषण हुए । उन्होने गाय की रक्षा मुसलमानों पर छोड 
चदी'। मुसलमानो की तरफ से एलान निकाले गये कि जहाँ तक हो सके, 


३११० बापू के कदमों में 


गाय की कुर्बानी न द्वोती चाहिए । इसका नतीजा यह हुआ कि उस सार 
बकरीद में इतनी कम गायो की कुर्बानी की गई, जितनी कम शायद पहले 
कभी नही हुई थी ५ इससे एकता पर और भी दुृढता की मुहर लंगी। पर 
ऐसा “पीछे जाकर मालम हुआ कि यह एकता स्थायी नहीं थी ! महात्माजी 
की उक्त यात्रा के समाप्त होने के पहले ही इसके चिह्न दीखने लगे थे । 
बिहार से महात्माजी कलकत्ता गये । वहाँ से मद्रास की तरफ गये ४ 
रास्ते में ही मलावार के मोपलो में हलचल की खबर मिली । मौलाना मुह- 
म्मद अली गिरफ्तार कर लिये गये । हिन्दू-मुसलिम मतभेद और अविश्वास 
के चिह्न इस मोपला-हलूचल में देखने में आये । मोपला लोग सीघे-सादे, पर 
जोशीले, होते हें। उनका विद्रोह, खिलाफत के कारण, ब्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध था । उसमें घारमिंक भावना ही मुख्य कारण थी। घामिक भावना 
जब एक बार उमड जाती है, तब उसके अनेकानेक रूप हो जाते है । इस बार 
मलावार में घामिक भावना ने एक अजीब रग दिखलाया । मोपलो का झगडा 
तो ब्रिटिश सरकार के साथ था, पर कुछ ऐसे हिन्दुओं के साथ, जिन परु 
उनको सन्देह था कि यें ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद कर रहे है, उन्होने सख्ती 
और ज्यादती की । इसकी असर दूसरे हिन्दुओ पर पडा । मोपला लोगो का 
झगड़ा एक प्रकार से हिन्दुओं के साथ शुरू हो गया ! इसका नतीजा बहुत 
ब्रा हुआ, क्योकि ब्रिटिश गवनंमेंट से जो जडाई थी, उसमें वे हिन्दू को भी 
एक पार्टी समझने लगे | नतीजा यह हुआ कि अब इसका असर हिन्दुस्ताव 
के दूसरे हिससो पर भी कुछ-न-कुछ पडा । यद्यपि उस समय यह बात इतनी 
स्पष्ट नही थी तथापि खबर जोरो से फेली कि मोपलो ने बहुतेरे हिन्दुमों को 
जबरदस्ती मूसलूमान बना लिया हूँ । इससे सारे देश में बहुत क्षोम पैदा हो 
गया । पर अभी गाधीजी बाहर थे । तब भी काग्रेस तथा खिलाफत-कमिटी 
का इतना जोर था कि यह विश्वास तथा दुर्भावना टिक न सकी, दर हो गई । 
अली-बन्घ्‌ ओ और कुछ दूसरे लोगो पर,जिनमें श्रीशकराचाय भी दामिर 
थे, कराची में खिलाफत-कमिटी के जलसे में भाग लेने तथा भाषण करने के 
आरोप लगाकर मुकदमे चलाये गये । आरोप यह था कि उनलोगो ने वहाँ एफ 
ऐसे फतवे का प्रचार किया जिसपर गवनंमेंट ने प्रतिबन्ध रूगा दिया था (5 
कराची के मृकदमे के कारण सारे देश में बडी हलचल रही । श्रीशकराचायंजी 
के भी एक मृजरिम होने के कारण हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य को बडी पुष्टि मिली । 
पर जो फूठ का वीज पड गया, वह समय पाकर पीछे अकुरित हुआ। 
उधर देश में बहुत जगहीो से इस बात की माँग होने छूंगी कि अविलम्ब 
सत्याग्रह बारम्भ करना चाहिए। शाहजादे (प्रिस ऑफ वेल्स) की हिन्दुस्तान« 


बापू के कदमों में १११ 


यात्रा फे मी दिन तिकट आ गये । अहमदाबाद में होनेवाली काग्रेस का समय 
भी आ पहुँचा । महात्माजी अभी तक सत्याग्रह छेंडने के पक्ष में नही थे । 
उन्होने इसके लिए कुछ शर्तें लगाई । यह भी सूचना दी कि जबतक ये कडी 
शर्तें प्री नही होती, वे सत्याग्रह के लिए इजाजत नही देते । उनमें एक 
शत्ते यह भी थी कि उसी इलाके में सत्याग्रह किया जा सकता हूँ, जहाँ खादी 
का काफी प्रचार हो चुका हो--रचनात्मक काम के अगर यथासाध्य पूरे किये 
गये हो। अब जगह-जगह इन छात्तों को पूरा करने की तैयारियां 
होने लगी । विहार में छपरा-जिले के चसन्‍्तपुर-याने के लोगो ने यह दावा 
पेश किया कि वे शज्ा्तों को पूरा कर चुके हूँ, अत , उनको इजाजत 
मिलनी चाहिए । 

शाहजादा बम्बई में उतरे । वहाँ पर वलूवा हो गया । उसमें पारसियों 
के साथ, जितके सम्बन्ध में यह सन्देह किया जाता था कि ये शाहजादे के 
स्वागत में शरीक हुए थे, ज्यादतियाँ की गई । ऐसा मालूम हुआ कि यह 
फसाद बहुत दूर तक फेलेगा । पर महात्माजी इस कारण चिन्तित थे | 
उन्होने उपवास किया । फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में वछ॒वा-फसाद 
बन्द हो गया | यह एक नया अनुभव देश को मिला । वर्कि ज्भु-कमिटी की एक 
देठक वम्बई में हुई । उसमें में भी शरीक था। उसमें एक छोटी-सी घटना 
हुई, जिससे हमलोगो को महात्माजी की महत्ता और सहिष्णुता का एक 
उ्दलूत उदाहरण मिल गया । वम्बई में, बलवे के कारण जो छोग पहले से ही 
शाहजादे के वहिष्कार के विरोधी थे, वे और भी कहते रूग गये कि इसका 
नतीजा यही हो सकता था, जो हुआ । इस सारे कार्यक्रम के विरोध में वे 
जोरो से बोलने और लिखने लगे। ऐसे लोगो में श्रीमती वेसेण्ट भी 
यी। वे शुरू से ही इस कार्यक्रम का विरोध करती आ रही थी। इस 
वलवे के बाद उन्होनें एक कडा लेख अपने साप्ताहिक परचे में लिखा । 
देशवन्धू दास का विचार हमेशा से श्रीमती वेसेण्ट के विरोध में था । वें 
उस लेख को साथ छाये । महात्माजी से वर्किद्भ-कमिटी में उन्होने कहा, में 
आशा करता हें कि आप 'यग इंडिया के अगले अक में इसका एक करारा 
उत्तर देंगे और हमलोग उसे देख सकेगे। महात्माजी ने मुस्कुराकर कहा 
कि आप ऐसी चीज 'यग इडिया' में पाने की आज्या न रखें । यह नीति 
उनकी बराबर वनी रही । उन्होने अपने किसी प्रतिद्वन्द्ी को कभी कोई ऐसी 
यात न कही मोर न लिखी जिसमें कट्ता हो या विरोधी लेखक के प्रति 
किसी प्रकार की दुर्मावना की गन्‍्ध तक भी हो-- यद्यपि देशवध्‌ ने उनकी 
दलीलो को पूरी तरह अपने तरीके से काटा । 


33. बापू के कदमों में 


नवम्बर का महीना पहुँच चुका था। अब लोगो में सत्याग्रह के लिश 
उत्सुकता तथा घबराहट बहुत वढती जा रही थी। सत्याग्रह के लिए कोई 
विशेष कार्यक्रम देने की अथवा उसको बाजाब्ता आरम्भ करने की जरूरब 
नही पडी, क्योकि जहाँ-जहाँ शाहजादे को जाना था, वहाँ-वहाँ वहिष्कार- 
सम्बन्धी प्रदर्शनों के कारण गवनंमेंट ने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी थी। अब 
किसी स्थान पर शाहजादे के पहुँचने का इन्तजार गवनंमेंट नहीं करती, वह 
उसके पहले ही प्रदर्शंव रोकने के लिए गिरफ्तारियाँ करती, पर तो भी प्रद- 
धंन रुकते नही, जोरो से होते । 
अखिल भारतीय काग्रेस-कमिटी ने देश की सभी सभाओ में स्वयसेवक-दलू 
का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। सभी जगहो में स्वयसेवक भर्ती किये 
जा रहे थे। गवरनंमेंट ने इस दल को गेरकानूनी करार दे दिया। स्वय- 
सेवक बडी सख्या में गिरफ्तार होने लगे । जो लोग स्वयसेवक कभी बनते 
नही थे, वे भी स्ववसेवक बनकर गिरफ्तार होने में अपना गौरव मानने लगे । 
इसका नतीजा यह हुआ कि आप-से-सत्याग्रह छिड गया और वह भी गवनेमेंट 
के कारण | लोगों में इतना जोश फैला कि गवरनंमेंट भी घबरा गई । 
अत , किसी प्रकार सुलह हो जाय, वह अब इस प्रयत्न में लग गई । बडे-बडे 
नेता भी--ज॑से, देशबन्ध्‌ दास, प० मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, 
मोलाना अबुरलूकलाम आजाद आदि--गिरफ्तार हो चुके थे। तो भी जनता 
के जोश में कोई कमी नही हुई । उस समय के वायसराय लाडं रीडिंग इस 
चिन्ता में थे कि शाहजादे के कलकत्ता पहुँचने पर किसी तरह कोई गडबड न 
होने पावे । इसीलिए उन्होने सुलह की बात-चीत चलाई । देशबन्धु दास 
कलकत्ता की ही जेल में थे, इसके लिए उनसे बातचीत की गई। वे कुछ 
हद तक सुलह के लिए तेयार भी हुए । किन्तु जिन शर्त्तों पर वे सुलह करना 
चाहते थे, वे महात्माजी को ना-काफी मालूम हुईं । उन्होने शत्तों को नामजूर 
कर दिया । आखिरी बातचीत अभी पूरी तरह हो भी नहीं पाई, जब दाह- 
जादा कलकत्ता पहुँच गये । इसका नतीजा यह हुआ कि कलकत्ता में भी 
खूब जबरदस्त प्रदर्शन हुआ । जहाँ-जहाँ शाहजादा गये, प्रदर्शन होता ही 
गया। आन्दोलन को दवाने के लिए पहले से जो कायं वाही हो रही थी, उसमें 
ला्ड रीडिंग ने और भी कडाई की । देशवन्ध्‌ दास, महात्माजी की इस 
का्यं वाही से, वहुत असन्तुष्ट हुए | जेल से निकलने के वाद तो उन्होने 
इसकी कडी मालोचना भी की । 
इस सम्बन्ध में एक घटना विहार में हुई, जो उल्लेखनीय हूँ । वहाँ भी, 
और जगहो की तरह, खूब जोरो से गिरफ्तारियाँ हो रही थी। ऐसा मालूम 


किम आल 


बापू के कदमों में ११३ 


होता था कि हम सब-के-सव गिरफ्तार कर लिये जायेंगे । पर में वच गया, 
मेरी ग्रिरफ्तारी नहीं हुई । मेंने सुना कि गलतफहमी की वजह से में गिर- 
फ्तार नही किया गया । सिर्फ में ही नहीं बचा, सारे विहार में गिरफ्तारियाँ 
चनन्‍्द हो गईं । वह गलतफहमी इस प्रकार हुई। जिस समय देशवन्धु दास 
के साथ लार्ड रीडिंग समझौते की वातचीत चला रहे थे, उन्होने अपनी 
एक्जिक्यूटिव-कौंसिल का अधिवेशन कलकत्ता में किया। उसका मृख्य 
उद्देश्य था उन झर्त्तों को वाजाब्ता मजूर कर लेना जिनको देशवन्धु दास ने 
मजूर कर लिया था । उस वक्‍त ऐसा मालूम होता था कि अब समझौता हो 
ही जायगा । सर तेनवहादुर सप्रू उस समय वायसराय की कौंसिक के एक 
सदस्य थे । इस सभा में शरीक होने के लिए वे भी कलकत्ता जा रहे थे । वे 
पटना होकर गृजरे । वहाँ पर उनसे विहार के गवनंर की कुछ बातचीत 
हुई, जिसकी कुछ ऐसी छाप गवर्नर पर पड गईं कि उसने समझ लिया कि 
अब सुलह हो गई । इसलिए उसने गिरफ्तारियाँ बन्द कर दी | सुलह तो 
अन्त में हुई नहीं, पर में और बहुतेरे लोग-- जिनकी गिरफ्तारी होते जा 
रही थी--गिरफ्तार नही किये गये । 
इसके थोडे ही दिनो के वाद अहमदाबाद में काग्रेस का अधिवेशन बडे 
ही समारोह के साथ हु भा । देशवन्ध्‌ दास सभापति निर्वाचित हुए थे | पर 
ये तो जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खाँ ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया । काग्रेस के साथ-साथ प्रदर्शनी भी वडे उत्साह के साथ की गई। 
यह पहला ही अवसर था, जब काग्रेस का अधिवेशन बड़े पैमाने पर किया 
गया हो । अवत्तक काग्रंस में लोग कुर्सियो और बवेंचों पर ही बैठा करते थे । 
अहमदावाद में पहले-पहल फर्श पर काग्रेस का मधिवेशन हुआ । एक बडे 
भार्क का प्रस्ताव, जिस पर बडी सरगर्मी के साथ बहस हुई, मौलाना हसरत 
मोहानी का था, जिसमें उन्होने ब्रिटिद साम्राज्य से अूग , होकर भारत के 
स्वतन्त्र होने को काग्रेस का घ्येय बनाये जाने की बात कहीं थी । महात्माजी 
ने हस प्रस्ताव का जोरों से विरोध किया था । उनके विरोध के कारण वह 
नामजूर हो गया था । 


एक छोटी-सी घटना विषय-निर्वा चनी समिति में हुई, वहू भी उल्लेख- 
नीय हूँ । उससे यह मालूम होता हैँ कि महात्माजी उनलोगों के साथ किस 
सरह वर्ताव करते थे, जो सत्याग्रह का मर्म समझें बिता ही उस पर चलना 
चाहते ओर दूसरो को मजबूर करना चाहते थे । एक सज्जन गो-रक्षा के बडे 
अचारक थे । विषय-निर्वाचनी के बीच में आकर वे बैठ गये । उन्होने 
शोषणा कर दी कि जबतक उनके लिए गोरक्षा-सम्बन्धी सदोषप्र द कार्यवाही 


4१४ बापू के कदमों में 


न की, जायगी तवतक वे विपय-निर्वाचनी की कार्यवाही नहीं चलने देंगे! 

यो तो अगर स्वयसेवक चाहते तो उनको धर-पकडकर आसानी से बाहर ले 
जा सकते थे, कार्यवाही भी वहाँ आसानी से चलाई जा सकती थी, पर 
महात्माजी को यह तरीका पसद नही था । उन्होने ऐसा नहीं करने दिया । 
सब लोगो को इस वात का कुतूहल था कि देखें १ पें. जिद्दी आदमी के साथ 
बिना जोर-जबरदस्ती किय महात्माजी क्या बर्ताव करते हं--किस तरह 
काग्रेस के काम में पडी इस बाधा को रोक सकते हूं । उन्होने, और दूसरे 
लोगो ने भी, गोरक्षक महाशय को बहुत समझाया कि आप इस तरह काम 
में विघ्न न डालिए; पर वे कहाँ किसी की सुननेवाले थे! अच्त में, 
भहात्माजी ने हँस करके कहा कि आप सत्याग्रह मुझसे ज्यादा नही जानते हे , 

बस, देखिए कि में किस तरह आप पर बिना हाथ लगाये अपना काम कर 
लेता हें । इतना कह उन्होने वालटियरों से कहा कि उनके चारो तरफ तुम 
लोग खडे हो जाओ, फिर दूसरो से कहा कि हमलोग यहाँ से हटकर कही 
दूर जा अपना काम करे । नतीजा यह हुआ कि वे बीच में ही घिरे पडे रह 
गये । उन पर किसी ने हाथ भी न रूगाया । उघर कमिटी ने अपना काम 
अलग हटकर जारी रखा । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


भहमदाबाद-काँग्रेस ने महात्माजी को सत्याग्रह-सम्बन्धी सब अधिकार दे 
दिया और ऐसा समझ लिया कि जल्द सत्याग्रह कही-न-कही शुरू किया 
जायगा । महात्माजी के ध्यान में सूरत-जिले का वारडोली-तालुका था, 
जिसको उन्होने सत्याग्रह के लिए क्षेत्र चुना । जौर-भौर जगहों को भी तेयारी 
करने का आदेश या, पर वारडोली को ही सबसे पहला क्षेत्र चुनने का कारण 
यह था कि एक तो वहाँ के रहनेवाले जाग्रत गौर जोशीले थे--खादी के 
प्रचार तथा और बातो में भी अपनी प्रगति दिखलाकर उन्होंने अपनी योग्यता 
प्रमाणित कर दी थी; दूसरे, उस तालुके के अन्दर कुछ ऐसे लोग भी थे जो 
महात्माजी के साथ दक्षिण अफरिका में काम कर चूके थे--वहाँ के सत्याग्रह 
में भाग लेकर उन्होंने सत्याग्रह का सक्रिय अनुभव पाया था । कुछ दिनो के 
वाद महात्माजी ओर दूसरे छोग उस तालहके में दौरा कर जनता की तंयारी 
से सतुष्ट हुए । निश्चय हुआ कि महात्माजी वारडोली में सत्याग्रह आरम्म 
करेंगे। इसके लिए तालके के प्रमुख लोगों की एक सभा वहाँ हुई । मे भी 
उस दिन मौजूद था । सत्याग्रह में अहिसात्मक रहकर हर प्रकार से सरकारी 
दमन बरदाश्त करने का आदेश देकर महात्माजी ने उनलोगो से एक आम के 
गाछ के नीचे, जहाँ सभी बंठ थे, प्रतिज्ञा कराई कि लोग सत्याग्रह में विच- 
लित नही होगे--चाहे उनपर मार पडे या वे जेलखाने भेजे जायें या उनके 
वन-मभाल यवरन मेंट की ओर से जब्त कर लिये जायें । उनमें जो कुछ अभी 
श्रुटियाँ देखी गई थी, उनको भी दूर करने पर जोर दिया गया । महात्माजी 
ने इसके बाद छा रीडिंग को सत्याग्रह की सूचता भेज दी । उन्होने जो पत्र 


लिखा, उसमें सारी बातें बताई गईं जिनके कारण सत्याग्रह करना अनिवाये 
हो गया भा | 


4१६ बापू के कदमों में 


में प्रतिज्ञा-सभा के बाद बिहार वापस आकर सूबे में दौरा करने छगा, 
क्योकि सत्याग्रह जब आरम्भ होगा तब सभी जगहो पर पूरी शाति रहनी 
चाहिए और सत्याग्रह की त॑यारी पूरी तरह होनी ही चाहिए। यही सन्देक 
में घूम-घुम कर पहुँचा रहा था । अचानक, सीतामढी के इलाके में, पुपरी 
की एक सभा में भाषण करते समय, मझे एक तार मिला कि बारडोली में 
वर्किज्धू-कमिटी की बैठक होनेवाली हँ--मुझे तुरन्त वहाँ पहुंचना चाहिए । 
में वहाँ से सीधे पटना जाकर बारडोली के लिए रवाना हो गया। जब मे 
रेल से बारडोली स्टेशन उतरा, तब मेने प० मदनमोहन मालवीयजी को उसी 
गाडी से रवाना होते देखा । उनसे बहुत थोडी बातें हो सकी । पर इतना 
मालम हो गया कि वर्किद्ध-कमिटी की बैठक समाप्त हो गई और यह निदचय 
कर लिया गया कि सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। इस निश्चय का कारण 
यह था कि गोरखपुर जिले के चोराचौरी स्थान में एक बलवा हो गया था, 
जिसमें घर्वाँ के लोगो ने वहाँ के पुलिस-थाने को जला दिया था मौर पुलिस 
'के कई सिपाहियो को मार डाला था । वहाँ कुछ ऐसा जोश पैदा हो गया 
था कि लोगो ने अपने ऊपर काबू नहीं रखा, पुलिस-थाने पर घधावा बोलकर 
फसाद कर दिया । इसको सूचना पाते ही महात्माजी ने निश्चय कर लिया 
फि एसी अवस्था में, जब जनता ने अहिंसा को ठीक-ठीक न समझकर इतना 
बडा बलवा कर दिया, सत्याग्रह के लिए ठीक वायूमडल नही हे--इसे 
स्थगित करता ही चाहिए । इसी बात पर विचार करने के लिए यह वकिज्धू- 
कमिटी बुलाई गई थी ) उसने महात्माजी के विचार से सहमत होकर 
सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय वही कर दिया । जब मेने मालवीयजी से 
इतना सुना तो मेरे दिल में उठा कि इससे जो जोश देश में पंदा हुआ था, 
'उसको ठेस लगेगी । मे रास्ते में यही विचार करता हुआ मभहात्माजी के पास 
पहुँचा । उन्होंने देखते ही कहा कि देर करके पहुंचे, फिर पुछा कि यहाँ का 
“निदचय मालम हुआ या नहीं । मेरे यह कहने पर कि निदचय का हाल सुन 
“लिया है, उन्होने दूसरा प्रइन पूछा, क्या निश्चय से सहमत हो ? में इस प्रदन 
“का कोई उत्तर न दे सका, इतना ही कहा कि इससे लोगो में असन्तोष होगा । 
इस पर उन्होने मेरा विचार जानना चाहा। मेने कहा कि सोचकर उत्तर 
दूगा । उन्होने इस वात को पसद किया । 
मेने जब और लोगो से वर्किज्गभ-कमिटी की पूरी कार्यवाही व्योरेवार सुन 
ली, तव और कुछ सोचकर अपने मन में निश्चय कर लिया क्रि जो हुआ हं, 
वह ठीक हुआ है । पीछे जाकर महात्माजी से कह दिया 'कि छोगों में अस- 
ज्तोप तो होगा, पर जो हुआ है वह अच्छा हुआ हूँ । देखा कि महांत्मानी 


बापू के कदमों में ११७ 


को मेरी राय से सतोष हुआ । उन्होंने अपने विचारों को मुझे विस्तार से 
बताया, जिसका साराश यह था कि सत्याग्रह के लिए अहिसा अनिवार्य हैं, 

इसमें यदि कोई यह समझता हो कि सत्याग्रह केवल प्रतिपक्षी को तग करने 
के लिए भौर उससे जबरदस्ती अपनी वात मनवाने के लिए ही किया जाता 
हैं, तो यह गलत हूँ, सत्याग्रह का उद्देश्य तो अपने ऊपर कष्ट सहकर भी 
प्रतिपक्षी के हृदय को जीत लेवा हे जिसमें वह सत्याग्रही की वात को ठीक 
समझकर मान ले--दवाव में पडकर नही, वल्कि उसकी सत्यता और ओचित्य 
को मानकर, यह भावना जबतक साधारण तौर से लोगो में न पंदा हो जाय 
और लोग यह न समझते रहें क्रि किसी-न-किसी तरह से गवनंमेंट को तग 
करना ही सत्याग्रह का घ्येय हैं तथा इस तग करने में कही हिसा करने की 
भी आवश्यकता हो तो वह जायज है,तबतक सत्याग्रह कभी नहीं चल सकता, 

चौराचौरी की घटना ने यह साबित कर दिया था कि अभी जनता की कोन 
कहे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस मर्म को नही समझा था; क्योकि 
काग्रेस के कार्य कर्त्ताओं ने ही जनता को उभाडने में और उसके द्वारा थाना 
जलवाने तथा पुलिस के भादमियों को मरवा डालने में भाग लिया था। 


महात्माणी का कहना था कि जिस तरह हाँडी के एक-दो चावल देखकर 
ही यह जान लिया जाता है कि सारी हाँडी का चावरू पक गया हूँ या नही, 
उसी तरह एक घटना से ही सारे देश की स्थिति मौर जनता के मनोभाव 
का पता लग गया--इससे, यदि सत्याग्रह किया गया तो, चोराचौरी का 
उदाहरण अनेकानेक जगहों में प्रकट होगा और वारडोली के सत्याग्रह के 
बदले में अनेक चौराचौरी देखने में आववेगे। मेने इसी प्रकार के विचारों से 
अपना तिरचय कर लिया था और महात्माजी की वातों को सुनकर इसमें 
ओर भी दृढ हो गया | पर, में इतना जानता था कि इस निश्चय को बहुतेरे 
लोग पसद नही करेंगे, क्योंकि वे इतनी सूक्ष्मता से इस पर विचार नहीं 
कर पार्येंग । ऐसा ही पीछे देखने में आया। 

वारडोली में मेरे रहते समय ही, उसी आम्रवृक्ष के साये में, फिर प्रमुख 
लोगो की सभा दुई । उसमें महात्माजी ने सत्याग्रह स्थग्रित करने का यह 
निइचय लोगो को वताया--उसके कारणों को समझाया । मेने देखा कि 
उनलोगों के दिल में निश्चय तथा भौचित्य के सम्बन्ध में सन्देह नही था, 
पर इस नि३चय से वे वहुत दु खित थे। इसका कारण यह था कि वे मानते 
थे कि उनको देश के लिए कुछ करने का जो मौका मिलछा था, वह सौभाग्य 
उनके हाथो से निकल गया । देश के उद्धार के लिए वे सर्वस्व की आहुति 
देने को तेयार थे, अब वे ऐसा नही कर पायेंगे । इसी का उनको दुख था + 


११८ बापू के कदमों में 


कई भादमी तो फूट-फूटकर रौने ऊरूग गये ! महात्माजी ने भी समक्षा-बुझा 
कर उनको शान्त किया । 

वहीं पर यह भी निश्चय किया गया था कि चन्द दिनो के अन्दर ही 
अखिलभा रतीय काग्रेस-फर्मिटी का अधिवेशन किया जाय जिसमें बाराडोली 
का निरचय विचारार्थ रखा जायगा । यह अधिवेशन दिल्‍ली में होना तय 
हुआ । जो विधि मुकरंर की गई थी वह इत्तिफाक से फाल्गून की शिवरात्रि 
थी । कई आदमियो ने इस पर नाराजी जाहिर की । तारो और चिट्टियो 
से महात्माजी को सुचित भी किया कि इस पुण्य तिथि पर बहुतेरे हिन्दू 
उपवास कर शिव-उपासना में लगे रहते हे, इसलिए यह अधिवेशन इस तिथि 
को न होकर किसी दूसरी तिथि पर होना चाहिए । महात्माजी ने उसको 
नही माना । मुझे भी यह बात कुछ खटकी । महात्माजी से मेने कहा कि 
इससे हिन्दुओ में असन्तोष है और यह वाजिब भी है, तो एक-दो दिन टाल 
देने में कोई हानि नही होगी । उन्होने मेरी वात न मानकर मुझे समझाया 
कि जब कोई निईचय कर लिया जाय तो उसको भरसक तबतक नही बदलना 
चाहिए जबतक कोई बहुत सगीन कारण न हो, पर यहाँ कोई ऐसा कारण 
नही दीखता, क्योकि जो उपवास करना चाहते हे वे दिल्ली में भी आसानी 
से उपवास कर सकते हं--उपासना में भी कोई दिक्कत नही पडेगी, फ्योकि 
अधिवेशत दिन-रात तो होगा नही, बचे समय में उपासना कर सकते हूँ । 
उन्होने फिर कहा कि यह तो किसी शास्त्र में नही लिखा हूँ कि कोई अच्छा 
काम पुण्य तिथि के दिन नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब इसका सावें- 
जनिक महत्त्व है । मेने देख लिया कि महात्माजी किसी निदचय को कितना 
महत्त्व देते हे । मुझे चम्पारन की वह घटना याद आा गई, जब वे रात के 
समय अपनी गठरी-मोटरी उठाकर नये मकान में चल दिये थे, चूंकि नये 
मकान में जाने का पहले “निश्चय कर लिया गया था। दूसरी बात मेने यह 
देखी कि हमारे ब्रतो गौर त्यौहारों का वे कंसा सच्चा अर्थ छगाते हैँ तथा 
हमारी उन भावनाओं को वे कैसे शुद्ध तके से गलत समझते है जो हमको 
अत के दिन एक प्रकार से निष्क्रिय और निकम्मा बना देती हूं । 

निश्चय के प्रकाशित होते ही चारो मोर से इसके विरद्ध आवाज उठने 
छगी । बडे-बडे नेता उस समय जेल में थे। देशबन्ध्‌ दास तो पहले से ही 
नाराज थे--जव उंवकी बात न मानकर भहात्माजी ने लाइहं रीडिंग के 
साथ समझोता करने से इनकार कर दिया था । अब, इससे देशबन्धु और 
भी अधिक नाराज हुए, क्योकि उनको ऐसा मालूम हुआ कि महात्माजी 
म तो समझोता करते हूं गौर न लड़ते ही हं--सारे देश को जोश में उठाकर 


कक... मा 


भी 


बापु के कदमों में ११९ 


उसे पटक देते हे । पडित मोतीछाल नेहरू भी ऐसे ही विचार के थे; उन्होंने 
भी अपने विचारों को दिल्ली के अधिवेशन के समय लिख भेजा । छाला 
ऊाजपत राय के भी ऐसे ही विचार थे । जहाँ तक मुझे स्मरण हूँ, शायद 
बली-वन्धुओ ने भी महात्माजी से असहमति प्रकट की थी। मेने सुना था 
कि जब एक जेल से कही दूसरी जेल में तबादला होते समय किसी स्टेशन 
पर अली-बन्धुओ से किसी की देखादेखी ही गई थी तब उनलोगो ने उसे 
अपनी राय बता दी थी । अखिलभारतीय कमिटी के पहले जो वर्किज् 
कमिटी की वैठक दिल्‍ली में हुई थी उसमें ये सभी वारतें कही गई । पर 
भहात्माजी सभी बातों को सुनकर भी अपने निरवथ पर अटल रहे । 

अखिल भारतीय कमिटी में वारडोली का निद्चय स्वीकार करने का 
प्रस्ताव महात्माजी ने उपस्थित किया । अपने विचारों को उन्होने खोलकर 
रख दिया ) डाक्टर मूजे ने सशोधन के रूप में प्रस्ताव पेश किया, जिसका 
आशय महात्माजी की सारी कार्यवाही और सारे कार्यक्रम की निन्‍दा करने 
का था। इस पर वहस छिडी । हकीम मजमल खाँ उस समय काग्रेस-प्र सिर्डेंट 
थे। उन्होने अचानक अपनी अस्वस्थता के कारण महात्माजी को अपने 
स्थान पर वेठा दिया और स्वय उठकर चले गये । छोगो की कुतूहछ हुआ 
कि महात्माजी का अपना ही प्रस्ताव है, उसके विरोध में डाक्टर मजे का 
सशोधन हूँ, उसी पर वहस छिडी हूँ, देखा जाय कि महात्माजी «बया करते 
हैं । पर उन्होने एक अजीव ढय अख्तियार किया । जब कोई उठता तो 
उससे पूछते कि आप किस पक्ष में बोलना चाहते हैं । जब वह कहता कि 
हम डाक्टर मुजे के विरोध में बोलना चाहते है तब उसे वें कहते कि आप 
ठहर जाइए । अगर वह कहता कि में डाक्टर मुजज के सशोधन के पक्ष में 
बोलना चाहता हूँ, तो उसको बोलने की इजाजत दे देते। इस प्रकार, 
सभी भाषण मसहात्माजी के विरोध में ही होने छगे | कुछ देर के बाद, 
महात्माजी के पक्ष में जो छोग बोलना चाहते थे उन्होने--यह समझकर कि 
महात्माजी तो हमे बोलने देंगे नहीं--उठकर अपनी इच्छा प्रकट करना भी 
बन्द कर दिया । इससे ऐसा मालूम होने छगा कि महात्माजी के प्रस्ताव के 
पक्ष में कोई हैँ ही नही, उनका प्रस्ताव शायद अस्वीकृत हो जायगा । रात 
के दस वज गये । एक पर एक महात्माजी के विरोध में बोलनेवाले बोलते ही 
चले गये । में भी वैठे-वैठे सव सुनता रहा । मुझे भी यह वुरा छगा कि इस 
तरह महात्माजी गपने पक्ष को क्यो निरबंछ कर रहे हे, जब सचमृच वही पक्ष 
ठीक है । जो कुछ मेने वकिज्भ-कमिटी में, और उस वक्‍त तक अखिल भारतीय 
कमिटी में, सुना उससे मेरा अपना विचार और भी दृढ़ हो गया कि निश्चय 


१२० बापू के कदमों में 


ठीक हुआ था । अन्त में महात्माजी ने किसी को भी अपने प्रस्ताव के पक्ष 
में बोलने का अवसर दिये बिना ही मत लेना आरम्भ कर दिया | यह देख- 
कर मुझे कुछ और भी बुरा मालूम हुआ । पर महात्माजी ने या तो सभा 
का रुख जान लिया था या यह सोच लिया था कि हमारे पहले भाषण से 
लोगो ने अगर इस प्रस्ताव को अच्छी तरह नहीं समझा है, तो उसके पक्ष में 
भाषण दिलाकर उस पर जोर डालना कहाँ तक ठीक होगा और इससे उनकी 
बुद्धि को समझाया नहीं जा सकेगा । कुछ लोगो के यह कहने पर भी कि 
दूसरे पक्ष को कुछ कहने का मोका नहीं दिया गया--उनको मत प्रगरट करने 
का मौका मिलना चाहिए, महात्माजी ने अपना विचार नहीं बदला । उन्होने 
उन लोगो को, जो डाक्टर मजे के सशोघधन के पक्ष में हो, हाथ उठाने को 
कह दिया ॥ जब हाथ गिने गये तो मालम हुआ कि प्राय उतने ही हाथ 
उठे जितने उस सशोघन के पक्ष में भाषण हुए थे ! इस तरह, सशोघन का 
प्रस्ताव बहुत बडे बहुमत से नामजूर हो गया ओर महात्माजी का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया ! मेरा खयाल है कि महात्माजी के काय॑ क्रम और 
बारडोली के निश्चय की जितने जोरो से, कडे शब्दो में, आलोचना की गई 
उतना ही लोग महात्माजी के प्रस्ताव के पक्ष में और डाक्टर मुजे के सशो- 
धन के विरोधी होते गये । इसका कारण यह भी था कि डाक्टर मृजे और 
उनके पक्ष के लोगो ने कभी भी असहयोग के कार्यक्रम को पृणणंख्पेण स्वीकार 
नही किया था । वे जनमत को उसके पक्ष में देखकर चुप हो गये थे, पर 
जब कभी मौका मिलता था तो उसकी कडी आलोचना किया करते थे । उस 
अधिवेशन में सदस्यो पर यह असर पडा कि ये लोग तो हमेशा महात्माजी 
का विरोध किया करते हैँ, इसलिए “यह एक मौका देखकर कि कुछ और 
लोग भी उनके विरोध में हें---डाक्टर मूुजे ने खुलकर निन्दा का प्रस्ताव पेश 
करने का सुयोग ढूंढ निकाला । इससे, जो कोई बारडोली के निरचय के 
विरोध में भी था वह भी डाक्टर मजे के सशोधन का विरोधी और 
महात्माजी के प्रस्ताव का समर्थक बन गया ' 


इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि काग्रेस में दो विचार-घाराएँ चल रही 
हूँ और आपस में काफी मतभेद पंदा हो गया है, गवनंमेंट इस वात से जरूर 
लाभ उठायेगी । शाहजादे का दोरा भी समाप्त हो चला था, इसलिए अब 
काग्रेस के साथ सरकार के समझौता करने का कोई कारण नही रह गया था । 
बहुतेरे लोग पहले से ही जेल में थे । अब महात्माजी के गिरफ्तार कर लेने 
में कोई विशेष भय की बात नही थी । ऐसा मेने दिल्ली में ही एक ऐसे मित्र 
से सुना जिनकी पहुँच गवनंमेंट के छोगो तक थी । थोडे ही दिनो के बाद 


बापू के कदमों में 43५ 


पयग इडिया' में प्रकाशित महात्माजी के दो लेखो के कारण गवनंग्रेट ने 
उनको गिरफ्तार कर लिया । १५४-ए-घारा के अनुसार सेशन-जज के सामने 
उनपर मुकदमा भी चलाया गया । महात्माजी गिरफ्तार करके सावरमती 
जेल में उन वक्‍त रखे गये । खबर पाते ही में सावरमती गया । एक वार 
दूर से ही, जेल के फाटक से ही, महात्माजी का दर्शन किया | पूरा दर्शन 
और मृलाकात तो तब हुई, जब सेशन-जज के सामने मूकदमा पेश हुआ । 


यह पहला मौका था कि असहयोग-आदोलन के वाद भहात्मानी अदालत 
के सामने अभियक्‍त-रूप में छाये गये ) चम्पारन में तो उनपर मुकदमा चला 
ही था, पर आज की ओर उस समय की स्थिति में वहुत अन्तर था । उस 
समय गाघीजी को कुछ ही छोग जानते थे, सारा हिन्दुस्तान अच्छी तरह नही 
जानता था, पर अब तो वे भारतवर्प में दो चमत्कार दिखा चुके घे---एक 
तो हिन्दू मुसलिम-ऐक्य का और दूसरा सारे देश में अद्श्यतत जामृति का | 
चम्पारन में जिस दिन उन्होने सरकारी आज्ञा न मानकर जेंक की सजा मुग- 
तने का निउववय किया था उस दिन उनके साथ एक-दो अनजान लोग थे, जो 
न तो उनकी कार्य-पद्धति जानते थे मौरन उनसे कोई विश्येप परिचय हो 
रखते थे, पर आज तो उनकी पुकार पर हजारो-हजार लोग सारे देश में 
अपना सारा समय देकर काम कर रहें थे और हजारो-हजार ऐसे छोग 
उनके कहने से जेरूखानों में पड़े हुए थे, जिन्होने कभी स्वप्त में भी नही 
सोचा था कि उनको ऐसा करना पडेंगा । 


यह सब होते हुए भी, उस दिन में और आज में बहुत सामजस्थ भी 
था । आज भी भहात्माजी वंसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने को 
तंयार थे, जैसा उस दिन ) आज भी उनका भरोसा ईइवर पर और कप्ट 
तहने की शक्ति पर था। आज भी जदालूत के सामने जो वयान उन्होने 


दिया उसमें वही दुढता कौर वही विश्चास झलक रहे थे जो मोतीहारी की 
अदालत के बयान में थे । 


अदालत में सबको जाने की इजाजत नही थी । कुछ छोगी को, जिनमें 
एक में भी था, पास मिला था । हमीलोग अन्दर जा सके थे । इसलिए, वहाँ 
बहुत मीड तो नहीं थी। पर देश के श्री केलकर-जैसे गण्यमान्य नेता, जो 
जे के वाहर रह गये थे, वहाँ उपस्यित थे । चम्पारन में तो सजा नही हुई 
थी, पर अहमदाबाद के जज ने छ. साल की सजा दे दी । विदा छेने के वच्तत 
मेरे-ऐसे छोग अपने को सेमार न सके, वेकाबू हो फूट-फूट कर रो पडे । वहाँ 
से हमलोग एक प्रकार से अनाय होकर घर छौटे । 


१२२ बापू के कदमों में 


बक-- 


महात्माजी ने चलने के समय आदेश दे दिया था कि सत्याग्रह नहीं 
करना चाहिए । हमारे सामने यही बडा ग्रइत था कि जो उत्साह छोगो में 
आ गया था वह किस तरह कायम रखा जाय | पर इसके चिह्न स्पष्ट दीखने 
लगे थे कि यह बहुत ही कठिन काम था । हमने रचनात्मक फाम पर जोर 
देकर उसके हारा लोगो का जोश कायम रखने का प्रयत्वत किया | पर दिनत- 
दित वह जोश गिरता गया । गवनंमेंट भी अपनी तरफ से, जहाँ भी कुछ 
जोश देखने में भाता था उसे दमन द्वारा दबाने में, बाज नहीं आई । थोड़े 
ही दिनो में यह स्पष्ट हो गया कि काम ढीला पड जायगा । में अहमदाबाद 
से लौटकर बिहार के जिलो का दौरा करने लगा । हमारे सामने काम भी 
ऐसा था जिसमें हमारा सारा समय लग सकता था। अहमदाबाद-काग्रेस में 
ही हमने काग्रेस के अगले अधिवेशन को बिहार में आमत्रित किया था | अब 
पहले यह निरचय कर लेना था कि विहार में कहाँ पर काग्रेस हो, उसके 
लिए किस तरह रुपये जमा किये जायें और क्‍या प्रवध किया जाय । विहार 
में जोश काफी था, इसलिए इस बात की पूरी आशा थी ओर दृढ़ विववास 
भी था कि हम प्रबन्ध कर लेगे । 


वारहवोँ अध्याय 


हमारे सामते प्रश्त यह था कि अब क्या किया जाय । काग्रेस के जो 
कार्यकर्ता वाहर थे वे इस पर वहुत जोर देते थे कि भव सत्याग्रह आरम्म 
किया जाय । महात्माजी ने देश में बहिसा का वायूमडल न होने के कारण, 
वायसराय को नोटिस देने के वाद भी, वारडोली का सत्याग्रह रोक दिया था । 
वह जेल जाने के वक्‍त भी नत्याग्रह करने की मनाही कर गये थे---रचनात्मक 
काम में लग जाते का आदेश दे गये मे । पर रचनात्मक काम बहुत ही नीरस 
और धीमा होता हूँ । उसमें वह चटपटा मजा बोर उत्तेजना नहीं मिलती । 
इसलिए उसमें वहुतेरी का जी नहीं रूगता। यह वात उसी समय देखने 
में आा गई। पिछले छत्बीस-सत्ताइम वर्षों के मनृभव ने भी इसी धारणा 
की पृष्टि की हैँ । जब सत्याग्रह नहीं किया जा सकता था और 
रचनात्मक काम में वहुतो का जी नहीं लगता था, तो फिर किया 
क्या जाय । कही-कही घीमी जावाज--विशपकर महाराष्ट्र में--उठी कि 
कौंसिल-वहिष्कार का कार्यक्रम अब छोड़ देता चाहिए, अब बगले चुनाव में 
शरीक होने के लिए काग्रेस को अभी से ठेंयारी करनी चाहिए। पर जन- 
साधारण ओर काग्रेस के कार्यकर्ता अभी इस बात को सुनने के लिए तैयार 
नही थे । पर वात उठी । इसके जो पक्षपातती थे वे इस फिक्र में रूग गये कि 
काग्रेस किस तरह इस ओर खीची जाय । 
अहमदावाद-काग्रेस में 'श्रीविट्टुल भ।ई पटेल कारयेस के मनत्री चुने यये 
थे । यह वात सव लोग जानते थे कि वह असहयोग के कार्यक्रम को पुरी 
ततरह--विशेषकर कॉग्रिल-बहिप्कार को दिल से नहीं मानते थे | जब यह 
बात अहमदाबाद में कही गई कि महात्माजी के साथ छनका कैसे निर्मेया, तो 
महात्माजी ने उत्तर दिया था कि मत्री चाहे जो कोई भी हो उससे वह अपना 
काम निकाल ही लेंगे, इसलिए इसकी चिन्ता किसी को नहीं करनी चाहिए । 


१२४ बापू के कदसो में 


विट्टलमाई बहुत करके बम्बई में रहा करते थे । उनके छोटे भाई वल्लभः 
भाई पटेल गुजरात में रहा करते थे, जो महात्माजी के अनन्य भक्त थे और 
सारे कार्यक्रम को पूरी तरह मानते थे--अहमदाबाद-स्वागत-कारिणी के 
अध्यक्ष भी वहीं थे और वह भी गिरफ्तार नही हुए थे | दक्षिण में श्लरीराज- 
गोपालाचार्य और उत्तर में डा० अन्सारी भी बाहर ही थे । 

थोडे ही दिनो के वाद अखिलभारत्ीय काग्रेस-कमिटी को बैठक हुई। 
उसमें श्रीविद्ल भाई पटेल की ओर से यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि 
एक कमिटी मुकरंर की जाय, जो इस बात की जाँच करे कि किस जगह के 
लोग कहा तक सत्याग्रह के लिए तेयार हें, और उस कमिटी की सिफारिश के 
अनुसार जहाँ हो सके वह सत्याग्रह आरम्भ किया जाय । श्रीविद्वुक भाई 
पटेल बहुत ही चतुर थे । उनका मतलब यह था कि कमिटी ने अगर कहा 
कि कही सत्याग्रह नही किया जा सकता है तो यह स्वभावत कहा जा सकेगा 
कि तब कौंसिलो में जाने का कार्यक्रम फिर जारी किया जाय । जो लोग 
कौसिलो के विरोधी थे, पर सत्याग्रह चाहते थे, उन्होने इस प्रस्ताव को अच्छा 
माना, क्योकि वे आशा रखते थे कि कमिटी की रिपोर्ट पर सत्याग्रह हो 
सकेगा । पर हममें से बहुतेरे कॉंसिल को भी नही चाहते थे और महात्माजी 
के आदेशान सार सत्याग्रह भी नही चाहते थ, उनके लिए भी इस प्रस्ताव को 
मानने के सिवा और कोई दूसरा रस्ता न था । 

खंर, कमिटी मृकरंर हुई । वह सारे देश का भ्रमण करके सत्याग्रह की 
तैयारी-सम्बन्धी वातो की जाँच करने लगी | यह सिलसिला कई महीनो तक 
जारी रहा । कमिटी से इतना काम तो जरूर हुआ कि इसके सदस्य जहाँ 
जाते वहाँ जागृति हो जाती, जनता में उत्साह बढ जाता । साथ ही, वह 
कौसिल के सम्बन्ध में भी प्रश्न करती और कार्यकमिटी की राय तथा इस 
बात की जानकारी हासिल करती कि कहाँ तक कौंसिल के चुनाव में काग्रेस 
को सफलता मिलने की सम्भावना हे । 


असहयोग में मुसलमानो ने बहुत काम किया था । काग्रेस की कमिटियो 
के साथ-साथ खिलाफत-कमिटियाँ भी हुआ करती थी । खिलाफत-कमिटी ने 
भी इसी बात के लिए कमिटी मृकरंर कर दी, जो काग्रेस-कमिटी के साथ- 
साथ सभी जगहों में जाकर जाँच करती रही । अन्त मे काँग्रेस की जाँच- 
कमिटी में बडा मतभेद देखने में आया । कमिटी के छ सदस्यो में प्राय सभी 
इस वात में तो एक राय के थे कि सत्याग्रह नही किया जा सकता है, पर 
कौंसिल-वहिष्कार के सम्बन्ध में तीन सदस्य वहिष्फार जारी रखने के पक्ष में 
और तीन निषेध उठा देने के पक्ष में थे । उन्होने काग्रेस को उन प्रस्तावों से 


बापू के कदमों में १२५ 


खचने के लिए, जिनमें कौसिल-वहिष्कार का साफ-साफ समर्थत किया गया 
था, यह रास्ता सुझाया कि वहिष्कार वे भी चहते हे, पर वे वहिप्कार का 
तरीका वदलना चाहते हे, वे चुताव का वहिप्कार न करके कौंसिल में पहुंचकर 
कौंसिलो का वहिष्कार करेंगे! अर्थात्‌--जो लोग काग्रेस के कार्यक्रम को नहीं 
मानते उनको कौसिलो में न जाने दें और इस तरह यह दिखरूा दें कि देश 
असहयोग के पक्ष में हैँ । जब हम सव छोगो को रोक नहीं सकते, और सभी 
अगहो के लिए उम्मीदवार खडे हो ही जाते है, तथा कोई विरोध न होने के 
कारण निविरोध चुनें भी जाते हे, तो ब्रिटिश गवन मेंट भले कह सकती है 
और कहती भी हैं कि कॉसिल-वहिप्कार का कार्यक्रम बिल्कुल सफल नही हुमा, 
क्योकि एक भी जगह खाली नही हूँ भर सभी प्रान्तो में मत्रिमढल भी वन 
गय हैं जो काम कर रहें हैं । उनका कहना था कि हमलछोग चुनाव ऊूडकर 
ऐसे छोगो को जाने न दें, अपना बहुमत प्राप्त करके कोई मत्रिमडरू 
बनने ही न दें--इस प्रकरर का मसहयोग अधिक कारगर होगा, तब 
ब्रिटिश गवर्नेमेंट भी यह वे कह सकेगी कि नये विधाव के अनुसार 
सभी जगहों में मत्रिमहल काम कर रहें हूँ और वहिष्कार को -नवीति 
असफल हो गई । 


विपक्षियो का कहना था कि हमको ब्रिठिश गवर्म मेंट की सस्थाओं का 
वहिष्कार करना चाहिए, इसीलिए अदालतो, शिक्षा-सस्पानों और कौंसिलो 
का वहिंप्कार किया गया है, क्योकि जनता को इन्ही स॑स्थामों के साथ 
अ्रतिदिन काम पडता हें--इन्ही के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंठ की प्रतिष्ठा बढती 
हैं । अगर हमने एक वार जाना स्वीकार किया तो उन सस्याओं के साथ 
हमारा सम्यक फिर से जूट जायगा और गवनेमेंट की प्रतिष्ठा जनता की 
आँखों में वढ़ जायगी, गवनमेंट की वह दोधारी नीति भी सफल हो जायमी, 
जिसके हारा एक तरफ तो वह हमारे आन्दोलन को दमन द्वारा दवाती थी 
ओर दूसरी तरफ यह दिखलाती थी कि उसने जो चैधानिक सुधार दिये हूं 
उनसे कुछ थोडे छोगो के सिवा--जो केवल आन्दोलन करना ही जानते हें--- 
सब लोग सतुष्ट हो गये है । हम यह भी मानते थे कि असहयोग के कार्य क्रम 
से इसी तरह एक-एक चीज को हटा-हटठा कर हमलोग सारे कायंक्रम को 
छोड देंगे | हम तो यह भी मानते थे कि कौंसिलों के बन्दर जाकर वहिष्कार 
की नीति नही चल सकेगी क्योंकि विधान में इस वात का मौका था कि 
बहुमत अगर मिनिस्ट्री के विरोध में हो, तो भी गवर्नमेंट का काम नहीं 
रुकैया । यदि गवर्नमेंट मृतासिव समझे तो कौंसिल को तोडकर नया चुनाव 
करा सकती हैँ | अगर उसने ऐसा किया तो वबार-वार चुनाव लड़ना जस्स्भव 


१२६ बापू के कदमों में 


हो जायगा । इस तरह, कमिटी में दो पक्ष हो जाने के कारण इस विषम 
पर उसके बहुमत से भी कोई सिफारिश नहीं हो सकती थी । 


इस विषय का निश्चय करना फिर काग्रेस पर ही रह गया | कमिटी 
के भेम्बरो में पण्डित मोतीलाल नेहरू---जो जेल से मीयाद पुरी कर निकल 
आये थे, श्री विट्वल भाई पटेल और हकीम अजमलर खाँ कौंसिल-प्रवेश के 
पक्ष में थे, श्री राजगोपालाचायं, डाक्टर अन्सारी और श्रीकस्त्रीर॒यग 
आयगर वहिष्कार के पक्ष में । पहले पण्डित मोतीलाल नेहरू के विचार 
साफ मालम नही थे । जहाँ तक पता लरूग सकता था, वह वहिष्कार के 
पक्ष में ही थे, पर अन्त में रिपोर्ट लिखे जाने के समय वह बडे जोरो से 
कोंसिल-प्रवेश के पक्ष में आ गये । देशबन्धु दास भी जेल से निकलने के 
बाद प्रवेश के पक्ष में हो गये । वह तो जेल से निकलने के पहले, से भी पक्ष 
में थे । पण्डितजी के विचार स्थिर करने में वह बहुत अश्यो में सफल हुए 
थे। इस तरह तीनो बडे नेता, जिनका स्थान गाघीजी के बाद का समझा 
जाता था, एक तरफ हो गये । पर जन-साधारण और  काग्रेसी कार्यकर्ता 
बहुत करके असहयोग के कार्यक्रम में हेर॒फेर करने के घिरोधी रह गये । 
यह झगडा पहले तो अखिलभारतीय काग्रेस-कमिटी के सामने आया, पर 
उसने इसको टाल करके गया में होनेवाले काग्रेस-अधिवेशन के लिए छोड 
रखा । देशबन्धु दास महमदाबाद-काग््रेस के सभापति चुने गये थे, पर अधि- 
वेशन में उपस्थित न हो सके थे । हकीम अजमल खाँ ने उनकी गरहाजिरी 
में सभापति का काम किया था । स्वभावत लोगो ने उनको ही गया-काग्रेस 
का सभापति चुना । अधिवेशन के पहले ही यह बात जाहिर हो भई कि 
सभापति और साधारण प्रतिनिधियों के बीच मतभेद होगा । 


में इस वाद-विवाद में कट्टर अपरिवर्त तववादी समझा जाता था। हमारे 
पक्ष के तीन प्रमुख नेता थे--श्रीराजगोपालाचायं, सरदार वश्लम भाई 
पटेल तथा डाक्टर अन्सारी । काग्रेस का प्रबन्ध हम बिहारवालो को ही 
करना था । भेरा अधिक समय इसीमें लगता था। इस सम्बन्ध में एक 
घटना उल्लेखनीय हैँ । जो स्वागत-समिति बनी उसका म॑ द्वी मत्री था। 
अभी सभापति का चुनाव नही हुआ था । महात्माजी ने हमको एक बात 
सिखा दी थी जो बहुत काम की निकली । उन्होने कहा था कि सार्वजनिक 
काम जितना कम-से-कम खर्च में हो सकता हो उतना ही करना चाहिए--- 
अर्थात्‌ एक पैसे की भी फिजूल-खर्ची नही होनी चाहिए, सावंजनिक काम 
तभी चल सकता हूँ जव सब लोग उसकी मदद करें और जो खच्च पडे वह 
जनता दे, अगर कोई काम ऐसा है जिसके खर्च के लिए जनता पैसे नहीं 


बापू के कदमों में १२७. 


देना चाहती तो समझ लेना चाहिए कि जनता उस काम को पसन्द नही करती” 
या नही चाहती । इसलिए वह इसके भी विरोधी थे कि किसी सार्वजनिक 
ससस्‍्था के लिए ऐसा भी प्रवन्घ होना चाहिए कि उसके लिए एक वार पैसे है 
जमा करके रख लिये जायें और सूद से ही काम चलता रहे, ऐसा करन 
से सस्था निश्चित रूप से ढीली पड जायगी और अपने ध्येय से अछंग भी 
हो जा सकती हुँ, इसलिए सस्था को अपनी उपयोगिता तथा सेवा हारा 
जनता से खर्च पाने का हकदार साबित करते रहता चाहिए, जब उसको 
जनता बेकार समझेगी तो वह खर्च देना बन्द करके उसको समाप्त कर देगी, 
मगर वह भार-स्वरूप होकर नही रह जायगी । 

इसी सिलसिले में यह बात भी थी कि किसी सावंजनिक सेवक को. 
कोई ऐसा काम नही उठाना चाहिए जिसके लिए जनता पैसे देने को त॑यार 
न हो और जो पेंसे के बिना नही हो सकता | हम अक्सर ऐसी ही भूल कर 
लेते हँ--इस आशा से कि आज अगर जनता ने पंसे नही दिये तो कोई हर्ज 
नहीं, सावंजतविक काम रुक़नना नहीं चाहिए, वह पीछे चलकर पैसे दे देगी; 
तत्काल अगर दूसरी तरह से नही हो सकता तो कर्ज लेकर भी काम चला 
लेना चाहिए--अर्थात्‌ सावंजनिक काम के लिए सिर्फ निजी जवात्रदेही 
पर, जबतक हम इसके लिए तैयार न हो कि जनता यदि पैसे न दे तो भी 
हम अपने पास से और अपनी सम्पत्ति बेचकर ही कर्ज अदा कर देंगे, किसी 
को कर्ज नही लेना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से मादमी झूठा वन सकता 
हैँ गौर वादा-खिलाफो पर भी मजबूर हो सकता है । उनका यह भी कहना 
था कि किसी कार्यकर्ता पर जवाबबेही उतने ही काम तक की हैँ जितने 
काम के लिए जनता उसको खर्च के रूप में साधन देती है, यदि जनता 
खर्च नहीं देती तो उसको भी कार्यकर्ता से यह दावा करने का हक नही हैं 
कि उसने क्यो कर्ज लेकर या और किसी प्रकार से काम नही कराया । 

मुझे महात्माजी की यह सीख वरावबर याद रहती हैँ और उस समय 
भी याद थी। विहार में काग्रेस के पटना-अधिवेशन के इस प्रकार के कदु 
अनुभव को, जिनका जिक्र मेंनें ऊपर किया हुँ, में भूला नहीं था। इसलिए 
मेने आरम्भ में ही स्वागत-समिति से साफ साफ कह दिया था कि मन्नी की 
हेसियत से में अपन को उतने ही खर्च का जवाबदेह वनाऊँगा जितने पैसे 
स्वायत-समिति के हाथ में आ जायेंगे, कोई चीज इस आशा से उघार न 
लूंगा और न कोई काम उधार कराऊँगा कि आज पैसे न भी हैँ तो भी काम 
रुकना नहीं चाहिए, क्योकि स्वागत-समिति को पंसे मिल ही जायेंगे । नतीजा 
यह हुआ कि मे न तो कोई ऐसी चीज उधार लेने को तैयार था और न 


१२८ बापु के कंदमो में 


किसी ऐसे काम के लिए ठेका देने को, जिसके लिए स्वागत-समिति के पास 
पैसे आ नही गये थे । बिहार में वर्षा के दिनो में बहुत सफर भी नही किया 
जा सकता था। बरसात में पंसे भी नहीं मिल सकते थे, क्योकि उस मौसम 
मे न तो किसान के पास पैसे होते हें और न जमीदार के पास । व्यापार 
और कारखाने भी उन्त दिनो वहुत ही कम थे । इसलिए जो कुछ थोडा- 
बहुत हमलोग जमा कर सके थे वह वरसात के पहले ही । हमलोगो का 
ध्याव पैसे जमा करने की परमावश्यकता पर उतना नही था । 
बरसात समाप्त होते ही समय नजदीक आ गया, क्योकि उत्त दिनो 
अधिवेशन दिसस्बर के अन्तिम सप्ताह में ही हुआ करता था । अब इस बात 
की चिन्ता होने लगी कि तुरत सब चीजो के लिए अगर ठेके न दे दिये जायेंगे 
तो, न तो प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए झोपडे त॑यार हो सकेंगे, न प्रदर्शनी 
इत्यादि के लिए, और न दूसरा सामान ही हम समय पर जुटा सकेंगे । भत्त 
स्वागत समिति की कार्यकारिणी की एक बैठक हुई । उसमें, यह देखकर कि 
में कोई चीज या ठेका तबतक उधार नही लेना-देना चाहता जबतक रुपये 
स्वागत-समित्ति के हाथ में न आ जायें, कार्यकारिणी को यह निश्चय करना 
पडा कि उसके मुख्य व्यक्ति जब बिहार-बेक से अपनी निजी जवाबदेही पर 
कर्ज लें तब ख किया जाय । इसका अर्थ यह था कि हमको कर्ज देनेवाला 
एक ही होगा, हमको बहुत लोगो के पंसे के लिए तकाजे नही सुनने होगे, 
बेक को भी अदा करना होगा तो जो लोग कं ले रहे हे वही किसी-न-किसी 
तरह उसको अदा कर देंगे, इस तरह बेक को भी बहुत छोगो पर मुकदमे 
करने की जरूरत नही पडेगी | हमन साथ ही यह भी निश्चय किया कि 
सभी जगहों के कायंकर्त्ता स्वागत-समिति के--जितने अधिक हो सर्के---सदस्य 
अपने-अपने स्थानों पर बनायें और घनीमानी लोगो से अधिवेशन के लिए 
चन्दे भी माँगें । अभी तक काग्रेस-का्यं कर्त्ता, स्थिति ठीक न समझने के 
कारण, कुछ उपेक्षा का भाव रखते थे। पर जब यह प्रस्ताव प्रकाशित हो 
गया तो सबकी आँखें खुल गई ।॥ तब लोगो ने देखा कि उन्होने अगर उत्साह 
से काम नही किया तो सारे सूब की बदनामी होगी । फिर वे देश मे और 
अपने सूवे म भी मृंह नही दिखा सकेंगे, क्योकि सुबे की जनता भी कह सकेगी 
कि तुमने हमसे कभी पैसे माँगे ही नही । इसलिए, सव लोग बहुत उत्साह से 
पैसे जमा करने में लग गये । बहुत जल्द पंसे जमा होने भी लगे । 
गवरनंमेंट के नीचे दर्जे के अधिकारी कुछ सोचने रूग गये थे कि भाधीजी 
के जेल के वाद अब काग्रेस की एसी हालत हो गई हें' कि अधिवेशन के लिए 
भी पैसे जमा नही हो सकते हें--कर्ज लेने की नौवत आा गई है |! पर, जैसा 


वापू के कदमों में १२९ 


ऊपर कहा है, सब लोग पेंसे जमा करने में लग गये । में भी इस काम के 
लिए दौरे पर निकल गया । बेक से भी बातचीत तो हो गई थी और वह 
पैसे देने पर राजी भी हो गया था, पर अभी पैसे लिये नही गये थे । में 
चार-पाँच दिनो के सफर के वाद कई हजार की एक अच्छी रकम लेकर गया 
लौठा । दिन में तीन-चार बजे का समय था । पुलिस के छोग इस बात का 
पत्ता लगाने की फिक्र में थे कि अब देखें, काग्रेस होती है या नहीं--इन लोगो 
को कर्ज मिलता है या नही । जब स्टेशन पर उतरा तो मेने पहले ही सोच 
रखा था कि जो रुपये में लाया हूँ उनको बेक में पहले जमा कर दूँगा, क्योकि 
काग्रेस के मधिवेशन का स्थान गहर से वाहर कुछ दूर पर था, वही पर एक 
बगीचे में एक छोटे-से मकान में स्वागत-समितति का दफ्तर था, जहाँ रुपये रखने 
में खतरा था | इसलिए, में ज्योही उत्रकर गाडी पर रवाना दो रहा था कि 
पुलिस का दारोगा मेरे नजदीक आया । उसने मुझसे यह पूछा कि कर्ज लेने 
की जो वात थी उसमें जाप कहाँ तक सफल हुए हे ओर काग्रेस का काम 
कैसे चलेगा । मेने देखा कि उसके दिल की बात तो यह थी कि हम लोग 
मुश्किल में फेस गये हे और अब शायद गया में काग्रेस होगी ही नही । मेने 
उसको साफ-साफ जवाब दे दिया कि हमको अब कर्ज लेने को जरूरत नही 
है । यह सुनकर उसको वडा आइचय॑ हुआ । मेने उसको वत्ता दिया कि 
रुपये जमा होने हूस गये है और में खुद एक अच्छी रकम चार-पाँच दिनो के 
सफर में जमा करके साथ लाया हूँ। इस बात पर उसको विश्वास नहीं हुआ। 
उसने समझा कि मे उसको चकमा दे रहा हैं । तब में सीधे वेंक गया । वह 
भी मेरी गाढी के साथ-साथ साइकिल प्र गया। जब मेने रुपये जमा करा 
दिये और स्वागत-समित्ति के दफ्तर के लिए रवाना हुआ, जहाँ में ठहरा करता 
था, तब उसको मेरी वात पर विश्वास हुआ । दफ्तर पहुँचने पर मुझें मालूम 
हुआ कि रुपयो के सम्बन्ध में जो सफल प्रयत्न हो रहे थे उनकी खबर कई 
जिलो से जा गई है । मब निश्चन्त होकर म॑ प्रवध के काम में लूग गया । 
सब सामान खरीदे जाने लगे । झोंपडे इत्यादि भी तेजी से वनने रूम गये । 


इस प्रकार, महात्माजी की सीख को, जिसे वहुतेरे छोग ठीक समझ्ष नही 
पाये थे, हमने अनुभव से ठीक पाया । अवतक उसीके अनुसार चलकर मे 
अपने को बहुत-सी कठिनाइयों से सुरक्षित रख सका हूँ । 

गय-काग्रेस में कोंसिल-प्रवेश के प्रश्न पर बहुत वहस हुईं । काग्रेस कई 
दिनो तक होती रही । अन्त में, सम्मति लेने पर, मालम हो गया कि प्राय 
दो-तिहाई प्रतिनिधि कौंसिल-प्रवेश के विरोध में हैं और एक-तिहाई प्रवेश के 
थक्ष में | इस त्तरह, बडे बहुमत के साथ, प्रवेश की मनाही गया-काग्रेस ने 


१३० बापू के कदमों में 


भी कायम रखी । पर ज्ञगडा इतने से ही समाप्त नही हो गया । देक्षवन्धु 
दास ने सभापति-पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योकि बहुमत उनके विरोध में 
था । बहुत कहने पर भी वह सभापति रहता नही चाहते थे । प० मोतीराल 
नेहरू के साथ मिलकर उन्होने स्वराज्य-पार्टी कायम की । यह घोषणा भी की 
कि वह पार्टी काग्रेस को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न और कौंसिलप्रवेश की 
तेयारी करेगी । में अखिल भारतीय काग्रेस-कमिटी का मत्नी चुना गया । 
श्रीराजगोपालाचाये के साथ मेने कई सूबो का दौरा किया । यह आपस का 
कझ्षगडा किसी-न-किसी रूप में चलता रहा । इसी बीच नागपुर में झडा- 
सत्याग्रह छिड गया । मध्यप्रदेश की गवर्न॑मेंट ने पहले जबलपुर में और उसके 
बाद नाग्रपुर में राष्ट्रोय झडे के साथ जुड्स निकालने पर रोक लगा दी ! 
इसलिए नागपुर में सेठ जमुनालाल बजाज ने सत्याग्रह जारी कर दिया | यह 
महीनो तक चलता रहा। इसमें दूरूदूर से स्वयसेवक आकर भाग लेते 
रहे। बिहार के स्वयसेवकों के साथ में भी कई बार नागपुर गया-आया । 
पर में स्वय सत्याग्रह में शरीक म हुआ। सेठजी की गिरफ्तारी के घाद 
श्रीवल्लभ भाई पटेल नागपुर में रहकर सत्याग्रह का नेतृत्व करने लगे । पीछे 
श्रीविट्टल भाई पटेल भी उनकी मदद में आ गये । अन्त में गवनंमेंट ने झडे 
का जुलूस उन रास्तो से बिना रोक-टोक जाने दिया, जिनसे वह पहले मही 
गुजरने पाया था। इस तरह सत्याग्रह समाप्त हुआ । जो लोग जेलखाने में 
थे, थोडे ही दिनो में, सब छोड दिये गये । है 


कॉसिल-सम्बन्धी मतभेद इतना बढ गया था कि अब काग्रेस के अधिवेशन 
बार इसका निबटारा सम्भव नहीं था। १९२३ के नवम्बर में नया चुनाव 
होनेवाला था | चूंकि इसका फँंसला उसके पहले ही होना था, इसलिए काँग्रेस 
का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय हुआ । वह मौलाना अबुल कलाम 
आजाद के सभापतित्व में दिल्‍ली में हुआ । मौलाना हाल ही में जेल से निकले 
थे | वह कॉसिल-प्रवेश के पक्ष में थे। अधिवेशन के पहले ही मौलाना 
मुहम्मद अली भी जेल से निकले । वह सीधे अधिवेशन में पहुंचे । कौसिल- 
प्रवेश के वह विरोधी थे। उनकी सम्मति से एक समझौता हुआ । उसका 
साराश यह था कि काग्रेस की तरफ से चुनाव ने लडा जाय, पर यदि कोई 
काग्रेसी कॉसिल में जाना चाहें तो उसको इस बात की इजाजत हैं । इस 
प्रकार, स्वराज्य-पार्टी को अपने वल-बूते पर चुनाव लडने का मौका मिला । 
उसकी तरफ से वहुतेरे काग्रेसी लोग चुनाव के लिए खडे हुए । केवल एक 
मध्यप्रदेश में स्वराज्य-पार्टी को बहुमत मिला । बगाल में बहुमत तो नही, 
पर अच्छी तादाद में जगह मिल गई । किन्तु और सूबो में कुछ ऐसे स्वराज 


घापू फे कदमों में १६१ 


चुने गये, जो न॒ तो मत्रिमडल बना सकते थे और न दूसरो को मत्रिमढल 
बनाने से रोक सकते थे । मध्यप्रदेश में मत्रिमडल नहीं बना । वगाल में कुछ 
दिनो के बाद दूसरे लोग फूटकर स्वराजियो के साथ मिल गये । वहाँ का 
मन्रिमडल भी टूट गया। कोकलनाडा में काग्रेस का अधिवेशन मौलाना 
मुहम्मद अली के सभापतित्व में हुआ। उसने भी कॉसिल-प्रवेश फा 
निषंघ कायम रखा। 


तेरहवाँ अध्याय 


जब से यह कौंसिल का झगडा छिडा और महात्माजी ने १९२४ में जेल 
से निकलने के बाद इसका निबटारा नही कर लिया, तब से इस प्रश्न पर सारे 
देश में वाद-विवाद तो होता ही रहा, दूसरा कोई काम भी तेजी के साथ 
उेत्साह-पूर्वेक वे हो सका । सहात्याजी ने रचनात्मक काम पर जोर दिया था । 
हमलोगो से जहाँतक बन पडा, उसमें हमने जोर लगाया । खादी के काम को 
सगठित करने के लिए कोकनाडा-काग्रेस में खादी-बोर्ड की स्थापना की गई । 
सेठ जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में यह काम सगठित रूप से चलने लगा। 
भरा भी अधिक समय खादी-प्रचार ओर राष्ट्रीय शिक्षा-प्रसार में ही रूगता 
रहा । खादी मे दिन-दिन उन्नति होती गई। पर राष्ट्रीय शिक्षा का काम 
ढीला पडता गया । इसी तरह, इसरी तरफ कौंसिल-प्रवेश के पक्षपातियों का 
जोर बढता गया । जितने लोग जेल से निकलते, उनमें बहुतेरे स्वराज्य-पार्टी 
के कार्यक्रम को ही अधिक पसद करते | राष्ट्रीय शिक्षा में हमलोगो ने 
आरम्भ से ही एक भारी भूल की थी, वही इसके असफल होने का कारण 
हुई । हमने बहुत करके सरकारी कालेजों और युनिवर्सिटियो की नकल की 
थी । पर हमारे पास न इतने साधन थे और न इतना धन था कि हम उनका 
मुकाबला कर सकते । साथ ही, राष्ट्रीय विद्यालयो में शिक्षा पाये हुए विद्या- 
थियो को सरकारी या गैरसरकारी नौकरियाँ पाने की वह सुविधा भी नही 
थी जी सरकारी विद्यालयों के विद्याथियो को प्राप्त थी । हाँ, हमने एक-दो 
बातो में कुछ अपनी विशेषता रखी थी। जेसे, सभी राष्ट्रीय सस्थाओ के 
विद्याथियो के लिए चरखा चलाना अनिवायं था | गत उनकी रहन-सहन 
में भी अन्य विद्यार्थियो से बहुत फर्क पडता था, क्योकि वे सादगी और 
महात्माजी के सत्य तथा अहिंसा के वातावरण में रहते थे । इसलिए उनका 
जीवन सादा और चरित्र उज्ज्वल हुआ करता था । कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे, 


वापू के कदमों में १३३ 


जन्‍न्होने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियो के मुकाबले की विद्वत्ता भी प्राप्त कर 
ठी । पर ऐसे विद्याथियो के लिए कोई ऐसा कार्यक्षेत्र नही मिला जहाँ वे 
से भी कमा सकें और देश का काम भी कर सके | इसलिए अब केवल 
से ही विद्यार्थी आने लगे, जो पहले से देश-सेवा को अपना घ्येय बना चुके 
थे, अथवा जिनके माता-पिता उनको ऐसे काम में लगाना चाहते थे । सख्या 
विद्याथियो की घटती गई। हमने शिक्षा-पद्धति में भी जव-्तव हेर-फेर 
किया । सरकारी यूनिवर्सिटी का अनुसरण छोडकर, ज॑ंसा गाधीजी ने 
आरम्भ में कहा था, हमने सेवक तैयार करने की तरफ अधिक ध्यान अपनी 
पद्धति में दिया । पर यह काफी न हुआ, दिन-दिन राष्ट्रीय विद्यालयो का 
ह्वास होता ही गया । वहुतेरे बन्द हो गये । जो चलते रहे वे अधमरे 
होकर । यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय विद्यालयों को केवछ सेवक तैयार 
करने के काम में लग जाना चाहिए । स्पष्ट भी हैँ कि इस प्रकार के 
विद्यार्थी, जो देशसेवा को ही अपना ध्येय बना ले, कम सख्या में मिलंगे । 
इस तरह, विद्याथियो की सख्या दिन-दिन कम होती ही गई #| 


हाँ, खादी का काम चबढता गया | स्वराज्य-पार्टी ने भी खादी को अप- 
नाया, क्योकि दूसरे दलवालो से उनको मुकाबला करना था। खादी ही 
एक एंसी चीज थी जो उन्तको दूसरों से विलंगा सकती थी । उस समय खादी 
महीन और अच्छी बनाने का प्रयत्न किया गया । विक्री भी बढाई गई। 
बिक्री ओर प्रचार के खयाल से जहाँ-तहाँ ख्रादी-प्रदर्शनी की जाती थी, 
जिसमें अच्छी-से-अच्छी खादी रखी जाती थी। ऐसे लोग भी, जो काग्रेस 
से कोई सम्बन्ध नही रखते थे, उस प्रदर्शनी में आते और खादी खरीदते । 
म॑ इन प्रदर्शनियों में, विशेष करके बिहार में, बहुत भाग लेता और अपने 
हाथो से बहुत खादी वेचा करता । उत्पत्ति-केन्द्रों में भी बहुत जाया करता । 
वहाँ एसे-ऐसे दृश्य देखने में आते, जिनसे खादी के प्रति और भी “प्रेम तथा 
उत्साहह वढता । हमने इन केन्द्रों में देखा कि गरीब स्त्रियाँ चार-चार, 
पाँच-पाँच मील को दूरी से, चिथडे पहने हुए, एक चिथडें में अपना काता 
हुआ सूत लपेटकर लाती और उसके बदले में कुछ नकद पैसे तथा रूई ले 
जाती । कही-कही तो दिन-भर यह सिलसिला जारी रहता, केन्द्र के कार्य- 
कर्ता सूत तौछूकर देने में दित-भर लगे रहते । यदि किसी दिन दइत्तिफाक से 
रूई घट जाती या पैसे घट जाने से सृत खरीदना बन्द करना पडता तो उन 
गरीबो का नैराश्यपूर्ण चेहरा देखकर बहुत दुख होता ! हमने समझ लिया 
कि खादी के प्रचार वगेर इन गरीबो का कोई दूसरा सहारा नही हो सकता । 
जहाँ-कही केन्द्र खोला जाता वहाँ गरीबो के दिल में नई आशा झलकने 


१२४ बापू के कदमों में 


लगती । उन दिनो खादी के सम्बन्ध में, खास करके बिहार में, सबसे बडा 
अ्रइन खादी बेचने का रहता । हम जितनी खादी बेच सकते थे, उससे कही 
अधिक खादी पंदा कर सकते थे । प्रान्त के बाहर और प्रान्त के भीतर हमारा 
बहुत समय खादी के बेचने मौर बिकवाने में ही लगता, क्योकि हम देखते 
थे कि इसकी बिक्री अगर बढ जायगी तो उत्पत्ति में कोई विशेष कठिनाई 
नही आयेगी । जो लोग इन बातो को ठीक नही समझते थे, उनको यह 
आइरचये होता था कि हमारा समय कंसे बीतता है । पर हमको अपनी 
इच्छा पूरी करने के लिए काफी समय नहीं मिलता था | इस काम में लग 
जाने पर कौंसिल के झ्षगडे से भी कुछ छुटकारा मिलता। हमने देखा, 
काग्रेस के अधिकाश' लोग चटपटोें काम में ही मधिक दिलचस्पी लेते थे। 
इस तरह के रचनात्मक काम में, जिसमें शात होकर समय लगाना होता, 
उनका कम जी लगता था | 

कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी वाद-विवाद के समय हमलोगो को एक बात की 
चिन्ता रहती । हम इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि महात्म!जी 
का क्‍या विचार है । वया वह सभी बडे-बडे नेताओं का विरोध, जो हम कर 
रहे थे, पसद करेंगे ” कॉोंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में उनके विचार क्‍या होगे ? 
हमारे दिल में सन्देह नहीं होता था। हमलोगो के दिल में 'वेश्वस था कि 
वह प्रवेश का विरोध करते ही पर सन्देह इसी बात का होता था कि सभी 
बडे बडे नेताओं का विरोध करता हमारे लिए उचित था या नहीं-- विशेषकर 
ऐसी अवस्था में, जब विरोध के कारण काग्रेस के अन्दर इतनी बडी फूट 
पड गई कि एक दल अलग पार्टी बनाकर काम करने पर उतारू हो गया । 
महात्माजी के विचारों को जानने का कोई साधन नही था, क्योकि उनसे 
किसी कैदी को भी जेल में मिलने का मौका नही दिया जाता था, जो छूटने 
पर किसी को उनके विचार बता सकता | जो लोग कभी उनसे बाजाब्ता 
मिलने जाते थे, उनसे वह कभी कुछ कहते नही, क्योकि जो बात कहने का 
उनको वाजाब्ता अस्तियार न था उसे किसी तरह कभी इशारे से भी कृह्‌ 
नही सकते थे | पहले-पहल हमलोगो को कुछ पता तब लूगा जब श्रीशकरलाल 
वैकर, जिनको “यग इडिया' के प्रिटर तथा पब्लिशर की हँसियत से महात्माजी 
के साथ ही उसी मुकदमे में दो साल की सजा मिली थी, अपनी भीयाद प्री 
करके बाहर निकले थे । अब हमलोगो को यह जानकर बडा सतोप हुआ कि 
महात्माजी के कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी विचारों में कोई परिवत्न॑न नहीहुआ था । 

जिस समय दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन में मौलाना महम्मद अली ने 
समझौते की वात पेश की, हमलोग उसे विल्कुल नापसद करते थे। 


__पर नाप नभाक 


बापू के कदमों में १३५ 


श्रीराजगोपालाचार्य उस समय तक हम अपरिवर्तेत-वादियों का नेतृत्व कर रहे 
थे वह जान-बृक्षकर दिल्‍्ली-काग्रेस में नही आये । सरदार वहल्लभ भाई पटेर 
और में इस समझौते से बहुत दुखी थे । पर हम लोगों के सामने दूसरा कोई 
चारा नहीं था। हमने मजबूरी उस प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि हमने सोचा 
कि हम अगर इसको नहीं मानते तो एक और चोटी का नेता हमारा विरोधी 
हो जायगा । मौलाना मुहम्मद अछी का निजी विचार बिल्कुल खिलाफ था । 
पर उन्होनें स्वराजियों को, बिना काग्रेस का नाम लिये कौंसिल में जाने को 
इजाजत दे दी । जो भाषण उन्होने किया उसमें उन्होने, क्रॉसिल में जाते 
से जितनी बृराइयाँ हो सकती थी, सभी बताई । अन्त में यह भी कहा कि 
यह सब होते हुए भी अगर कुछ लोग उस घृणित काम को करना ही चाहते 
हैँ तो उन्हे करने दो, मरने दो । उस विपय पर बातचीत के समय उन्होने 
एक बात और कही जिसका असर हमारे वहुतेरे लोगो पर पडा था | उन्होने 
यह कहा कि कही से उनको बे-तार के तार से खबर आई हूँ कि इस झगड़े 
को खतम करना चाहिए--जो जाना चाहते हूँ उनको जाने देना चाहिए ! 
लोगो ने समझा कि उत्का इशारा भहात्माजी को तरफ था। इसलिए भी 


लोगो ने उनकी वात मान ली । पर पीछे मालम हुआ कि कोई ऐसी बात 
नही थी 


चोददवाँ अध्याय 


१९२४ के आरम्म से ही में उस मृककमे में हाइकोट्ट में काम करने 
लगा, जिसमें मंने १९२० में काम किया था और जो इस वक्‍त हाइकोर्ट में 
अपील की शक्ल में पेश हुआ था । जिछा-अदालत में हमारे मृअक्किल हार 
गये थे । असहयोग शुरू करने के पहले मेने उनको वचन दे दिया था । अपने 
सब मित्रो से भी कह दिया था कि इस म्‌कदमे में जब जरूरत पडेगी तब में 
काम कर दू गा । इस बीच में, मुझे जहाँ तक याद हैं, मेने एक बार हाइकोर्ट 
में काम किया था--जब प्रतिपक्षी हमारे मुअक्किल की सभी जायदादो पर 
दखलदिहानी कराना चाहता था । अब, जब अपील पेशी में माई तब, मुझे 
विशेषकर इसलिए काम [करना पडा कि हमारे मुअक्किक पहली अदालत मेँ 
हार गये थे । यदि वह अपील में न जीतते तो स्वस्व खो बैठते । मेरा उनका 
उस वक्‍त से सम्बन्ध था जब में पढ़ रहा था । इजद्भुलेड भागकर मेरे जाने के 
समय उन्होने कुछ पैसो से मेरी मदद की थी | वकालत शुरू करते ही एक 
वही धनी लोगो में से थे, जिन्होने हाइकोर्ट के अपने सभी मूकदमो में मुझे 
वकील मृकरंर कर लिया था । जब यह मुकदमा उनपर चलाया गया तब 
आरम्म से मझे इसमें लगा रखा था । में अपना धर्म समझता था कि मुझसे 
जो कुछ हो सके, उनके लिए कर देना चाहिए---विशेषकर जब वह कठिनाई 
में थे । इसलिए मेने अपील में काम करना शुरू कर दिया था । 

अभी बहस के आरम्म हुए चन्द ही दिन बीते थे कि समाचार-पत्रो से 
मालूम हुआ, महात्मा गाधीजी जेल में बहुत वीमार पड गये हं और पूना के 
अस्पताल में ले जाकर उनके पेट में चीरा लगाया गया हूँ ! बडी चिन्ता हुईं । 
मेने पूना जाने का निश्चय किया । दो-चार दिनो की छुट्टी लेकर रवाना हो 
गया । पूना पहुँचकर मेने अस्पताल में महात्माजी से मुलाकात की । बहुत 
कमजोर थे, पर कोई खतरा जिन्दगी का नही था । मुझे देखकर वह बहुत 


| लर्धरिगााा-मनम ये. 


वापु के कदमों में १३७ 


खुद हुए । पर, मेने उनकी उस कमजोरी की हालत में कोई बातें करना 
मुसासिव नही समझा । अगर में चाहता भी तो शायद वह किसी राजनीतिक 
विषय पर खुद वातें नही करते; क्योकि वह अभी तक कादी थे । में मृलाकात 
करके वापस चला आया । उधर गवर्नंमेंट ने उनको रिहा कर दिया । अच्छे 
होने तक वह पूना में ही रहे । पीछे 'जूह में, समुद्र के किनारे, स्वास्थ्य-लाभ 
के लिए, चले गये । ज्योही वह राजनीतिक विषयो में भाग लेते के योग्य हुए 
कि उन्होंने कौंसिल-सम्बन्धी वाद-विवाद में हमछोगो के पक्ष का समर्थन 
किया । प्र, साथ ही, यह भी कह दिया कि उनका यह उस समय का विचार 
था, अब वह देशवन्धू दास और पडित मोतीछारू चेहरू से भेंट होने के वाद 
ही अन्तिम राय कायम करेंगे । 

में तो मई के माखिर तक उस म्‌कदमे में ही लूगा रहा | इस बीच में 
महात्माजी की वातचीत छोगो से हुई । उन्होने एक प्रकार का समझौता 
करना चाहा, जिसका साराश यह था कि स्वराज्य-पार्टी कौंपिल का काम 


जैसा करना चाहती हैँ वैसा करे, पर काग्रेंस के रचनात्मक काम में भी वह 


सहायता दे । रचनात्मक कार्यक्रम का म्‌ ख्य काम खादी-प्रचार था । इसलिए 
उन्होने प्रस्ताव किया कि सभी लोगो को चरखा चलाना और काग्रेस का 
चन्दा सूत के रूप में देना चाहिए । इस चीज को वे छोग मानने को तंथार 
नही थे, क्योकि सवका चरखे में पूरा विश्वास नही था | बहुतेरे तो चरखा 
चलाने में समय की वरवादी मानते थ  बहुतेरो के दिल में तो यह भी 
सन्देह था कि इस प्रकार से यदि काग्रेस का चल्दा अपने हाथ के कते सूत के 
रूप में ही देने का नियम हो गया तो काग्रेंस चरस्तावालो के हो हाथ में चली 
जायगी और वे न मालूम स्वराज्य-पार्टी के साथ क्‍या वर्त्ताव करेंगे । 

इन्ही सव वातो पर विचार करने के लिए अखिल-भारतीय कमिटी की 
बैठक हुई, जिसमें महात्माजी ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया । स्वराज्य- 
पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया, तो भी थोडे वोटो से महात्माजी 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पर उन्होने इस जीत को अपनी हार वताया और 
'यग इडिया' में बहुत ही मर्मस्पर्शी लेख लिखा । इसके वाद वह इस फिक्र 
में लग गये कि स्वराज्य-पार्टी के साथ किस तरह समझौता हो । जन्त में एक 
समझौता हुआ । पटना में अखिल-भारतीय काग्रेस की फिर बैठक हुई । 
समझोते के साथ-साथ अखिल-मारतीय चरखा-सघ की स्थापना हुई, जो काग्रेस 
द्वारा प्रमाणित--पर अपने कारवार में स्वतत्--सस्था मानी गई । कामग्रेस 
का जो कुछ धन खट्र-वबोड्ड में लगा था वह सब चरखा-सघ के सुपुर्द कर 


दिया गया । इस समझौते का साराश यह हुआ कि काग्रेस के एक प्रकार से “;, 


ज्छ 


१३१८ बापू के कदमो में 


दो विभाग मान लिये गये--एक कौंसिलो में काम के लिए जिसका सचालना 
स्व॒राज्य-पार्टी के हाथ में दे दिया गया और दूसरा रचनात्मक काम के लिए 
जो गाघीजी के हाथ में रहां । जिन लोगों को कौंसिलो म जाने और उस 
'सम्बन्ध में कोई मदद करने में नैतिक कठिनाई मालूम पडती उनको अधि- 
कार दिया गया कि वे तठस्थ रह सकेते हे, पर दूसरे जो मदद करना चाहते 
है वे मदद दे सकते हैँ, और जो स्वय खडा होना चाहते हूं वे उम्मीदवार 
भी बन सकते हूँ । स्वराज्य-पार्टी के लोगो ने वादा किया कि कौंसिल के 
अन्दर अथवा बाहर, उनसे जहाँ तक हो सकेगा, रचनात्मक कार्यक्रम की मदद 
करेंगे । बेलगाँव में उस साल काग्नेंस का वाधिक अधिवेशन होनेवाला था ! 
महात्माजो उसके सभापति हुए | उक्त समझौता वही मजूर किया गया । 


अखिल-भारतीय कमिटी की उक्त सभा में, जिसमें अपने प्रस्ताव को मजूर 
के बाद भी भहात्माजी [ने अपनी हार मानी थी, एक ऐसी घटना हुई जो 
बहुत कटुताजनक थी और जिसकी छाप भी बहुतो के दिल पर बहुत गहरी 
पडी । महात्माजी इसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे। एक सदस्य 
ने बीच में कुछ |कभहुकर छेडछाड की, जिसका असर उनके दिल पर इतना 
पडा कि बोलते-बोलते उनको आवाज भर्स आई। कुछ देर के बाद वह 
बिल्कुल चुप हो गये । उनकी आँखो से आँसू टपकने रूग गये । मेने ऐसा एक 
दृश्य और भी देखा था, जिसका जिक्र पहले एक जगह कर चुका हूँ ॥ 
महात्माजी की यह अवस्था देखकर उस सभा में बहुतेरे लोग विकल हो गये ।' 
वहुतो की आँखों से आँसू बहने लगे । महात्माजी के विकेरू होने का एक 
कारण यह भी था कि जिस सज्जन ने छेडखानी की थी वह महात्माजी के 
'वश्वासपात्रों में थे” उनको इस बात की चोट अधिक थी कि एक ऐसे: 
आदमी ने इस तरह की बात क्यो उठाई । वह बेचारे भी बहुत दुखी हुए । 
उन्होने बहुत माफी माँगी । महात्माजी इस घटना के पहले से ही बहुत प्रभा- 
वित थे, क्योकि उस प्रस्ताव के थोड़े वोटो से पास हो जाने के बाद स्वराज्य- 
पार्टी के लोग देशवन्ध्‌ दास और प० मोतीछाल नेहरू के साथ सभा छोडकर 
चले गये थे। सभा में ऐसे ही लोग रह गये थे जिनके सम्बन्ध में यह समझा 
जाता था कि वे महात्माजी के साथ हे । यह बैठक अहमदाबाद में हुई थी । 
इन सभी बातो का यह नतीजा हुआ था कि गाधीजी ने अपनी जीत को हार 
माना और अधिक जोरो से इस प्रयत्न में रंग गये कि किसी-न-किसी तरह 
आपस के झगडे को खत्म करके स्वराज्य-पार्टी के साथ कोई समझौता कर ही 
लेना चाहिए। हमने देखा, अगर महात्माजी चाहते और जोर छगाते तो 
काग्रेस स्वराज्य-पार्टी के साथ नही जाती और स्वराज्य-पार्टी के लोगो को 


वापू के कदमों में: (रह 


काेस से अलग होकर ही काम करना पढता । पर वह जहाँ अपने विचारों 
में दुढ रहना चाहते थे वहाँ दूसरे के विचारों का भी पूरा आदर करते थे। 
अव, जब उन्होने यह देख लिया कि देशवन्ध्‌ दास और पडित मोतीलाल 
नेहरू-जैसे लोग अपने विचार में दृढ़ रहना चाहते हूं, तो उन्होने विरोध छोड 
दिया--उनके कामों में, अपने विचार पर डंदे रहकर भी, काग्रेस-जनो को, 
जो चाहते थे उनको ही, स्वराज्य-पार्टी की मदद करने की इजाजत [दे दी । 
इससे उनकी महत्ता और भी स्पष्ट स्वोपरि हो गई । इससे भी बढ़कर दूसरा 
उद।हरण १९४७ में देखने में आया, जिसका जिक्र आगे प्रसगानुसार किया 
जायगा । 
महात्माजी के जेल चले जाने के बाद हिन्दू-मुसलमानों में जो मेल देखा 
गया था, उसमें कमी आने लगी । जो लोग काग्रेस और खिलाफत-कमिदी में 
थे उनमें तो कोई विशेष अन्तर अभी देखने में नहीं आया था, पर जन-साथा- 
रण में एक दूसरे पर सन्देह की आग आहिस्ता-आहिस्ता सुलगने लूगी। में 
ऊपर बता चुका हैँ कि मलावार के मोपलो के सम्बन्ध में तरह-तरह की वातें 
किस तरह कही; जाने लगी थी । * इसमें सन्देह वही कि कारण चाहे जो भी 
हो, मोपलो ने कुछ हिन्दुमो के साथ ज्यादतियाँ की थी। पर वे बातें बहुत 
बढा-चढ़ा कर और-और जगहों में कही यह । हिन्दुओं के दिल में यह भावना 
उठने लगी कि मुसलमानों को, उनके खिलाफत के मामले में सहायता देकर, 
गाघीजी ने और उनके नेतृत्व में काम करनेवाले दूसरे हिन्दू नेताओं ने भारी 
भूल,की--इन लोगो के ही कारण मुसलमानों में इतनी जागृति हुई:और उस 
जागृति का ही यह नतीजा है कि वे इस प्रकार से हिन्दुजो के साथ ज्यादती * 
करने लगे । जो लोग अदबिक समझदारी से वातें करने का दावा रखते थे, वे 
यह भी कहने छगे कि इस्लाम कट्टरपथी सिखछाता हैँ, कौर चूकि सारा 
खिलाफत-आन्दोलन घामिक आन्दोलन था, इसलिए उसका एक ही नतीजा 
हो सकता था--वह यह कि मुसलमानों में कटूटरपन वढे । इस कट्टरपन का 
ही नतीजा मलावार में हिन्दुओं को जवरदस्ती मुसलमान बनाने गौर एक- 
मात्र हिन्दू होने के कारण उनके घर-वार लूटे जाने के रूप में देखने में 
आया । इसरी ओर, मुसलृमानों का कहना था कि मलावार की वातें वहुत 
वढा-चढा कर, हिन्दुओं में मुसलमानों के विरुद्ध भावना जाग्नत करने के लिए, 
कही गई हैँ, अगर कही मुसलमानों ने किसी हिन्दू के साथ ज्यादती की तो 
इसलिए नही कि वह हिन्दू था, वल्कि इसलिए कि उसने मोपलों के खिलाफ 
ब्रिटिश गवतें मेंट की मदद की । अछी-वन्धुओ का कहना था कि काग्रेस और 
हिन्दुओं के कारण मुसलमानो में जागृति नही हुई है; उस जागृति का कारण” 


१४० बापू के कदमो में 


उनके धार्मिक एतकादों पर ब्रिटिश ग्रवनंमेंट नो जो अपनी नीति से गहरी 
चोट की थी वह था, यदि काग्रेस या गाघीजी कोई भी उनका साथ न देता 
तो भी वे इस विषय को लेकर ब्रिटिश गवनेमेंट से जरूर लडते--चाहे उस 
लडाई का तरीका कोई दूसरा भी होता और उसका नतीजा भी चाहे जो कुछ 
हुआ होता, काग्रेस और हिन्दुओ ने जो मदद की थी उसके लिए वे कृतज्ञ 
जरूर थे, पर हिन्दुओ और काग्रेस को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि 
मुसलमानों के आ जाने से उनकी भी शक्ति कितनी बढ गई और वे इस 
योग्य हो गये हूँ कि ब्रिटिश गवनंमेंट से लोहा लेने को तैयार हे । 

१९१९ में, दिल्‍ली में जलियाँवाला-बाग में और अनेकानेक जगहो में 
हिन्दू और मुसलमान के खून एक साथ बहे थे । दोनो ने मिलकर ब्रिटिश 
गवनंमंट का मुकाबला किया था। जलियाँवाला-बाग के बाद तो दोनो की 
भेल-मुहब्बत इतनी बढ गई कि मालूम होता था, गब यह एकता कभी टूटेगी 
ही नही । पर एक स्थान पर दुघेटना होने से आहिस्ता-आहिस्ता उस दूध 
और पानी के मेल में खटाई पड गई ! यद्यपि उसका असर तुरत देखने में 
नही आया, तथापि थोडे ही दिनो के बाद स्पष्ट दीखने हूगा | इसका सबसे 
पहला और सबसे नूमायाँ उदाहरण, १९२२ में महात्माजी के जेल जाने के 
पाँच-छ मह्दीने के अन्दर ही, मूलतान में देखने आया। वहाँ सूसलमानों की 
आबादी बहुत है, हिन्दुओं की कम । मुसलमानों ने मृहरंम में बहुत घुम-धाम 
से ताजिया का जुल्स निकाला । बस हिन्दुओ से झगडा छिड गया । नतीजा 
यह हुआ कि बहुतेरे निरीह हिन्दू मारे गये, बहुतो के घर लूटे और जलाये 
गये । नाना प्रकार के अत्याचार उनके साथ किये गये । मुसलमानों का कहना 
था कि हिन्दुर्ओों ने ताजिया की बेहुमंती की---उस पर ढेले ओर पत्थर फेंके, 
जिससे मुसलमानो में उत्तेजना हुई, तब उन्होने बलवा-फसाद किया । हिन्दुओ 
का कहना था कि उनके इस तरह के पागरूपन की कार्यवाही करने की कोई 
जरूरत नही थी और न वे ऐसा कर ही सकते थे, क्योकि उनकी ओर से 
लडाई करने की कोई तेयारी नही थी, मुसलमान शहर के और बाहर के 
बहुत वडी सख्या में हथियार बन्द होकर--जंसा ताजिया के जुल्सो में हुआ 
करता हँ--जुल्स में शरीक थे, हिन्दू ऐसे वेवकफ और नासमझ नही थे 
कि ऐसे जुलूस के साथ छेडछाड करते, मुसलमान हिन्दुओ को लूटने-पाटने 
के लिए तैयार भाये थे, अत उन्होंने ताजिया पर ढेला-पत्थर फेंकने का 
केवल एक वहाना वनाकर लूट-मार शुरू कर दी थी । 

काग्रेस और खिलाफत के लोगो का कहना था कि इसमें न हिन्दुओं 
का कसूर था गौर न मृसलमानो का, ब्रिटिश गवरनंमेंट ही हिन्द-मुसलिस 


बापू के कदमों में १४१ 


एकता देखकर घबरा गई थी; उसीके कर्म चारियो ने यह झगडा करा दिया ॥ 
हो सकता है कि ढेला-पत्थर ताजिया पर, जैसा मुसलमान कहते थे, फेंका 
गया हो, पर हिन्दुओो ने नही फेंका था, यह काम गवनमेंट के आदमियों: 
की तरफ से किया या कराया गया था । उन्होने ही मुसलमानों में उत्तेजना 
पैदा कर हिन्दुओं को लुटवाया, पिटवाया गौर मरवाया। उस समय वहाँ के 
डिप्टी कमिश्नर मि० एम्सेत थे । वह वहुत होशियार और चाल्वाज अफस्तर 
समझे जाते थे । वहुत लोगो का तो कहना था कि इस फसाद की जड में 
वही थे। उनकी तरक्की भी पीछे बहुत हुई । वह थोडे ही दिनों के वाद 
गवर्नमेंट-आफ-इडिया में होम-सेक्रेटटी और वाद में पजाव के गवर्नर 
भी हो गए । 


जो भी हो, इसमें शक नही कि हिन्दुओं के साथ बहुत ज्यादती हुई थी । 
जब इसकी खबर मिली तव हकीम अजमल खाँ के साथ, जो कांग्रेस के 
सभापति थे, पप्डित मदनमोहन मालवीय, सेठ जमूनालाल वजाज, श्री 
प्रकाशम आदि, भौर में भी, मूछतान ग्रये। वहाँ स्टेशन पर उतरते ही 
हमलोगो को मालम हो गया कि हिन्दू और मुसलमानों के वीच बहुत बडा 
मनमृठाव हो गया हूँ ॥ अब वे इसी वात पर झगडने रहूग गये कि हमलोग 
कहाँ ठहराये जायें। हिन्द समझते थे कि हमलोग अगर मुसलमानों के 
प्रवन्च में ठहराये गये तो केवल मुसलमानों की ही वात सुनकर हम अपनी 
राय कायम कर लेंगे और मृसलमानो को निरपराघ मान लेंगे । उसी तरह 
मुसलमान समझते थे कि हम अगर हिन्दुओ के इन्तजाम में ठहराये ग्रये तो 
हिन्दुओो की बात सुनकर हम म्‌सलमानो को ही अपराधी मान लेंगे । किन्तु, 
हमलोग अपराध की जाँच करके दोषी निर्धारित करने के लिए ही वहाँ 
नही गये थे, वल्कि दुखियो को सान्‍्त्वना देने और आपस के फठे हुए दिलो 
को फिर से जोडने के लिए यये थे । हमने फैसलछा किया कि हमें दो दलों 
में वॉटकर एक को हिन्दू ठहरावें मौर दूसरे को मुसत्माव। में हकीम 
अजमल खाँ के साथ एक मुसलमान नवाब के यहाँ ठहरा। दूसरे लोग 
मालवीयजी के साथ किसी हिन्दू के वगीचे में ठहरे । 

हम सब साथ मिलकर उन स्थानों को देखने गये जिनको मुसलमानों ने 
लूटा-खसोटा गौर जलाया था । उन हिन्दू पुरुषो और स्त्रियो से भी मुलाकात 
की, जिनके धर के छोग मारे गये थे । दृश्य वहुत ही दुखदायी था। घर 
के जो सामान न लूट ले जा सके, उन्हे इकट्ठा करके आग लगाकर जला 
दिया था । जहाँ आग नहीं लगाई वहाँ सव चीजो को एक-एक करके तोड 
डाला था | यहाँ तक कि गेहें पीसने की चक्की गौर मसाला पीसने के सिल- 


५१४२ बापू के कदमों में 


'बट्टे को भी नही छोडा था ! एक जगह तो मेने यह भी देखा कि एर्क पीजडे 
को, जिसमें तोता पाला गया था, तोते के साथ ही घर के जलते हुए सामान 
की आग में डाल दिया था ! स्त्रियों ने रो-रोकर अपने दुखडे सुनाए | इसका 
इतना प्रभाव पडा कि हकीम अजमल खाँ की आँखो में मासू आ गये, हम 
हिन्दुमो के दिल पर तो बडा गहरा असर पड ही रहा था । डिप्टी कमिइनर 
से भी हम लोगो की मृलाकात हुई । मालवीयजी ने इस बात पर बहुत 
जोर दिया कि अपराधियो को कडा दड मिलना चाहिए । यह वात मुझे 
खटकती थी, पर वहाँ कोई दूसरा चारा नही था । पहले हमलोगो ने हिन्दुओ 
और मुसलमानों की अलग-अलग सभाएँ की । दोनो को हकीम साहब ने 
और मालवीयजी ने समझाया । पीछे दोनो को मिलाकर सभाएं हुई । इससे 
कुछ हृद तक दोनो में वैर-माव कम हुआ । हमलोगो के वहाँ जाने का असर 
अच्छा हुआ । वहाँ कुछ शान्त वातावरण छोडकर हमलोग वापस आये। 
मालवीयजी ने वहाँ मी एक बात कह दी थी कि हिन्दुओ के सगठित न 
होने के कारण ही उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती हुई है, मत उनको 
अब सगठित हो जाना चाहिए । इस बात को उन्होने बडी खूबी के साथ 
कहा, जिससे हिच्दू-मुसलमान-वेमनस्य बढने की आशका पैदा नहीं होती थी 
और न कोई यही कह सकता था कि हिन्दुओ का सगठन मृसलमानो से लडने 
के लिए या उनके विरुद्ध किया जायगा । 


मुसलमानों में वातावरण कुछ सुधर गया । पर यह बात छिपी न रही । 
दूसरी जगहो के हिन्दुओ में भी कुछ आवेश पैदा हुआ । हिन्दुओ को सगठित 
करने की आवश्यकता महसूस की गई । थोड़े ही दिनो के बाद गया में 
काग्नेस होनेवाली थी । कुछ हिन्दुओ ने हिन्दू-सभा करने का विचार किया । 
पूज्य मालवीयजी को सभापति बनाने का निश्चय हुआ। मालवीयजी ने 
सभापति होना इस शर्त पर मजूर किया कि म॑ भी उस सभा में शरीक होऊें 
ओर उनको निमत्रण दू । मेने इस बात को मजूर कर लिया, क्योकि म॒श्े 
इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। पीछे, जब हिन्दू-सभा का काग्रेस के 
साथ मतभेद हुआ तब, मालवीयजी ने इस वात की मुझे याद दिलाई--कहा 
कि मेरे कहने पर ही उन्होने गया में सभापति होना स्वीकार किया था । 
जो हो, सभा सफलतापूर्वक गया में समाप्त हुई । मुख्य बात, वहाँ हिन्दुओ 
का अरूग सगठन करना तय हुआ। 


स्वामी श्रद्धानन्दजी ने मालवीय राजपूतो को--जो मृसलमान तो हो 
गये थे, पर जिनके बीच अब भी हिन्दू-सस्कृति के चिह्न मौजूद थे और 
हिन्दुओं के रस्म-रिवाज को वहुत बातों में मानते थे--शुद्ध करके हिन्दू 


वापू के कदमों में १४३ 


चनाने का प्रयत्न आरम्भ किया । मुसलमान तो चाहे किश्ली मी दल औौर 
पवचार का क्यो न हो, किसीं हिन्दू को मुसलमान बनाना बुरा नही मानता, 
'पर स्वामी श्रद्धानन्दजी के शुद्धि-आन्दोलन के कारण उनसे मुसलमाव बहुत 
धविगड गये---उनके जानी दुश्मत तक हो गये । जहाँ-तहाँ हिन्दु-मुसलिम 
बलवा भी होते ही रहे । नत्तीजा यह हुआ कि आपस का द्वेष बढने लगा । 
स्वामी श्रद्धानन्द, १९१९ में, जब दिल्‍ली मे रौलट-कावबूव के विरुद्ध 
आन्दोलन में मुसलमान भी शरीक थे, पुलिस की बन्दूको के सामने सीना 
खोलकर खडे हो गये थे । उस वक्‍त वह मुसलमानों में इतने लोकप्रिय हो 
गये थे कि मुसलमानों ने उनको जामामस्जिद के अन्दर खडे होकर भाषण 
करने के लिए वाध्य किया था। वही स्वामीजी इस शुद्धि-आन्दोरून के 
कारण मुसलमानों के सबसे वे दुश्मन समझे जाने लगे । अन्त में, १९२६ 
के दिसम्बर में, एक मुसलमान के हाथ से उनकी हत्या भी हो गई । यह 
हत्या कई वर्षों के बाद हुई। पर इसके लिए वायुमडल १९२३ से ही 
तेयार होने लगा था ! 
महात्माजी ने जेल से निकलने पर एक तरफ काग्रेसियों में कौंसिल के 
प्रन्‍न पर मतभेद देखा और दूसरी तरफ यह देखा कि जो हिन्दू-मुसलिमि- 
ऐक्य इतने लोगो के परिश्रम तथा त्याग के वर से उन्होंने स्थापित किया 
था वह हिन्दू-मूसलिम दगो की लहर में नस्त नावूद हो गया ' उच्ती साल 
एक भारी दगा कोहाट में हो गया था, जिसमें हिन्दुओ के साथ बड़ी ज्याद- 
तियाँ हुई थी। महात्माजी का अछी-बन्धूओ पर अटल विश्वास था। वे 
दोनो भी महात्माजी के प्रति वैसी ही श्रद्धा रखते थे। कोहाट के पझगडे 
के सम्बन्ध में महात्माजी ने मौलाना शौकत अली के साथ जाँच करने 
का निएचय किया । किन्तु दोनो एक राय पर नही पहुँचे, मतभेद हो गया ' 
महात्माजी वहुत ही गम्भीर पुरुष थे । कभी अपने मुंह से किसी की शिकायत 
भरसक नही किया करते थे । इस मौके पर भी उन्होने नहीं किया। पर 
यह बात स्पष्ट हो गई कि अवतक जैसा एक दूसरे के साथ अदूट भौर बदल 
विश्वास का सम्बन्ध था वह अब नहीं रह गया ! किन्तु इस वात को 
उन्होंने जाहिर नही होने दिया । काम साघारणतया, जैसा पहले चलता 
था, चलता रहा । 
इन झ्षगडो से महात्माजी कुछ इतने ऊब गये कि उन्होंने सोचा, इनको 
रोकने के लिए कोई वहुत चडा कदम उठाना आवश्यक हो गया है । अभी 
चन्द ही महीने पहले वह मारी बीमारी से, जिसमें उनके पेट में चीरा रूगा 
या, उठे थे। पर उन्होनें जान की परवा ते करके इकक्‍्कीस दिनो का उपवास 


. १४४ बापू के कदसो में 


करने का निश्चय कर लिया !' इस निश्चय के समय वह दिल्‍ली में थे । 
वहाँ मौलाना मृहम्मद अली के घर में, उनके ही अतिथि होकर, ठहरे हुए 
थे। वही उन्होने उपवास करने का विचार स्थिर किया । मौलाना मुहम्मद 
अली और दूसरे बहुत-से लोगो ने इस विचार को रोकने का बहुत प्रयत्न 
किया । पर वह अपने विचार पर अटल और दृढ रहे। आखिर उपवास 
वही पर आरम्भ कर दिया । मौलाना मुहम्मद अली उस समय काग्रेस के 
प्रसिडंट थे। इस उपवास की खबर छपते ही सारे देश में चिन्ता की 
लहर-सी दोड गई । मौछाना मुहम्मद अली ने सभी दछो ओर घर्मो के 
प्रतिनिधियो की एक कान्फेंस बुलाई । उसमें काग्रेस के अलावा हिन्दू, मुस- 
लिम, ईसाई, पारसी, सिक्‍्ख, सभी सम्प्रदायों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए । 
क्रिस्तानों के सबसे बडे पादरी--कलकत्ता के छार्ड-बिशप--भी कान्फेंस 
में आये । कई दिनो तक बहस हुईं। अन्त में, आपस के इतने झ्षगडे के 
जो कारण हुआ करते थे--जसे शुद्धि, गाय की कुर्बानी, मस्जिदो के सामने 
बाजा इत्यादि---उन सभी पर प्रस्ताव स्वीकृत हुए । महात्माजी को इससे 
सतोष हुआ । उन्होंने २१ दिनों के उपवास का जो ब्रत लिया था उसे पूरा 
करके ही उपवास समाप्त किया । 


में उपवास आरम्म होने के एक ही दो दिनो के बाद दिल्ली पहुँच गया 
था । महात्माजी मौलाना मृहम्मद अली के घर में ही थे। दो-तीन दिनो 
के बाद वह शहर से बाहर एक कोठी में ले जाकर रखे गये । उपवास के 
बाकी दिन उन्होने वही बिताये । में दूसरी जगह ठहरा था । पर प्राय सारा 
दिन, और रात का भी कुछ अश, वहीं बिताया करता था । महात्माजी की 
दृढता, ईश्वर पर भरोसा ओर अपने निर्घारित कार्यक्रम में तत्परता का 
जेसा उदाहरण वहाँ देखने में आया वैसा मेने पहले कभी नहीं देखा था ! 

महात्माजी का एक नियम था कि वह रोज चरखा चलाया करेंगे | इन 
इक्‍्कीस दिनो के उपवास में भी उन्होने चरखा चलाना एक दिन भी नही 
छोडा । उपवास के कुछ दिन वीत जाने के वाद वह इतने कमजोर हो गये 
थे कि अपने से उठवा-वैठवा भी असम्मव हो गया था । तो भी चारो तरफ 
तकिया रंगाकर, तकिये के सहारे, वह वबेठा दिये जाते और अपने नियम के 
अनुसार चरखा कात लिया करते | अन्त में, जिस दिन उन्होने उपवास 
समाप्त किया उस दिन भी, चरखा चलाने के वाद ही उन्होने उपवास समाप्त 
किया प्रार्थना तो नियत समय पर प्रतिदिन सुबह-शाम हुआ ही करती थी । 
पूज्य मालवीयजी कुछ देर के लिए प्रतिदिन श्रीमद्भागवत की कथा सुनाया 
करते थे । ईश्वर पर उनका वडा अठल विश्वास था। इस वात को वह 


बापू के कदमों में १४५, 


मानते थे कि ईश्वर को अयर उनसे कुछ और काम लेना होगा तो वह 
उपवास की अवधि को सकुशल समाप्त करा देगा । डाक्टर असारी उनको 
वराबर देखा करते । पेशाव वर्ग रह भी जाँचा करते। उनका विचार था, 
और उपवास आरम्म होने के पहले ही उन्होने महात्माजी से बहुत कहकर 
यह वचन ले लिया था, कि अगर ऐसा समझा गया कि उपवास के कारण 
अब उनके जीवन पर खतरा है तो, उस हालत में--चू कि वह उपवास के 
कारण मरता नहीं चाहते थे---उपवास तोडकर वह कुछ खाने भी लगेंगे । 
इसलिए डाक्टर प्रसारी इसी खयाहू से दिन-भर में कई वार देखते और 
जाँच करते । पेशाब जाँचने में उनको डर होने छूग्रा कि वह सकट का समय 
गजब निकट आ रहा है । इस बात की सूचना उन्होंने महात्माजी को दी । 
दूसरे दिन उन्होंने साफ-साफ कहा कि अब ठहरना खतरनाक होगा, आज 
आपको भोजन करना ही चाहिए । महात्माजी ने उनसे कहा---'आपसे सब 
वातें सोच ली हूं ? सब देख लिया हैँ ? तव भी आपका यही निश्चित मत 
हैं ”? पर आपकी विद्या में एक वात का जिक्र नहीं होगा--वह हूं प्रार्थना ! 
आज-भर मुझे छोड दीजिए । कल अगर ऐसी ही हालत रही तो में अपने 
वचन को पूरा करूँगा, खा लूगा ।” दूसरे दिन, जब डा० भसच्सारी ने जाँच 
करके देखा, वे सव लक्षण जिनसे उन्होनें खतरा समझा था, गायव हो गये 
थे | उतको खुद इससे वडा |आइचये हुआ । इस चमत्कार की वात उन्होवे 
अपने सभी इष्ट-मित्रों से कही । 
महात्माजी ने इसके बाद कई वार इक्कीस दिनो के उपवास किये । 
पर, चूंकि यह समय पहलछा था, छोगो को चिन्ता बहुत थी। किन्तु 
सफलता-पूर्वक उपवास समाप्त हुआ। जब, दिल्‍ली के सम्मेलन के बाद, 
वातावरण बहुत सुधरा हुमा मालम हुआ । ऐसा प्रतीत होने छगा कि 
आपस के शझ्षगडे अब नहीं होगे, अगर कही क्षयडे का सामान देखने में 
आया भी तो आपस की बातचीत या पचायत से झ्षगडे का फैसला 
हो जाया करेगा । परन्तु, जितने उत्साह और खुश-दिली से दिल्ली 
का सम्मेलन समाप्त हुआ था वह कायम ने रह सका। उन फंस्नलों 
का जितने जोरो से अचार होना चाहिए था, वह भी न हुआ। थोडे ही 
दिनो के वाद ऐसा मालूम हुआ कि वे फैसले महात्माजी के उपवास-जनित 
चिन्ता के कारण हुए थे---उनके प्रति वह श्रद्धा की भावना मौर विष्वास नही था 
जो उनको हिन्दू-मुसलमानो के दिल में स्थायी स्थान दिलवा सकता | क्षणिक 
सफलता के कुछ दिनो के वाद फिर वापस के झगडें-वलछ॒वा-फसाद जारी हो 
गये । महात्माजी ने, इस प्रकार बेलगाँव कांग्रेस होने के पहले ही, दो प्रश्तो 


र४ बापू के कदमों में 


का--जो देश को चिन्तित कर रहे थे--हल निकाल कर, बेलगाँव-काँग्रेस की 
सफलता के लिए"वायूमडल तंयार कर लिया । 

महात्माजी के उपवास कई बार हुए। वे विशेष कारण से ही हुए । 
उपवासो के सम्बन्ध में उनका विश्वास अठल था। वह उनको आात्मशद्धि 
का अचूक साधन मानते थे । यह भी समझते थे कि किसी विषय में अगर 
सफलता नही होती तो उसका कारण कुछ अपने में कमी है, जब आत्मशद्धि 
से वह कारण दूर हो जायगा तब कार्य-सिद्धि अवश्य हो ही जायगी । जो 
लोग गहराई में पहुंचकर उनकी विचारधारा को नहीं समझ पाते थे-- 
और देश के अधिकाश लोग ऐसे ही थे--वे यह समझते थे कि महात्माजी 
दूसरो पर दबाव डालकर कार्य सिद्ध कराने के लिए उपवास करते हे । 
कितु उनके उपवास का दबाव दूसरो पर, जो उनके साथ प्रेम रखते थे, प्रेम 
का ही पडता था । हाँ, जो विरोधी थे, उनपर प्रेम का दवाव तो पड ही 
नही सकता था। पर ऐसे लोग शायद लोकमत से, जो उपवास के कारण 
जाग्रत हो जाया करता था, जरूर डरते थे । जो लोकमत की परवा न करते 
उन पर कोई विशेष असर देखने में नहीं आता । पर महात्माजी का विश्वास 
था कि कोई प्रभाव यदि नही भी देखने में आता हे, तो भी दबाव पडे बिना 
रह नही सकता, क्योकि असल उद्देश्य तो आत्मशुद्धि होती है, वह हुए बिना 
रह नही सकती । जहाँ-कही दूसरे पर दबाव डालने का प्रभाव पडा, जेसा 
राजकोट के उपवास के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, वहाँ उस 
उपवास को, कुछ दबाव आ जाने के कारण, उन्होने गलत और असफल 
वबतलाया था-- यद्यपि जाहिर तौर पर वह सफर समझा जाता था । 


पन्द्रव्वाँ अध्याय 


इस वक्‍त से प्राय पाँच वर्षों तक महात्माजी अपना समय विशेषकर 
रचनात्मक काम में ही लगाते रहे । राजनीति का काम---अर्थात्‌ क्विटिण 
गवनंमेंट को किस तरह मजबूर किया जाय कि भारत को स्वराज्य दे दे--- 
स्वराज्य-पार्टी के जिम्मे रहा । यद्यपि दिल्‍ली की असेम्बली में स्वराज्य-पार्टी 
का वहुमत नही था, तो भी और-ओर दलो के लोगो के साथ मिलकर उसने 
अपने कार्य क्रम में सफलता पाई; क्योकि वजट को नामजूर करके वायसराय 
को वह मजबूर कर सकी कि वह अपने विशेषाधिकारो से काम लें। पर 
स्वराज्य-पार्टी के अन्दर भी कुछ मतभेद देखने में आये । वह मतभेद इस 
वात में कि कौंसिलो के अन्दर एकवारगी और पूर्ण असहयोग किया जाय, 
अथवा जहा असहयोग के लिए ब्रिटिश गवरन मेंट की नीति मजबूर करे वहाँ 
तो असहयोग किया जाय--पर जहाँ देश-हित के लिए ब्रिटिण गव्नंमेंट की 
नीति मोका दे वहाँ सहयोग भी किया जाय । पडित मोतीलछारू नेहरूजी, 
देशवन्धुदास की मृत्यु के वाद, स्वराज्य पार्टी के नेता थे । वह असहयोग 
के पूरे पक्षपाती थे । स्वराज्य-पार्टी का जन्म भी इसी प्रकार के असहयोग 
के लिए हुआ था । तव से भव तक उस पार्टी के लोग बसहयोग को ही दुहाई 
दिया करते थे । पर, कुछ दूसरे लोग, जिनमें महाराष्ट्र के कुछ लोग प्रमुख 
थे, प्रतिक्रियात्मक असहयोग के पक्ष में आवाज उठाने लगे । इस कारण, 
आपस म॑ कटुता भी हो गई । अन्त में, स्वराज्य-पार्टी ने, और उसकी सलाह 
से काग्नेस ने भी, यह निईचय किया कि स्वराज्य-पार्टी के लोग कौंसिल से 
निकल आदें । वे लोग निकल भी आये । थोडे ही दिनों के वाद फिर चुनाव 
होनेवाला था । इस चुनाव में स्वराज्य-पार्टी ने, केवल अपने नाम से ही 
नहीं--वल्कि काग्रेस के नाम पर मी, भाग लिया । इसलिए, कुछ अधिक 
सफलता भी हुई । पर इस चुनाव में, हिन्दू-मस्लिम दगो के कारण जो 
वेमतस्थ हो गया था उसका नतीजा यह हुआ कि प० मदनमोहन मालवीय 


श्ष्८ बापू के कदमों में 


और लाला लाजपतराय जैसे प्रमुख लोग, काग्रेस के विरोघ में, हिन्दू-सभा 
की ओर से, चुनाव लडे। जो प्रति-क्रियावादी असहयोग के पक्षपाती 
थे वे लोग भी काग्रेस के विरोध में लडे। पर तो भी उस समय के 
विघान के अनुसार जो जीत हो सकती थी वह अधिकतर काग्रेस की ही 
हुई । महात्माजी ने स्वराज्य-दल के लोगों को पूरा मौका दिया कि वे जिस 
तरह से चाहें अपने कार्यक्रम को चलावें। काग्रेस से भी वे लोग जो काम ले 
सकते थे उसे लेने का काफी अवसर दिया । नतीजा इसका यह हुआ कि चार- 
पाँच वर्षों तक कार्यक्रम की आजमाइश करके, प० मोतीलाल आदि भी, 
कौंसिल को छोडकर, असहयोग-सत्याग्र ह के काय क्रम में फिर आा गये ! यहाँ 
तक पहुँचने में कई साल लग गये । पर इसके चिह्न १९२४ में ही देशवन्ध्‌ 
दास के जीवन के अन्तिम दिनो मे, देखने में आने लगे थे । 


देशबन्धू दास ने स्वराज्य-पार्टी को, जहाँ तक वह अपने काय्येक्रम को 
चला सकती थी, चलाने का प्रयत्न किया | दो प्रातों में, अर्थात्‌ मध्यप्रदेश 
और बगाल में, या तो मिनिस्ट्री बनी ही नहीं या ( बगाल में ) बनी भी त्तो 
तोड दी गई। केन्द्रीय असेम्बली में बार-बार बजट नामजूर किया गया । 
बीच-बीच में गवनमेंट ने दमन-चक्र भी खूब चलाया। स्वराज्य-पार्टी उसे 
रोकने में कुछ सफल न हो सकी । इस तरह, कौंसिल के अदर से असहयोग 
की न्यूनता स्पष्ट होने लग गई थी । पर देशबन्धू दास ने सोचा था कि 
स्वराज्य-पार्टी ने अपनी शक्ति दिखला दी है, अगर इसके बाद वह समझौता 
करने के लिए भी अपनी तत्परता दिखलावे, तो श्ञायद ब्रिटिश गवनेंमेंट 
बातचीत करके रास्ता निकालने को तेयार हो जाय । उन दिनो इज़ूलेड में 
लाल बकनहेरड, जो एक कट्टर कज्जरवेटिव और तेज-मिजाज तथा निडर 
राजनीतिज्ञ समझे जाते थे, भारत-सचिव हो गये थे। देशबन्ध्‌ दास को उनसे 
बहुत आशा थी । कुछ दिनो के लिए देशबन्ध्‌ पटना में ठहरे थे । बातो-ही- 
बातों में उन्होने मृझसे कहा था कि उनको छाडे बक नहेड से बहुत आशा हैँ 
पर यदि लाड्ड बर्कनहेड ने उनको निराश किया तो फिर उनके सामने महा- 
त्माजी के चरखे के सिवा दूसरा कोई साधन नही रह जायगा, भर्थात्‌ गाधीजी 
के कार्यक्रम को ही फिर उन्हे मानना पडेगा ? इस आजा से कि लार्ड बर्कन- 
हेड उनकी वातो पर ध्यान देंगे, उन्होंने एक वक्तव्य निकाला । थोडे ही 
दिनो के वाद वह वगाल-प्रान्तीय. राजनीतिक सम्मेलन के सभापति हुए । 
उसमें किये गये उनके भाषण से, समझौता करने की इच्छा टपकती थी । 
लार्ड वर्कनहेड मे कुछ मीठे शब्दी के साथ, पर साफ-साफ, जाहिर कर दिया 
कि वह इस तरह का कोई समझौता, जबतक स्वराज्य-पार्टी असहयोग का 


बापू के कदमों में १४६ 


कार्यक्रम छोड नहीं देती है, नही करेंगे । इस वात की चोट देशवन्ध्‌ दास को 
रूगी । उनका स्वास्थ्य कई महीनो से गिरता जा रहा था । इसके थोडे ही 
दिनों के वाद दाजिलिग में उनको मृत्यु हो गई । 

जैस। ऊपर कहा गया हूँ, उनकी मृत्यु के वाद, १० मोतीलाल नेहरूजी 
के नेतृत्व में, स्व॒राज्य-पार्टी के मधिकतर छोग असहयोग कायम रखने के पक्ष 
में हो गये । कुछ लोग प्रतिक्रियात्मक असहयोग के पक्षपाती हो गये । स्वराज्य 
पार्टी में फूट पेदा हो गई । जो भावना देशवच्यु दास के अन्तिम दिलों में 
अस्पष्ट देखने में भाई वही दिन-दिन दृढ होती गई । १९२८ के अन्त में 
यहे स्पष्ट हो गया कि अब कौंसिलो से काम नही चलेगा, असहयोग की कुछ 
उग्र रूप घारण करना ही पडेंगा । 

इन चार-पाच वर्षों में महात्माजी, जैसा ऊपर कहा गया हूँ, मपना 
समय विशेष कर रचनात्मक काम में ही छगाते रहे । यहाँ पर रचनात्मक 
काम का कुछ विवरण देना अच्छा होगा । महात्माजी चरखे और खादी को 
रचनात्मक कार्यक्रम का मध्यविन्दु अर्थात्‌ केन्द्र मानते थे । १९२४ से खादी- 
बोर्ड, जो कोकनाडा-कांग्रेस के चाद स्थापित हुआ था, इसका काम चलाता 
रहा । इसके लिए काग्रेस के विरुक-स्वराज्य-फड से काफी पंसे भी मिले थे | 
जब स्वराज्य-ार्टी के साथ समझौता हो मया तव जखिल्‍रू-मारतीय चरला-सघ 
की स्थापना, अखिऊ-भारतीय काग्रेस-कमिटी के एक प्रस्ताव द्वारा, की गई । 
यह समझोते की शर्तों में था कि इस चरह के काम गाधीजी के जिम्मे रहेंगे 
और स्वराज्य-पार्टी-के छोग यधासाध्य मदद किया करेंगे। इसलिए, चरखा- 
संघ कांग्रेस द्वारा स्थापित---पर बपने काम में स्वतत्र-संस्था वता । जो कुछ 
काग्रेस के रुपये या घन खहर बोर्ड को मिले थे, सब चरखा-सघ को दे दिये 
गये । गाधीजी का बहुत समय चरखा-सघ और उसके भातहत सूवे-सूव के 
चरखा-सर्घो के सघठन में लगा । इस काम को बढाने के लिए अधिक रुपयो 
की जरूरत हुई तो महात्माजी ने दौरा करके इपये जमा किये । वह स्‍्वय 
चरसा-सघ के अध्यक्ष थे । उसकी सभी वातो की देखरेख करना औौर उसे 
सार्ग दिखलाते रहता उनका विशेष काम रहा । उन दिनो चरखा-नस् घ की 
नीति थी कि चरखा बेहतर वनाया जाय जिसमें और भी अच्छी तथा अधिक 
गति हो, बुनाई का कास भी बढ़े । इसलिए, इस सम्बन्ध के वहुत-से लेख 
भहात्माजी लिखते रहें, अपने भाषणों में भी बहुत बातें बठाते रहे । इसका 
नतीजा यह हुआ कि बहुत जगहों में चरसले का काम सगठित रूप से चलने 
लगा। उन सभी जगहों में ऐसे अच्छें-बच्छे कार्यकर्ता मिले, जिन्होंने इस 
सगठन में बहुत सहायता पहुंचाई । 


१५० बाषू के कदमों में 


चरखे की उन्नति कई तरह से देखने में आई | अच्छा-से-अच्छा बारीक ' 
सूत बनने छगा । मोटे और बारीक, दोनो प्रकार के, कपडे बहुत अधिक 
तैयार होने लगे । अच्छे-से-अच्छे नमूने की खादी बनने लगी, जो मिल के 
बने किसी भी कपडे से मुकाबला कर सकती थी । खादी का शूज्भार बढाने 
के लिए कपडे की रंगाई और छपाई भी होने हूगी । प्रत्येक खादी-भण्डार 
और प्रान्तीय शाखा का यह प्रयत्त होता था कि वह अधिक-से-अधिक तथा 
अच्छी-से-अच्छी खादी तंयार करावे । साथ ही, अपने प्रान्त में अथवा बाहर, 
जहाँ भी हो सके, बेचकर काम आगे बढावे । इसके सिवा, यह भी कोशिश 
थी कि खादी मिल के कपडे का, कीमत में भी, मुकाबछा कर सके । इसलिए 
खादी का दाम घटाने का, अर्थात्‌ कम-से-कम खर्च में उसे तैयार करके बेचने 
का, प्रयत्न सभी केन्द्र और भण्डार करते थे । महीन खादी महँगी पड़ती । 
मिल के महीन कपडे के मृकाबले उसकी कीमत ज्यादा पडती । पर मोटे 
कपडे में इतना फक नही था । अधिक लोग महीन कपडे ही ज्यादा पसन्द 
करते । पर वह कम तैयार होता । बिक्री बढ़ाने के लिए और प्रचार के 
खयाल से जगह-जगह प्रदर्शनी की जाती, जिसमें हर प्रकार की खादी दिखाई 
और बेची जाती | जो प्रदर्शनी बडे पंमाने पर की जाती उसमें खादी बनाने की 
विधि भी दिखलाई जाती | काम करनेवाले कारीगर कपास लोढने से आरम्भ 
करके उटाई, घृनाई, कताई, बनाई, रंगाई, छपाई इत्यादि की सभी प्रक्रियाएँ 
दिखलाते । इन कामो के लिए जो नये से-नये यत्र जिस-किसी सूबे में तैयार 
होते, दिखलाये जाते । साबरमती का आश्रम तो इस अनुसघधान में रूगा रहता 
कि कौन-सा यत्र उन्नत किया जाय--किस तरह सूत इतना बराबर और 
मजबूत बने कि आसानी से वह बुना जा सके । इन सबके लिए वह आश्रम 
प्रयोगशाला बन*गया था । दूसरी जगहो में भी प्रान्तीय शाखाएँ अपने-मपमे 
क्षेत्र में अनुसघान और प्रयोग का काम करती रहती । फलस्वरूप बहुत 
किस्म के नये चरखे लिकले जिनका मुख्य उदेश्य था खादी की प्रगति 
बढाना । इस प्रगति के साथ-साथ सूत की मजबूती, समानता और बारीकी 
पर भी अधिक घ्यान दिया जाने लगा । 


कपास की खेती के अलावा रेशमी खादी की भी काफी प्रगति हुईं । जहाँ- 
जहाँ रेशम का काम पहले से कुछ होता था वहाँ बहुत वढ़ गया, क्योकि 
रेशमी कपडे की विक्री का एक अच्छा साधन चरखा-सघ हो गया । विदेशी 
रेशमी कपडा वहुत प्रचलित था । अब रेशमी खदी, सुन्दरता और कीमत में, 
विदेशी रेशमी कपडे का बहुत हद तक मृकावला करने लूगी। चरखा-सघ 
की नीति कपास की खादी को अधिक प्रोत्साहन देने की थी, क्योकि उसका 


बापू के कदमों में भर, 


जितना प्रचार हो सकता था उतना रेशमी कपडे का नही । एक तो सब लोग 
रेशमी कपडा ले नहीं सकते थे--यदि लेना चाहे भी तो उतना वह पैदा नही 
हो सकता था कि सभी की जरूरतों को वह पूरा कर सके, दूसरे यह डर भी 
था कि उसी तरफ अगर अधिक घ्यान गया तो कपास की खादी उपेक्षित 
हो जायगी--उसमें जितनी प्रगति चाहिए, ध्यान वट जाने के कारण, नहीं 
हो सकेगी । तो भी, चूंकि रेशमी खादी से भी गरीबों की वेसी हो सहायता 
होती जैसी कपास की खादी से, बहुतेरी शाखाओं ने रेशमी खादी की तरफ 
भी ध्यान दिया । अत काफी और अच्छी रेशमी खादी भी तेयार होने छूगी । 
इससे मोटी खादी की बिक्री में भी प्रोत्साहन मिला, क्योकि अक्सर ग्राहको 
को जब कुछ अच्छे सुन्दर रेशमी तथा कपास के महीन कपडे दियें जाते तो 
साथ-साथ कुछ मोटे कपडे भी दे दिये जाते । 


इसी प्रकार, ऊनी खादी भो बनने रूगी । इसके लिए विशद्येप प्रवन्ध 
कश्मीर में किया गया, जहाँ अभी तक यह कला मिटी नही हैं । उत्तर-भारत 
में, सर्दी के दितो में, ऊनी कपड़ा आवश्यक हो जाता हू । चरखा-सघ ने 
खादी पहनेवालो के लिए ऊनी खादी तैयार कराकर अपने भडारो में वेचना 
आरम्भ कर दिया । इस तरह की खादी में भी काफी प्रगति हुई और इसकी 
बिक्री वढ गई । और प्रकार की खादी के सिवा, मिल के वने ऊनी कपडे के 
साथ, अपनी खूबी तथा कीमत में, ऊनी खादी भी बहुत हद तक मुकावला 
करती थी । इसलिए इसकी भाँग हमेशा बनी रहती । जिस तरह कपास की 
खादी की विक्री वढाने के लिए विशेष प्रयत्त करना पडता, उस तरह ऊनी 
खादी के लिए प्रयत्त की जरूरत नहीं पड़ती । 

खादी के अछावा महात्माजी अस्पुश्यता-निवारण पर भी बहुत जोर दे रहे 
थे । इस सम्बन्ध में भी काग्रेस के लोग प्रचार किया करते । हरिजन-वस्तियों 
में जाना, उनके काम में मदद देना, निजी तरीके से छुमाछूत न मानना, इस 
वात का भी प्रयत्न करना कि उनके लिए जहाँ देव-मदिरो में जाना मना था 
वहाँ उनके लिए मन्दिर खुलवाना-इत्यादि वातें सभी जगह हो रही थी । पर 
अभी इस काम में उतना जोर नहीं आाया था और न उतनी प्रगति ही हुई 
थी जितनी कुछ दिनो के वाद हुई । पर इसके लिए भी वायूमण्डल तैयार हो 
रहा था। महात्माजी जो काम स्वय नही करते थे वह किसी से करने को नही 
कहते थे । वहू एक गछत कन्या को अपनी कन्या मानकर अपने साथ सावर- 
मती आश्रम में रखते थे। वही वह पली और सयानी हुई । जबतक उसका विवाह 
नहीं हुमा, महात्माजी गौर 'वा' के साथ हो रही । महात्माजी के चार पुत्र 
ये, कन्या एक भी नहीं । इसलिए वह अछूत कन्या ही उनकी कन्या वन गई । 


१५२ बापू के कदमों में 


यह अछ्तपत न मालूम कब से हिन्दू-समाज में आ गया था अलग- 
अलग स्थानों में इसका अलग-अलग रूप हो गया था । इसका एक रूप तो 
यह भी है जो बहुत कुछ आज भी वर्तमान है, पर अब आहिस्ता-भाहिस्ता 
कमजोर पडता जा रहा है, या इसका सबसे कमजोर और ठढा रूप कहा जा 
सकता है । इसमें एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ रोटी-बेटी का 
व्यवहार नही करते---अर्थात्‌ उसके साथ बेठकर भोजन नही करते और 
आपस में विवाह भी नहीं करते । इसकी भी बहुत शाखा-प्रशाखाएँ हो गई 
है । केवल ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शूद्र---यही चार विभाग नही हे, बल्कि 
इनमें से प्रत्येक के बहुतेरे विभाग बन गये है ! कुछ तो देश के कारण, कुछ 
और कारणो से भी, इनमें एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ रोटी-बेटी 
का सम्बन्ध नहीं होता । एक विभाग के अन्दर भी बहुतेरे विभाग बन गये 
है | एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ तो कोई सम्बन्ध होता ही नही । शूद्रो 
के साथ तो अन्य तीन वर्णों का कोई सम्बन्ध हो ही नही सकता । उसी तरह, 
श॒द्रो के अन्दर भी बहुत जातियाँ हो गई हे, जिनका एक दूसरे के साथ 
सम्बन्ध नही होता । कुछ जातियो के साथ खान-पान का सम्बन्ध तो नही हो 
सकता, पर उनके साथ शरीर का स्पश्श मना नही है । कुछ का छुआ हुआ 
जल ग्रहण किया जा सकता है, पर पकाया हुआ अन्न नहीं | पकाये हुए 
अन्न में भी कच्ची-पक्‍्की रसोई का भेद माना जाता हूँ । पर इत चार वर्णों 
के अलावा भी एक पश्रम वर्ण हें, जिसका शरीर-स्पर्श यदि हो जाय वो शरीर 
को शुद्ध करने के लिए स्नान इत्यादि का विधान हूँ | इस प्रकार की 
अस्पृव्यता इतनी दूर तक चल गई हैँ कि अस्पृश्य के साथ किसी छकडी या 
रस्सी के द्वारा भी स्पर्श होना बुरा माना जाता है ' कही-कही तो, विश्येष- 
कर दक्षिण में, दृष्टि से भी स्पर्श हो जाता हैँ ! वहाँ अस्पृश्य लोगो का 
किसी-किसी रास्ते से चछना भी मना है ! मदिरो के अन्दर तो उनका जाना 
मना हें ही । 

महात्माजी ने इस प्रकार की घोर अस्पृश्यता को ही दूर करने का प्रयत्न 
किया, क्योकि वह समझते थे कि यह यदि हो जाय तो वर्ण-वर्ण के बीच खान- 
पान और विवाह का जो वन्धन हैँ वह स्वय आहिस्ता-आहिस्ता ढीला पड 
जायगा । वह विदेश्ञो में वहुत रह आये थे । इसलिए खान-पाव के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की छुआछत का न मानना उनके लिए स्वाभाविक हो गया था । 
पर यह वात इस देश के लोगो---विशेषकर गावो---के लिए नई चीज थी । 
जैसा मे ऊपर बता आया हूँ, उनके सम्पर्क में रहनेवाले लोग इस वबन्धन को 
भी ढीला कर ही देते थे । चम्पारन में हमलोग, जो उस दिन तक स्वजाति 


बापू के कदमों में १५३ 


के अन्दर ही खान-पान किया करते थे, इस वन्धन को हटाकर सब एक-दूसरे 
के साथ खान-पान करने लगे थे । यह खान-पान केवल ऊँची कही जानेवाली 
जातियो के छोगों के साथ ही नही बल्कि ऐसे लोगो के साथ भी आरभ हो 
गया जिनका छुआ हुआ पानी हम नहीं पी सकते थे । खूबी यह थी कि हमने 
यह काम कुछ लुक-छिपकर नही किया, बल्कि खुलेआम किया। हमलोग 
वहाँ चारो तरफ से, गाँवों से आये हुए किसानो से, घिरे रहते थे----उनके 
वीच में ही खाना-पीना कर छेते थे। उनमें से कुछ को हम सबका एक 
साथ ख्तान-पान शायद पसद न पडता हो, पर किसी ने खुलकर इसका विरोध 
न किया, न इसकी टीका-टिप्पणी ही हमारे सुनने में आई । छोगो ने शायद 
मान लिया कि यह साधुओ की एक जमात हूँ जिसमें सब छोग एक साथ 
मेठकर खा लेते है । 

गया-काँग्रेस में जो स्वयंसेवक काम करने के लिए आये उनमें से अधि- 
फाश गाँव के ही छोग थे । वे अपने साथ खान-पान के सभी बन्धरनों को 
छाये थे | वे ऐसा प्रवन्ध चाहते थे जिसमें उनको अपने जातीय नियमों का 
उल्लंघन न करना पडे । इसलिए, आरम्भ में उनके लिए ब्राह्मण रसोश्यों 
का प्रवन्ध करता पडा। उनकी सख्या बहुत थी । इतने लोगों के लिए 
रसोइये खाना बना तो सकते थे, पर सबको परस नही सकृते थे । एक-दो 
बार के भोजन के बाद ही चन्द स्वयसेवकों ने देख लिया कि इससे काम 
नहीं चलेगा । उन्होने आपस में ही रसोई परसना शुरू किया । एक-दो जून 
तो केवल ब्राह्मणों ने ही परसा । उससे भी काम न चला तो दूसरी जाति 
के लोग भी परसने रूग गये । दो-तीन ही दिनो के अन्दर सब बन्धन उठ 
गये, सब-कफे-सब एक दूसरे का छ॒आ भात-दाल खाने लूुग गये | इसके बाद 
विहार में, जहाँ कही काँग्रेसवालो की सभा हो, जाति-भेद करके खाने का 
प्रवन्ध नही होता था, सब एक साथ भोजन करते थे । 

जव महात्माजी ने अस्पृश्यता दूर करने की बात उठाई, तो काग्रस 
के जल्सो में एक साथ सवका बंठना तो होता ही, एक साथ भोजन भी होने 
लगा । थोडे ही दिनो में काग्रेस के लोगो में खान-पान का भेद भी उठ गया । 
पर इससे यह नहीं समझता चाहिए कि अस्पृश्यता दूर हो गई ॥ अभी तक बह 
प्री तरह गई नही है । पर इसमें कोई सन्‍्देह नही कि उन दिनों में ही 
इसका बन्धन ढीला पडने लग गया था। फिर गआहिस्ता-आहिस्ता करके 
अधिकाधिक ढिलाव पडता गया । 

महात्माजी ने एक जाति के लोगो के साथ दूसरी जाति के लोगो के 
बियवाह-विघान में भी परियत्तंव कर दिया । स्वय तो वह जन्म से वैद्य थे, 


१५४ बापू के कदमों में 


पर उनके सुपुत्र श्रीदेवदास गाधी का विवाह उच्च कोटि के ब्राह्मण श्रीराज- 
गोपालाचार्य की सुपुत्री लक्ष्मी के साथ हुआ । इस तरह की ओर भी बहुत- 
सी शादियाँ हुईं । कुछ दिनो के बाद तो उन्होने हरिजनो के साथ भी विवाह- 
सम्बन्ध करने पर जोर देना शुरू किया । अपने अन्तिम दिनो में तो उन्होने 
एक नियम-सा बना रखा था कि वह ऐसी ही शादी के उत्सव में शरीक हो 
सकेंगे जिसमें एक पक्ष सवर्ण और दूसरा पक्ष हरिजन हो । यों तो वह विवा- 
होत्सव में शायद ही कही भआते-जाते थे, पर आश्रम में आश्रम-वासियो 
अथवा उनके सम्बन्धियो का जब विवाह हुआ करता तब उसमें वह शरीक 
हुआ करते थे । इन विवाहों में केवल जाति-बन्धन ही नही दूटता, बल्कि 
विवाह की पद्धति और रीति भी बहुत बदल जाती । 

हमारे समाज में विवाह में बहुत धूम-घाम हुआ करता हैँ । पंसे भी 
बहुत खर्च हुआ करते हैं । विवाह की पद्धति में बहुत करके सस्क्ृत के मत्र 
ही व्यवहार में लाये जाते हे, जिनके अर्थ को वर-वघू नही समझते, बिना 
समझे ही पडित के कहने पर दुहरा दिया करते हे ! महात्माजी ने मभत्रो 
का अर्थ मात भाषा में बता देने की रीति चलाई, मत्रो के भी अनावश्यक 
भागो को छोडकर बहुत सक्षिप्त कर दिया । बरात, जुलूस, भोज इत्यादि 
सब उठा दिये गए । सारा काम चन्द मिनटो के अन्दर ही समाप्त करा 
दिया जाता, जिसमें खर्च नही के बराबर पडता । यद्यपि आज भी शादियों 
में पुरानी प्रथा बहुत जारी है तथापि इसमें सन्देह नहीं कि सभी जगहों में 
किसी-न-किसी रूप में सुधार होने लगा है । इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था और 
समाज-व्यवस्था में भी महात्माजी ने उथलू-पुथछझ मचा दी। इसका असर 
बहुत दूर तक गया है, पर अभी काफी दूर तक नही पहुंचा है । 

महात्माजी का विचार विधवा-विवाह के सम्बन्ध में स्पष्ट नही था, 
क्योकि इसका मौका शायद कभी नहीं आया था । एक घटना बिहार-्यात्रा 
में हुई, जहाँ उनके विचार स्पष्ट हो गए। आरा नगर के नजदीक जैनो का 
एक विघवा आम्रम है, जहाँ जैन विधवाएँ रहती हू । वहाँ उनकी शिक्षा 
इत्यादि का भी प्रबन्ध किया जाता है । महात्माजी जहाँ-कही जाते थे, लोग 
सभी सावंजनिक सस्थाओ में उनको ले जाने का प्रयत्न करते थे। सभी 
सस्थाओ को तो वे नही देख सकते थे, पर इस सस्था में वह गये । वहाँ 
दस-ग्यारह वर्ष की एक विघवा बच्ची प्रणाम करने आई |! उसको देखकर 
उन्होने पूछा, क्‍या यह भो विधवा है ” जब उनसे कहा गया कि यह भी 
विधवा है इसको इसी अवस्था में अपनी सारी जिन्दगी वितानी पडेगी, तो 
उनकी माँखो में आँसू आ गये ! तब, उसके बाद, उन्होंने साफ साफ छिखा 


वापू के कदमों में १५५ 


कि विधवाओो को जबरदस्ती विधवा रखना ठीक नही है--जो विवाह करना 
चाहें उनका विवाह होने देना चाहिए | कुछ दिनो के बाद तो उन्होने और 
भी अधिक जोर दिया, कहा कि कोई विधुर अगर विवाह करना चाहे तो 
उसको विघवा के साथ ही करना चाहिए। यद्यपि आज भी बहुत फरके 
विधवाओ के विवाह नहीं होते तथापि इसमें सन्देह नहीं कि अब विघवा- 
विवाह उतता बुरा नहीं माना जाता जितना पहले समाज इसे मानता था । 

महात्माजी ने विहार में जाकर पर्दा-प्रथा को भयकर रूप में देखा । 
गूजरात गौर दक्षिण में पर्दा बहुत कम हे । मेरा विचार हैँ कि विहार में 
जितना कंडा पर्दा हैँ उतना शायद और किसी दूसरे प्रात में नही हूँ । 
चम्पारन में 'वा' जब पहुँची, फिर कुछ दिनो के वाद पाठ्शालाग्रो के खूलने 
पर गूजरात और महाराष्ट्र को कुछ स्त्रियाँ भी पहुंची, जो घूम-घूमकर 
काम करने लगी--विशेषकर स्त्रियो के वीच में, तभी से लोगो की आँखे 
खुलने लगी । यया काग्रेस के समय स्त्रियों के लिए खास स्थान बनाया गया 
था, जहाँ पर्दे में रहकर वे सब लोगो को देख गौर सव भाषणो को सुन 
सकती थी । बहार से सभी प्रतिनिधियों के साथ बहुत स्त्रियाँ आई थीं। 
पहले दिन तो शहर की औौर वाहर की सव स्त्रियाँ पर्दे के अन्दर ही बंठी । 
उन स्त्रियों के लिए भी, जो पर्दे से वाहर बैठना चाहती थीं, एक खास स्थान 
रख दिया गया था। वहाँ वहुत थोडी स्त्रियाँ, खासकर जो दक्षिण के प्रान्तो 
से आई थी, पहले दिन बैठी । पर भाहिस्ता-आहिस्ता कुछ पर्दावाली स्त्रियाँ 
भी हिम्मत करके वहाँ भा बैठी । दूसरे-तीसरे दिन तो यह हुआ कि पर्दावाला 
स्थान विल्कुल खाली हो गया और खुला हुआ स्थान भर गया 


हमने देखा कि हमारे यहाँ ( विहार ) की स्त्रियाँ उनलोगो से ही पर्दा 
रखती हूँ जिनको वे पहचानती हूं अथवा जो उनके घरवालो को जानते हूं 
अथवा जिनके सम्बन्ध में उनको यह श्षका रहती हूँ कि ये शायद उन्हे भी 
वे पहचान ले । इसी वजह से मेले में अथना गगा-स्नान के समय प्राय सभी 
घरो की स्त्रियाँ जाती हे, क्योकि वहाँ भीड में किसी को जानने-पह चानने 
का मौका कम रहता हैँ । इसी नीति के कारण, पहले दिन गया में सव-के- 
सव पढें में वेंठी । पर जब वे जान गईं कि भीड काफी है और पहचाने जावे 
का डर कम हैँ, तो वेघडक आकर खुले स्थानों में देठ गई ' 

महात्माजी जहाँ-कही जाते, स्त्रियों की सभा अहूग की जाती, वर्योक्कि 
सावंजनिक सभा में वे नही आना चाहती अथवा अलरूग समा में भहात्माजी 
का दर्शन उनको अधिक सुविधा से मिल सकता था। उनके पास स्त्रियाँ 
पर्दा नही करती थी । इसलिए, चाहे वह काँग्रेस के काम से या चरखा-सघ 


१५६ बापू के कदमों में 


के लिए पैसे जमा करने जहा-कही जाते, स्त्रियों की सभा होती ही । स्त्रियां 
अपने गहने उतार-उतारकर उनको देती | इस तरह, बहुत गहने जमा हो 
जाते जो बेच दिये जाते । 

बिहार में, कुछ दिनो के बाद, स्व० बावू ब्रजकिशोर प्रसाद के नतृत्व में, 
एक सभा हुई, जिसका उद्देश्य पर्दा-निवारण था । वह सस्था कुछ दिनो तक 
काम करती रही । अब तो कोई भी सभा हो, उसमें स्त्रियों को सल्या काफी 
होती हँ यद्यपि आज भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि गुजरात, महाराप्ट्र 
मथवा दक्षिण के और प्रान्तो की तरह विहार में भी पर्दा उठ गया हूँ, तो भी 
बहुत करके यह ढीला पड़ गया है, अगर कोई स्त्री हिम्मत करके पद के 
वाहर भा जाती हैँ तो बुरा नही माना जाता । 


साबरमती-भश्रम में जो स्त्रियाँ रहती थी उनको हर,तरह को आजादी 
थी। बसी ही आजादों थी जैसी पुरुषों को। आश्रम *में किसी बात 
प्र राय की जाती दो स्त्रियाँ भी उसी तरह आजादी के साथ राजब देती 
जिस तरह पुरुष | वे काम भी वंसे ही करती जंसे पुरझेष। उन दिनो 
विशेषकर च्रखे का ही काम होता था । उसमें वे पूरा भाग लेती । इस 
तरह, स्त्रियों में महात्माजी ने एक अद्भुत जागृति पंदा करा दी । बाद जब 
कहीं सत्याग्रह का मौका आया, स्त्रियों ने उसमें निर्भीकता-पुवंक वैसा ही 
भाग लिया जैसा पुरुषों ने । बारडोली के सत्याग्रह में स्त्रियों ने बहुत बडा 
हिस्सा लिया । उन्होने अपनी सगठन-शक्ति का भी परिचय दिया । इस देश 
में सहनदीलता स्त्रियों क! घर्मं-सा बन गया है । अतः सत्याग्रह के कृष्टो को 
सह लेना उनके लिए पुरंषो से भी अधिक स्वाभाविक था। १९३० में 
मदहात्माजी ने जब देशव्यायों सत्याग्रह आरम्म किया तब उन्होने विशेषकर 
धरावबन्दी का काम स्त्रियो के जिम्में दिया। यह काम कठिन था, खतरे से 
खाली न था, क्योकि इसमें नशाखोरों से मुकाबला होता, जो बहुतेरा क्र 
स्वभाव के होते हं---होश-हवास तो ज्वायद ही किसी में होता हैँ, इसलिए 
वे कब कया कर बेठते, कहना कठिन हूँ । पर इस काम को बहुत ही निर्भी- 
कता-पुर्वक बहुत स्त्रियों ने किया । इसका फल यह हुआ कि शराब की 
टूकानें बन्द हो गई । ग्राहको के अभाव में बहुतो की बिक्री भी बहुत कम 
हो मई । कुछ शराबखोरो न तो शराबसखोरी भी छोड दो। पर यह कहना 
कठिन हैँ कि कितने लोग होगे जो इस त्तरह सुघर गये । 

१९४० का जिक्र हूँ | विदेशी कपड़े के वहिष्कार में भी स्त्रियो को बहुत 
जगहो में सहायता देनी पडी । उस समय यह प्रयत्न था कि विदेशी कपड 
की विक्री वनन्‍्द हो थाय, विदेशी कपड़े का जाना भी रुक जाय---जो कपडा देश: 


बापू के कदमों में- १५७- 


स था उसकी अगर बिक्री रुक जाय तो व्यापारी विदेश से कपड़ा नहीं मेंग- 
बावेंगे; पर उसकी विक्री अगर जारी रहें तो विदेश से उसका जाना भी 
नही रुकेया । इसलिए यह सोचा गया कि जो भी विदेशी कपडा दूकानों पर 
है वह गाँठो में बेंघवा कर रखवा दिया जाय । कुछ व्यापारी तो अपनी 
सुशी से राजी हो गये, उन्होने खूद अपने माल को गाँठो में वाँध कर उनपर 
'काग्रेस की मृूहर लगवा दी । सोचा गया था कि जब यह काम पूरा हो जायगा 
और कपडे की विक्री रुक जायगी तव इन गाँठो को किसी दूसरे देश में 
“भेजकर कपडा वेच दिया जायगा जिसमें व्यापारियों का भी नुकसान न हो । 
विहार में स्त्रियों ने विदेशी कपडे की दृकानों पर पहरा देने का काम 
पकैया । जिस दूकान पर विदेशी कपडा होता उसके सामने एक-दो स्त्री जाकर 
सड। हो जाती, अगर कोई ग्राहक आता तो उन्हें देखते ही वापस चला जाता । 
डूकावदार भी वहुत शरमा णाते, इन स्त्रियो को खातिरदारी के साथ विठाते, 
हुर तरह से इनके साथ अच्छा व्यवहार करते । चन्द दिनो के अन्दर ही विद्ार 
की सभी कपडे की मडियो में विदेशी कपडो की गठें बंध गईं, उन पर 
'फाग्रेस की मुहर भी रूग गई । यह बहुत करके स्त्रियों के ही कारण हुआ । 
जो स्त्रियाँ दुकानो पर पहरा देती उनमें कुछ ऐसी भी होती जो पर्द के 
बाहर कभी वहीं निकली थी--जिन्होने इस तरह का काम कभी नही किया 
था । उनसे कह दिया जाता कि कोई ग्राहक यदि जावे तो उसके सामने हाथ 
जोडकर खडी हो जाना, कहना कि आप विदेशी कपडे न खरीदें, आप स्व- 
तत्रता के सम्राम में मदद करें, महात्मा गाँधी की आज्ञा माने । जैसा पहले 
कहा गया हे, बहुतेरे ग्राहक उनको देखकर ही चले जाते, कुछ लोग कहने पर 
'जाते, एंसे थोडे ही होते जो कहने के बाद भी जिद करते । दृकानदारो की 
भी तो सहायता थी ही, पर उन्होंने यह भी देख लिया कि जबतक स्त्रियाँ 
शडी रहेगी, दूकान खुली रखने में कोई लाभ नही है; क्योकि बिक्री होती 
नही, केवल बदनामी ही मिलती है । 
एक दिन का जिक्र है, एक स्त्री एक दृकान पर पहरा देने लगी । वह 
अपने घर से कमी बाहर नहीं निकेछी थी । उसको यह पता न था कि दूकान 
से उसका घर किघर और क्सि मृहल्ले में था। जो स्त्रियाँ पहरा देने में 
एरोक होता चाहती उनको काग्रेस के कार्यकर्ता उनके घरो से पैदरू या 
सवारी पर दूकान तक पहुँचा देते, फिर जब सन्ध्या के वाद काम खतम 
होता तो उनके घर वापस पहुँचा देते । उस दिन, गरूती से, उस छडकी को 
'घर पहुंचाना कार्यकर्ता भूल गया । लडकी वेचारी वही खडी रही । इत्ति- 
'फाक से एक सज्जन अपनी स्त्री को वापस ले जाने के लिए अपनी मोटर पर 


१५८ बापू के कंदमो में 


जा रहे थे । उनलोगों को आश्चयें हुआ कि लडकी अवतक क्यो खडी है / 
उन्होंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि उसे घर पहुंचाने के लिये अभी तक 
कोई नही आया हूँ । उन्होने समझ लिया कि यह गलती हो गई है । उसे 
उन्होंने अपनी गाडी पर बिठा लिया । पर यह कठिनाई हुईं कि वह अपने 
घर का पता नहीं बता सकती थी ! उसे पहुँचावें तो कहाँ पहुँचावें ! जिस 
सडक पर ले जायें, वह कहे कि इसी पर उसका घर हूँ ! पर जिस मकान 
के सामने वह रुक जायें, वह कह दे कि यह मकान मेरा नही है बिहार में 
यह प्रचलित हैँ कि स्त्रियाँ पति का नाम नही लेती, इसलिए वह पति का 
नाम भी नहीं बता सकती थी । बहुत मुश्किल के बाद उसने पति का नाम 
कागज पर लिखकर दिया । तब कही तलाश करके लोगो ने उसे उसके घर 
पहुँचाया । 

इस तरह, बडे-से-बडे घरो की स्त्रियाँ इस काम में लगी । इसलिए यह 
काम बहुत तेजी के साथ पूरा हुआ। बिक्रो रुक जाते ही विदेशों से कपडे 
की आमदनी रुक गई । उस वर्ष, कपडे की आमद के लिए, हिन्दुस्तान और 
विदेश के व्यापारियों में, जो सट्ट या मुआहिदा हुआ करते वे नहीं हुए । 
इसका असर हिन्दुस्तान में ही नही, विदेशों में भी---जिनमें मुख्य इगलेडइ 
था---क्राफी हुआ । 


१९२५ से १९२८ तक के साल एक प्रकार से बडे महत्त्व के थे, क्योकि 
इस बीच में महात्माजी ने अपनी शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम के चलाने में 
लगाई । वह राजनीतिक क्षेत्र से एक प्रकार से अल्ग रहे । स्वराज्य-पार्टी 
ही काग्रेस की तरफ से राजनीति का काम करती रही । महात्माजी काग्रेस 
के अधिवेशनो में तथा अखिल-भारतीय कमिटी की बंठको में जाते थे । जहाँ 
मुनासिव समझते थे वहाँ अपनी राय दे दिया करते थे। किन्तु अन्तिम 
फंसला स्वराज्य-पार्टी पर ही छोड दिया करते थे । प० मोतीलालूजी सभी 
महत्त्व के प्रश्नो पर महात्माजी की राय जरूर लिया करते थे । इस तरह, 
जो कटुता कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में पंदा हो गई थी वह दूर हो गई, 
क्योकि दोनो पक्ष जच्चे दिल से काम कर रहे थे । 

१९२६ में असेम्बली का चुनाव हुआ । उसके बाद स्वराज्य-पार्टी, चुनाव 
में अधिक सफलता होने के कारण, कुछ और ज्यादा काम कर सकी । पर 
आपस में फूट भी पैदा हो गई थी। १९२० के विधान में एक घारा थी 
जिसमें यह कहा गया था कि दस वर्षों तक विधान के अनुसार काम होने 
के बाद पालियामेंट एक कमीशन मुकरंर करेगा, जो इस वात की जाँच 
करेगा कि विधान किस तरह से काम में लाया गया हैँ ओर आगे के लिए 


बापू के कदमों में श्५्‌ए 


वैधानिक सुधार क्या किया जा सकता हूँ। केन्द्रीय असेम्बली में स्व॒राज्य- 
पार्टी का एक मुख्य प्रस्ताव यह था कि दस वर्षो तक न ठालकर, और एक 
कमीशन न मुकरंर कर, ब्रिटिश गवरनं मेंट को अपने प्रतिनिधियों और भारत 
के प्रतिनिधियों की एक गोलमेज कान्फरेंस करती चाहिए, जो वैधानिक सुधार 
के सम्बन्ध भें समझौते के रूप में फेसला करे । १९२७ में जब मद्वास में 
डाक्टर अन्सारो के समापतित्व में काग्रेस हुई तो उसने एक कमिटी बनाई, 
जिसके जिम्मे यह काम सुपुर्द किया कि वह दूसरे विचारों और दलों के 
लोगों के साथ मिलकर एक बिघान वनावे । उसी कमिटी ने आगे चलकर 
प० मोतीलालजी के समभापतित्व में, मोर-और दलों के लोगो के साथ मिल 
कर, एक विघान का खाका तैयार किया । वही नेहरू-कमिटी-रिपोर्ट के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। उधर ब्रिटिश गवर्मेेंट ने भी घोषणा कर दी कि उसने 
१९२० के विधान के अनुसार एक कमीशन, जिसके सभापति सर जौत 
साइमन नियुक्त किये गये, मुकरंर कर दिया है । इस कमीशन में एक भी 
हिन्दुस्तानी नही था। इसलिए, हिन्दुस्तान के लोगो के दिल में, चाहे घे 
किसी भी दल के थे, बहुत रज और क्षोभ पैदा हुआ । सबसे ब्रिटिश गवर्न मेंट 
की इस कार्यवाही की केवल निन्‍दा ही नहीं की, वल्कि सब यह भी सोचने 
लगे कि इसके प्रतिकार में कुछ करना चाहिए। नरमदल-लिवरलपार्टी के 
लोगो चे काग्रेस से अछंग होकर, १९२० के विधान के अनुसार, मश्रिमडलो 
में भाग लिया था| चुनाव में काग्रेस के भाग न लेने से उनके लिए १९२० 
के चुनाव में रास्ता साफ था । १९२३ में भी एक प्रकार से उन्हे खुला ही 
मेदान मिल था। उनमें से प्रमूस छोग-जैसे बगालमें श्री सुरेन्द्रनाथ चनर्जी, 
युक्तप्रास्त में श्री चिन्तामणि आदि--मत्रिमडल में शरीक हुए थे, पर इनका 
भी अनुभव अन्त में कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ था । 


शुरू में जब असहयोग का जोर था त्व नरमदरू के लोगो की काफी 
खातिरदारी हुई थी !। पर जब मसहयोग कमजोर हो गया तव फिर उनकी 


भी पूछ कम हो गई---यहाँ तक कि श्री चिन्तामणि को इस्तीफा देकर हट 
जाना पडा । इसलिए, उस दल के लोग भी पहले से ही कुछ असन्तुष्ट थे । 
जब साइमन-क्मीशन के भमेम्वरो के नाम घोषित किये गये और उनमें एक 
भी भारतवासी का नाम नहीं पाया गया, तब वह असन्तोष और भी बढ 
गया । इसलिए, १९२८ में, एक तरफ तो नेहरू-कमिटी विधान बनाने में 
लग गई भौर इस काम में उसको सभी दरू के लोगो से सहायत मिली, तथा 
दूसरी ओर यह सोचा जाने ऊरगा कि भारत के प्रति यह जो अन्याय और 
अपमान का व्यवहार साइमन कमीशन की नियुक्ति के रूप में किया गया ई 


१६९ बापू के कदमों मं 


असका किस प्रकार से प्रतिकार किया जाय | अनेकानेक स्थानों में समाएँ 
हुई जिनमें काग्रेस, लिब्रल-दल, खिलाफत कमिटी तथा दूसरे विचार के 
सभी लोग शरीक हुए । सबने मिलकर कमीशन की नियुक्ति की निन्‍्दा की । 
मुझे य[द है कि जब पटना में सभा हुईं तो उसमें बहुत दिनो के बाद कांग्रेस 
के लोग और सर अली इमाम-जैसे दूसरे दल के भी छोग शरीक हुए भे। 
उसमें स्वंसम्मति से निन्‍्दा के प्रस्ताव पास किये गये थे । हम छोगों को 
इस ब'्त से बडी प्रसन्‍तता हुई थी कि अबतक जो छोग हम से बछूग थे 
वे फिर एक साथ मिलकर ब्रिटिश गवनंमेंट का मुकाबला करेंगे । हम भर 
जानते थे कि असहयोग और सत्याग्रह के कार्यक्रम को वे लोग नही मानेंगे, पर 
यह जाहिर था कि हम अगर उनसे आगे बढ़कर कुछ अपनी ओर से करेंगे 
तो उसका वे विरोध नहीं करेंगे | इस तरह एक नया वातावरण पैदा हो गया । 


सहात्मा गाधीजी जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे वह नजदीक आती 
दीसी । १९२८ का वर्ष प्रतीक्षा गौर तैयारी का वर्ष रहा । प्रतीक्षा इस बात 
को कि देखें हम सब मिहूकर इस मुकाबले के लिए कया कार्यक्रम निकाल सकते 
हैं, और तयारी इस बात की कि हम सब मिलकर अपनी ओर से एक विधान 
तैयार कर लें जिसको मजर करने के लिए कमीशन को वाध्य किया जा सके । 
विधान की तैयारी में सबसे बडी कठिनाई यह थी कि हिन्दू-मूसलिम प्षगडो 
ओर दूसरी अल्प-सख्यक जातियो में विद्वास तथा भरोसा पैदा करने के 
लिए विधान में क्या-क्या रखा जाय जिससे वे सतुष्ट हो जायें । नेहरू-कमिटी 
ने इस प्रयत्न में बहुत-कुछ सफलता पाई । कुछ बातें ऐसी कही गई थी, 
जिनपर समझीता नहीं हो सका, पर तो भी माशा की जाती थी कि जब 
फप्तिटी की रिपोर्ट सब दलों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में पेश की जायगी 
तो उन विषयो पर कोई-न-कोई समझौता हो जायगा । 

देश में नई जागृति हो गई थी | इसका एक बडा ही महत्त्वपूर्ण चित्त 
बारडोली के सत्याग्रह के रूप में प्रगट हुआ | ऊपर कहा जा चुका हूँ कि 
१९२१ के अन्त तथा १९२२ के आरम्भ में महात्माजी ने वारडोलो को ही 
स्व॒राज्य के लिए सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी और स्वय उस सत्याग्रह 
का नेतृत्व करने को त्तैयार थे, यहाँ तक कि वायसराय को पत्र भी लिख 
चुके थे, पर चौरीचौरा काड के कारण उसे रोक देना पडा था। १६२८ में 
गवर्न॑मेट से, फसल मारी जाने के कारण भोर माल में माफी न मिलने की 
वजह से, वारडोली तालका के लोगो का मतमेंद हो गया । जब गवर्नमेंट 
ने उनकी माँग पूरी नहीं की तव वहाँ के लोगों ने निश्चय किया कि सत्याग्रह 
किय। जाय कौर माल न दिया जाय । सरदार वल्लभ भाई ने वडी दुढ़ता 


नाए के कदमों में १६१ 


और नातुरी के साथ इस सत्याग्रह का नेतृत्व किमा । गवर्नमेंठ की जोर स्ले 
जितना घोर लगया जा सकता था, लगाया गया, पर वह कुछ थे कर सकी; 
अन्त में उसे समझौता करना पडा) इस सफलता के कारण सारे देद्ष में 
उत्साह की लहरें उमड जाई । अब, सबलोगो के दिल में यह विचार उठने 
छगा कि पूरा प्रयत्त अगर किया जाय तो सारे देश में वारडोली-जैँंसा ही 
सत्याग्रह चल सकता हैँ जौर इसी तरह सफलता भी प्राप्त हो सकती है । 
अवतक सत्याग्रह केवल विचार में ही रहा करता था। इतने बड़ 
पैमाने पर उसका कोई प्रयोग नही हुआ था । यों तो खेडा में, वोरसद में, 
नागपुर में छोटे-मोट सत्याग्रह सफलता-पुर्वक हो चुके थे, पर वहाँ उद्देश्य 
परिमित था-- जिन छोगों को उनमें भाग लेना पडा था उनकी सल्या भी 
सीमित थी । पर बारडोछी में एक पूरा ताढका के लोगो ने उसमें भाग 
किया और सचवको अनेक कष्ट सहने पड़े । जासपास के लोग सभी, जिनमें 
बडोदा-राज्य के गाँव थे, उन लोगो की सहायता करते रहे, यों तो सारे देश 
की टकटकी बा|रढोली को ओर ऊगी थी । उसकी सफहूता ने यह प्रमाणित 
कर दिया कि जनता यदि अपनी ओर से डटी रहे, कटी की चबलवा-फसाद 
म करे, तो ब्विटिंश गवर्न भेंट को हार माननी ही पड़गी। किसी विदेशी ने 
कहा था कि महात्मा गाधी ने अपने लोगो के हाथो से हथियार छीनकर 
प्रिटिश का हथियार भी छीव लिया--मर्थात्‌ अपने छोगों को अहिसात्मक 
बनाकर ब्रिटिण गवनेमेंट के हिसक हथियार को भी बेकार वना दिया ! धांत 
भी सच थी । अगर हम इस चीज को पूरी तरह समझ जाते तो केवल 
स्व॒राज्य ही हमको मौर जल्द न मिल गया होता, वल्कि हममें और भी इतनी 
शक्ति था गई होती कि हम सारे ससार का मृकावलहा करने के लिए हमेशा 
पेयार रहते । पर वह कुछ अघूरा रह गया ! इसलिए, हमने स्वराज्य तो 


दासिल कर लिया, पर उसकी रक्षा के लिए हमें आज अपनी फान पर 
भरोसा करना पढ रहा है 


सोलहवाँ अध्याय 


१९२८ में काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ५० मोतीलाल 
नेहरू सभापति थे । काग्रेस के साथ-ही-साथ एक सबंदल-सम्मेलन भी हुआ । 
उसके सामने नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पेश की गई । इसकी आवश्यकता उस 
समय इसलिए और भ्रधिक हो गई थी कि साइमन-कमीशन हिन्दुस्तान में 
पहुँच गया था । अत यह जरूरी था कि हम <खा सकें कि हिन्दुस्तान के 
सभी लोग एकमत हो गये हें-- उनकी /माँगो को ब्रिटिश गवर्नेमेंट को मजूर 
करना ही चाहिए । दो बातो पर मत-भेद था । एक तो यह कि ब्रिटिश गवनें- 
मेंट को अविलम्ब भारत को डोमिनियन-स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज्य) दे 
देना चाहिए । इस सबंध में काग्रेस के अन्दर ही दो मत थे । कुछ लोगो 
का---जिनमें श्री श्रीनिवास आयगर, प० जवाहरलाल नेहरू, श्रीसुभाषचन्द्र 
बोस आदि थे--विचार था कि हमकी पूर्ण स्वतत्रता की बात करनी चाहिए, 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर डोमिनियन-स्टेटस की बात नहीं करनी चाहिए । 
दूसरे लोग डोमिनियन-स्टेटस से भी सत्रुष्ट हो जाते यदि ब्रिटिश गवनंमेंट 
उसे तुरन्त मान लेती । इसरी बात ऐसी थी जिसके सम्बन्ध में मतभेद दूसरे 
सम्प्रदायो के साथ था, विशेष करके हिन्दू और मुसलमानों का मतभेद । उस 
सम्मेलन में अछत वर्गों का कोई विद्येष स्थान देखने में नही आया और न 
उनकी ओर से कोई खास माँग ही पेश की गई थी । काग्रेस-जनो और दूसरे 
सभी हिन्दुओं वा खय'ल था कि वे (अछुत) हिन्दुओं में ही हैँ, उनके लिए 
किसी विशेष अधिकार की वात नही है । हाँ, सिक्‍्ख अपनी ओर से जरूर 
विशेष अधिकारो के दावादार थे । 

सम्मेलन में डोमिनियन-स्टेटस के सम्बन्ध में कोई जबरदस्त मतभेद 
नही हुआ--यद्यपि वहाँ भी पूर्ण स्वतत्रता के हामियों ने बात उठाई तथापि 
यह वात साम्प्रदायिक झगडो के मुकाबले में सम्मेलन की तह में पड गई । 


"आओ ॥ नव मिक: >. मल # कल मकनिक 28] 


बापू के कंदमो में १६३ 


बहुत करके साम्प्रदायिक झग़ों के कारण ही सम्मेलन असफल हो गया । 
अब भधिकाश लोग कांग्रेस से झगडा तय करने के पक्ष में थ। मुसलमानों 
की माँगें भी छुछ ऐसी न थी कि अगर वे मान ली जाती तो देश का कोई 
बहुत वढा नुकसान होता । यहूं किसी ने शायद उस समय नहीं समझा कि 
उनके न मानने का नतीजा देश का वेंटवारा होगा यह मानता ही पडेंगा, 
यदि उस समय महात्माजी की बातें छोग मान लिये होते तो भारत का 
इतिहास शायद दूसरा होता । पर हमारे लोगो नें यह नही समझा कि ब्रिटिश 
की कटवीति, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, हममें फूट डालकर लड़ाती 
रहेगी । हम तो यह माने बैठे थे कि हम जो कहते हैं वह अगर न्यायोचित 
है तो ब्रिटिश गवरमेंट को उसे मानता ही पडेगा--अर्थात्‌ हमारे लोगो का 


विश्वास ब्रिटिश पर अधिक था, वे आशा करते थे कि हिन्दू और मूसहूमान 
के दरम्यान वह इसाफ करेंगे । 


मुसछघान एक प्रकार से सम्मेलन के बाद ही, वहुत करके काग्रेंस से 
अलग होकर, अपना अलग संगठन करने लगें। उनमें से कुछ तो, जिनमें 
मि० जिन्ना भी थे, कुछ देर तक इस प्रयत्न में रहे कि कोई भी रास्ता 
निकाला जाय । पर कुछ दिनो के वाद सब छोगो ने एकमत होकर सर्वदलू 
म्‌स्लिम-कान्फ स की स्थापना कर दी ! 
कांग्रेंस के अन्दर डोमिनियन-स्टेट्स के लिए जो मतभेद उठ खडा हुआ 

था उसके बारे में भी महात्माजी ने बहुत प्रयत्त किया कि कोई समझोता 
हो जाय । पर अन्त में यह तय पाया कि एक वर्ष के भीतर यदि ब्विठिश 
गवर्नेमेंट डोमिनियन-स्टेटस दे देगी तो हम उसे मजूर कर लेंगे, पर यदि 
उसने इस माँग को ३१ दिसम्बर १९२९ तक मजूर न किया तो काग्रेस 
अपना ध्येय--जो उस समय तक स्वराज्य-प्राप्ति था--बदल देगी । 'स्व॒राज्य 
शब्द ऐसा था कि जिसके दोनो अर्थ लय सकते थे--..डोमि नियम-स्टेट्स तथा 
पूर्ण स्वतत्रता, क्योंकि डोमिनियन-स्टेट्स में भी अपने कारबार में प्रत्येक 

दोमिनियन (उपनिवेद्) स्वतव॒ ही समझा जाता था और उसका अर्थ पूर्ण ह 
स्वतत्रता भी हो सकता था। इसलिए इस निश्चय का अर्थ यह होता था 
कि (९२६ में यदि हिन्दुस्तात डोमिनियन न दना तो काग्रेस अपना ध्येय 
पृण स्वतत्रता' घोषित कर देगी, फिर उसके बाद डोमिनियन स्टेटस मिले 
भी तो उसे वह मजूर नही करेगी । 

महात्माजी का यह एक सिद्धात था कि वह कभी किसी बात को बढा- 

कर नहीं कहते थे । जो कुछ कहते थे, उसका प्रत्येक शब्द तुला हुआ होता 
गौर यभीर आर्थ रखता था। विद्येष करके प्रस्तावों में वह एक शब्द का 


३६९६ बापू के कदमों में 


उधर ही स्वागत करने वाले रहेगे और दूसरी तरफ वहिष्कार करनेवाले । 
हम तो जानते थे कि स्वागत करनेवाले बहुत कम होगे और बहिष्कार करने- 
वाले बहुत ज्यादा । एंसा ही हुमा भी। एक तरफ सौ-दो-सौ आदमी और 
दूसरी तरफ तीस-चालीस हजार ! फिर वही पर मेरी मुलाकात इन्सपेक्टर- 
जेनरल से हुई । सब बातें शान्तिपुवंक निभाये जाने पर उसने मुझे बधाई 
दी, कहा कि मेने जो उससे बीस हजार आदमियों का वादा किया था वह 
सेते पूरा किया, क्योकि उससे कही अधिक लोग वहाँ पहुंचे थे । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका हैं, १९२९ का साल तंयारी का साल था । 
ब्रिटिश गवनं मेंट भी बिल्कुल चुप नही रही । ला इरविन, जो वायसराय 
थे, इगलेड गये । वहाँ से लोटकर उन्होने घोषणा की कि वेघानिक सुधार के 
सम्बन्ध में ब्रिटिश गवनंमेंट की जो नीतति रही हूँ उसमें डोमिनियन-स्टेटस 
नहित हैं । पर यह बात साफ नही थी कि उसी वर्ष के अन्दर भारतवर्ष को 
डोमिनियन की हेसियत मिल जायगी । घोषणा का अर्थ लोग कई तरह से, 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, लगाने लगे । महात्माजी ने सोचा कि इस 
तरह बपना अर्थ लगाने से कोई लाभ नही है, लाडे इरविन से ही पूछ लछेत्ता 
चाहिए कि वह घोषणा कहाँ तक हमको ले जाती है । उधर काग्रेस की तिथि 
भी नजदीक आने छूग गई। महात्माजी, पडित मोतीलाल नेहरू और मि> 
जिन्ना के साथ, लार्ड दइरविन से मिले। इनके साथ वायसराय की जो 
वातें हुई उन्तसे स्पष्ट हो गया कि डोमिनियन स्टेटस तुरत देने की बात नही 
है, वह आहिस्ता-अआहिस्ता ही हो सकेगा । इस बीच में कान्फरेंस इत्यादि के 
जरिये लोग बच्चाये रखे जायेंगे ! महात्माजी ने निद्चय कर लिया कि 
कलकत्ता के निश्चय के अनु सार पूर्ण स्वतत्रता को अपना ध्येय बनाने के 
सिवा काग्रेस के लिए दूसरा रास्ता नही रह गया हूँ । 


सत्रहवां अध्याय 


में उस साल के नवम्बर में वर्मा गया । प्राय' दस-वारह दिनो तक वहाँ 
शहा । मेरे जाने के दो कारण थे । एक कारण तो यह कि मेरे मिन्र-- 
जिनके मृकदमे में म॑ इगलेड गया था और जिनकी बहुत वडी जमीदारी वर्मा 
में थी जिसके लिए वह मुकदमा हुआ था--उन दिलों वर्मा में ही थे, उनका 
आग्रह था कि में एक वार वहाँ जाऊँ । दूसरा कारण यह कि वहाँ दो-तीन 
जगहो में, जिनमें यह जमीदारी भी एक थी, विहारी किसान वडी सख्या में 
बस गये हे जिनमें से कुछ से अपनी शिकायतें मेरे पास पहुंचाई और मुझसे 
आग्रह किया कि में स्वय वहाँ जाकर सब वातो को देख-सुन लेने पर अगर 
हो सके तो उनकी मदद करू । 

वहाँ विहारी किसानो के जाने का एक विशेष कारण हुआ था। जब 
ब्रिटिशो ने, उत्तर-वर्मा को उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिम चतुर्थाश में जीत- 
कर, अपना राज्य कायम किया तो उन्होने इस वात की जरूरत समझी कि 
वहाँ जो बहुत गर-आवाद पडी जमीन थी वह हिंदुस्तान से किसानो को ले 
जाकर आवाद कराई जाय । जमीन बहुत थी । शायद यह भी खयाल था 
कि वर्मा के लोगो के बीच एक अच्छी तादाद में हिन्दुस्तानी जो बसेंगे तो 
वर्मा पर कावू रखना शायद कुछ मासान हो जाय । इसलिए, उन्होने हिंदु- 
स्तान में इस वात को घोषणा की कि हिन्दुस्तान में जमीन की कमी महसूस 
ही रही हूँ और वहां वर्मा में बहुत जमीन यो ही पडी हुई है, अगर यहाँ के 
जमींदार अथवा दूसरे घनी लोग वहाँ जमीन लेकर यहाँ से हिंदुस्तानियो को 
ले जाकर जमीन आवाद करावें तो उनको काफी मूनाफा होगा, और जो 
जाकर वहाँ वर्सेंगे उतको भी वहुत अच्छी काफी जमीन मिल सकेगी, इसमें 
गवर्नमेंट भी हर तरह से मदद करेगी । इसी घोषणा पर हिन्दुस्तान के कुछ 
लोग वहाँ गये । उनलोगो को गवर्नंमेंट से वहाँ जमीन मिली । कुछ तो वहाँ 


१६८ बापू के कदमों में 


नही टिक सके, वापस चले आये, मगर कुछ लोग टिक गये । उनर्म एक 
अग्रेज नीलवर 'मिलन” था। उसने वहाँ २०-२५ हजार एकड जमीन ली। 
बिहार के शाहावाद जिले की तरफ से किसानो को ले जाकर उसी ने वहाँ 
बसाया था । कई लाख की साहाना आमदनी उस जमीदारी से उसको हो 
गई थी । उसी तरह मेरे मित्र राय बहादुर हरिहर प्रसाद के पिता रायबहादुर 
जयप्रकाश लाल ने भी १५ हजार एकड जमीन ली, जिसको उनकी मृत्यु के 
बाद रायबहादुर हरिहर प्रसाद ने आबाद कराया था । जिस वक्‍त जमीन 
ली गई थी उस वक्‍त वहाँ घना जगल था जिसमें हाथी, बाघ इत्यादि जगली 
जानवर रहा करते थे । बडी मुश्किल और हिम्मत से आहिस्ता-आहिस्ता 
जमीन आबाद हो पाई थी । जिस समय में गया हुआ था उस वक्‍त तक तो 
वहाँ आस-पास में भी कह्टी जगरू का नाम-निशान तक न था । वहाँ के रहने 
वाले, घर-बार, रहन-सहन और बोली भी, सब कुछ शाहाबाद की ही हो 
गई थौ । वहाँ जाने पर, उन गाँवों को देखने पर तथा वहाँ के लोगो से मिलने 
प्र यह नही मालूम होता था कि हम बर्मा में है । 
मिस्टर मिलन की जमीदारी में र॑यतो की कुछ शिकायतें थी | उन्होने 
मुझे बृछाया था कि में तय करा दू' । में इन दोनो कारणो से वहाँ गया । 
वहले-पहल बर्मा को देखने का सुअवसर भी मिला । किसानों की तरफ से 
मेने मिस्टर मिलन के मैनेजर से बातें की । सब शिकायतें तो नही दूर 
हुई , पर उनको कुछ सहूलियत जरूर मिली । 
वर्मा के लोग बहुत धर्मावलम्बी हें । वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का, जिनको 
“फूगी” कहते हें, बडा मान हू । उनकी एक बडी टोली, गया कामग्रेस के समय 
ऊ उत्तमा के नेतृत्व में, भारत आई थी । बर्मा में जो राष्ट्रीय जागृति हुई 
थी, उसमें फुंगियो का बडा हाथ था । वहाँ उस समय एक प्रमुख फूगी, 
ब्रिटिश गवनं मेंट के विरुद्ध अनशन करके, मर गया था । उसका मृत शरोर 
वहाँ की परिपाटी के अनुसार, लोगो के दहंनो के लिए सुरक्षित रखा गया 
था । मेने भी दर्शन किया था । 
मेरे ऊपर दो बातो की छाप पडी थी । एक तो यह कि बर्मा के साथ 
हमारा बहुत पुराना मौर घनिष्ठ सम्बन्ध है । में ठीक नहीं कह सकता कि 
वर्मा में बौद्धधर्ं का प्रचार कब और कंसे हुआ तथा किसने किया। पर 
आज भी वह घर वहाँ के लोगों में बहुत जोरो से प्रचलित है---जीवित तथा' 
जाग्रत हैँ, जिसके चिह्न केवल बडे-वडे सुनहले बौद्ध मदिरो में ही नही, 
वल्कि फुगियो के जीवन, आचरण ओर वर्मा-निवासियों के रहन-सहन में पद- 
वद पर मिलते हैं । छोटे-छोटे बच्चो की शिक्षा बहुत करके इन फुगियो के 


वापू के कदमों में १६९ 


हाथो में ही हैं । यह एक ब्हुत मामूली दृश्य है कि अल्पवयस्क युवकों की 
एक बडी जमात जुलूस की तरह प्रतिदिन देखी जा सकती हूँ | ये फूमियो 
के नये चेले होते हे, जो समय पाकर फूगी होगे और जो बचपन से ही उस 
जीवन के लिए तैयारी कर रहे हे । दूसरी छाप यह पडी कि मेने देखा, 
भारतवर्ष ने यद्यपि कभी किसी दूसरे देश पर अपना राजनीतिक आधिपत्य 
जमाने के लिए आक्रमण नहीं किया तथापि उसका घार्मिक और नेतिक 
आधिपत्य ससार के वहुत बडे हिस्से पर कायम हो गया, जो भाज भी 
कायम है । वह आधिपत्य तलवार गौर शास्त्र द्वारा कायम नही किया गया 
था, बल्कि घ॒र्म, सदाचार, सद्व्यवहार, प्रेम और शील की नीव पर 
स्थापित हुआ था । यही कारण हूँ कि जब दूसरे प्रकार के साम्राज्य न जाने 
कितने हुए और टूट-फूट गये, तब भी यह साम्राज्य आज तक कायम हें, वर्मा 
फे लोग आज भी भारतवषें के उन स्थानों को--जिनका वृद्धदेव के जीवन से 
सम्बन्ध हु--तीथे-स्थान मानते हे । ऐसे स्थानों में वोधगया, सारनाथ, 
कसेया, लम्बनी इत्यादि मृस्य है । इन स्थानो के प्रति श्रद्धा-मक्ति के भाव 
फेवल वर्मा में ही नही, उन सभी देशो में---जहाँ वौद्धघर्मं आजतक प्रचलित 
हें---आज भी वतंमान हे । 
जब में भद्रास-काग्नेस के वाद, १९२७ के दिसम्बर और १९२८ की जन- 
वरी में, चन्द दिनो के लिए लूका गया था, तो यही विचार वहाँ भी मेरे मन 
में उठे थे, इन्ही भावनाओ से वहाँ प्रेरणा मिली थी । हमारा यह कर्तव्य हैं 
कि बोध-गया तथा बौद्धों के दूसरे तीथंस्थानों का प्रवध हम ऐसा कर दें कि 
सारी दुनिया के बोद्ध सतुष्ट हो और प्रवन्ध भी उन स्थानो के गौरव के योग्य 
हो। यह इतिहास के धअद्भूत चमत्कारो का एक विचित्र नमूना है कि आज 
अपने उद्गम-स्थान में बौद्धघर्म नहीं पाया जाता ! बिहार तथा सयुक्‍तप्रदेश 
म---जहाँ वुद्धदेव का जन्म, तपस्या, ज्ञान-प्राप्ति और निर्वाण हुए--शायद 
ही उँगलियो पर गिन लेने योग्य चन्द बौद्ध मिल सकेंगे | पर बौद्धधर्म के 
अनुयायी आज करोडो की ससस्‍या में दूसरे देशो में मिलते हे । एक तरफ 
तिव्वत, तुकिस्तान, मगोलिया, चीन, कोरिया, जापान और दूसरी तरफ 
सीलोन, वर्मा, स्याम, हिन्दचीन मौर हिन्देशिया के टापुओ में आज भी बौद्ध 
घ॒र्मं वहाँ के निवासियो के जीवन का सहारा वना हुआ है । में नही कह सकता 
कि यह क्‍यों और कैसे हुआ । इस दिश्षा में इतिहास-वेत्ताओ का यह काम है 
कि वे इस वात की खोज करें कि वौद्धधर्म हिन्दुस्तान में कैसे लप्त हो गया । 
यह माना नहीं जा सकता कि हिन्दुओं ने वौद्ध धर्म को पशुवल से दवा 
दिया हैं । इसका अकाद्य प्रमाण यह हूँ कि हिन्दू घर्म ने वराण सब्प्णिता 


१७० बापू के कदमो में 


का केवल परिचय ही नही दिया हैँ, वल्कि अपने सिद्धान्तो में उसे बहुत ऊँचा 
स्थान भी दिया हैँ । हिन्दूधर्म ने बृद्धदेव को भी अपने अवतारों में मान लिया 
हैँ । इससे यह जाहिर है कि बौद्धधमं को हिन्दुओ ने जबरदस्ती नहीं दबाया 
और न नष्ठ ही किया । बौद्धधर्म के सिद्धान्त बहुत अशो में प्राचीन प्रचलित 
सनातन घम के ही सऐसिद्धान्त हे । उनमें जो कुछ नवीनता थी, अथवा 
जीवन में और रहन-सहन सें उनके द्वारा जो भी परिवर्तन हुए थे, उन सबको 
हिन्दुओ ने अपना लिया । समय पाकर हिन्दू-धर्म और बोद्ध-धर्म का अन्तर 
दूर हो गया । अन्त में जाकर हिन्दू-धर्म ही रह गया । इसकी पुष्टि हाल के 
कुछ घार्मिक आन्दोलनो के इतिहास से भी होती है । 

ब॒हासमाज हिन्दू-धर्मं की ही एक शाखा समझा जाता हूँ । पर प्रचलित 
हिन्दू-धर्म में और उसमें काफी अन्तर था। समय पाकर वह अन्तर भी कम 
होता गया । अब, कुछ दिनो में ही वह अन्तर एकबारगी लणप्त हो जायगा । 
इसी तरह, और भी कितनी ही शाखाएँ सनातन घ॒मं के मूल से निकली और 
लुप्त हो गईं । बौद्ध-धर्मं विदेशों में पहुँच गया इसलिए वहाँ वह रह गया । 
इसीलिए वह विदेशो में तो पाया जाता है, पर अपने जन्‍्मस्थान में नही । 
रूका, तिब्बत, चीन इत्यादि में कब और किस तरह तथा किसके द्वारा इस 
घमं का प्रचार हुआ, इसका बहुत-कुछ पता इतिदह्ास-वेत्ताओ को रूग चुका हूँ । 
वह एक अद्भुत कहानी है, जिसे हमारे देश के लोगो को जानना चाहिए । 
यह काम विद्वानों का है कि उसे हमारे इतिहास के ग्रथों में उचित और योग्य 
स्नान दें जिसमें सभी लोग उससे परिचित हो जायें। 

जैन-धर्म का प्रचार भी प्राय उसी समय हुआ जिम समय बोद्ध-घर्म का। 
जहाँ तक में जानता हूँ, आघुनिक जेन-घधर्म के प्रवत्तेक महावीर का जन्म बुद्ध 
के जन्म से कुछ पहले ही हुआ था, पर दोनो समकालीन थे । दोनो ने अहिसा 
को धर्म का मुख्य अग बताया था । दोनों ने अपने जीवनकाल में घूम-घूम 
कर अपने धर्म का प्रचार किया था | दोनो का केवल समय ही एक नही था, 
कार्यक्षेत्र सी एक ही था-- भारतवर्ष का वही हिस्सा जिसे आज “बिहार” 
कहते हे तथा युक्‍तप्रदेश का पूर्वी भाग । बौद्ध-धर्मं समय पाकर विदेशों में भी 
गया । सम्राद्‌ अशोक के समय वह भारतवर्ष के भी बहुत अशो में फैल 
गया। किन्तु जैन-धर्म विहार से निकल कर हिन्दुस्तान के अन्दर ही फैला । वह 
विहार से पूर्व-दक्षिण का रास्ता लेकर सुदूर दक्षिण तक गया, तब फिर वहाँ 
से उत्तर की ओर वढकर पश्चिम तक [चला गया । यह एक आइचयंजनक 
' घटना है कि अपने जन्मस्थान में दोनो धर्म लुप्तप्राय हो गये ! वौद्ध तो एक- 
वारगी, पर जन भी जितने आज दूसरे सूबो में पाये जाते हूँ उतने विहार में 


बापू के कदमों में १७१ 


'नहीं है, जो आज हे भी वे उन दिनों के नही हे जब जैन धर्म की स्थापना 
हुई थी, वे आदिम जैनो के वशज शायद ही हं--इस री जगहो से आकर 
हाल में विहार में वसे हैं । पर जिस तरह वौद्धों के तीर्थस्थान मादि विहार 
में है उसी तरह जेनियों के भी, जिनमें पावापुरी, राजगृह, पाश्वेनाथ इत्यादि 
मुख्य हे । 

एक और अद्भूत वात यह है कि दोनों धर्मो के प्रवत्तंको ने अहिसा को 
यद्यपि परस धर्म माना तथापि अहिसा का अर्थ अलग-अलग हो गया ' आज 
शायद ही कोई वौद्धधर्मावलम्बी हो जो मास न खाता हो ! उन्होनें किसी 
जानवर को खुद मारना तो निषिद्ध साना, पर अगर कही दूसरा कोई मार दे 
तो उसका मास खा लेना बुरा नही माना ! इसके विपरीत, जैनियो ने इस 
अहिसा को इतनी दूर तक पहुँचाया कि मच्छर और हिंसक जन्‍्तुभो तक को 
मारने में भी वे पाप समझने छगें। उनके मुनि लोग हिंसा से वचने के लिए 
बहुत प्रकार के कष्ट सहते हूँ । मामूली गृहस्थ भी खान-पान के वहुत कडे 
नियम मानते हू जिसमें किसी भी जीवघारी की जत्न अनजाने भी न जाय । 
पर चाहे जिस कारण पे हो, दोनों धर्मों में इस मौलिक सिद्धान्त के अमली 
रूप में इतना फर्क जरूर पड गया हैँ । आज अहिसा-सिद्धान्त को तो दोनो ही 
मानते हें, पर आज के ससार को तो उस अहिसा की जरूरत है जिसको 
महात्माजी ने सब प्रकार से अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया हैं । 
'चही आज के सकटो से उवारने का एकमात्र उपाय हूँ । 


अठारहवों अध्याय 


लाहो र-काग्रेस ने काग्रेस के घ्येय को बदलकर पूर्ण स्वतन्नता की प्राप्ति 
को अपना ध्येय बना लिया । यह भी निश्चय किया कि इसके लिए सत्याग्रह 
किया जाय । में उस समय बहुत सख्त बीमार था | अत काग्रेस में नही जा 
सका था। काग्रेस के बाद मे अच्छा हो गया । थोडी-बहुत शक्ति भी आ गई । 
तब, २६ जनवरी को पहले-पहल मताये जानेवाले पूर्ण स्वतत्रता-दिवस के 
समारोह में अपने गाँव जीरादेई से आकर, जहाँ में आराम कर रहा था, 
दारीक हुआ। उसके बाद से ही सत्याग्रह की तेयारी और भी जोरो से होने 
लगी । साबरमती में बकिज्भ -कमिटी की मीटिंग हुई । उसमें में शरीक 
हुआ । वहाँ महात्माजी ने बताया कि नमक-कानून तोडकर सत्याग्रह किया 
जाय । नमक पर 'कर' लरूगता था, जिससे भारत-सरकार को करोडो रुपये 
की सालाना आमदनी होती थी । कोई आदमी गवनंमेट की आज्ञा और 'कर' 
दिये विना न नमक बना सकता था और न बेच सकता था । यह एक ऐसा 
'कर' था जिससे कोई भी नही बच सकता था। गरीब-से-गरीबव आदमी को 
भी, चाहे वह दोनो जून के वाद भी कुछ खाये, प्रत्येक कौर पर कुछ-न-कुछ 
कर! देना ही पड़ता था, क्योकि विना नोन के वह एक कौर भी नही खा 
सकता था । 

समुद्र से हिन्दुस्तान तीन तरफ घिरा हुआ हैँ | समुद्र के किनारे, विना 
कुछ किये ही, वटोर लेने से मुफ्त में ही नमक मिल सकता था। पर गरीब- 
से-गरीव आदमी भी विना 'कर' दिये उस नमक को भी, जिसे प्रकृति मुफ्त 
में देती थी, नही उठा सकता या जौर न खा सकता था । इसका नतीजा यह 
होता था कि और-आर देशो के मुकावले हिन्दुस्तान में लोग नमक भी कम 
खाते थे | इसका असर यहाँ के छोगो के स्वास्थ्य पर जरूर बुरा पड़ता होगा, 
पक्योकि नमक एक अत्यत आवश्यक खाद्य-वस्तु हैँ । महात्माजी ने सोचा था 


बापू के कदमों में १७३ 


कि इस सत्याग्रह से हम गरीब-से-गरीव आदमियों को सी दिखला देंगे कि यह 
जुल्मी 'कर! उठा देने का प्रयत्न उन लोगो के लिए ही किया जा रहा हे । 
साथ ही, इसमें दूसरे किसी का भी कुछ भी नुकसान नही था, केवल गवर्नमेंट 
को ही 'कर' का घाटा होता । जब महात्माजी ने यह सुझाव वर्किद्धु-कमिटी 
के सामन उपस्थित किया तो हम में से वहुतेरों के दिल में यह शक था कि यह 
कहाँ तक लोगों में उत्साह पैदा कर सकेगा--विशेषकर ऐसे स्थानों के छोगो 
में जो समुद्र के किनारे से दूर है और जहाँ के लछोगी को दूकानो से ही नमक 
खरीद कर खाना पडता है। उन वेचारों को इसका पता भी नही कि जो 
नमक वे खरीद रहे हे उसके दाम में 'कर' का अश भी हैं और वह भी नोन 
के असली दाम से कहीं ज्यादा है ! वे अगर नमक-कानून तोडना चाहें भी 
तो कैसे तोड़ें; क्योकि उनके यहाँ न तो समद्र-तद का नमक- ही हूं जिसे वे 
उठा लें और न समुद्र का जल ही हूँ जिसको उवालकर नमक बना ले । 
इसलिए, कानून के तोडने में भी वडी कठिनाई दोख़ पडी । पर महात्माजी 
इस पर अडे रहे । अन्त में निश्चय हुआ कि नमक-कानून ही तोडा जाय । 


बिहार के कई जिलो में मिट्टी से सोरा और नमक पहले बनाया जाता 
था। मेने अपने गाँव में ही देखा था कि एक जाति के लोग, जो अपने पेशे 
के कारण 'नोनिया' कहलाते हे, मिट्टी से 'सोरा' बताया करते थे। इसी तरह 
भर भी वहुत-सी जगहे ऐसी हे जहाँ मिट्टी से नमक वन सकता है । कही- 
कहीं तो इस तरह की झील भी हूँ जिसमें नमकीन पानी है--जिससे नमक 
वन सकता है । सोचा गया कि समुद्र के किनारे के लोग तो नमक वटोरकर 
ही नमक-कानू न तोड सकेंगे, पर दूसरी जगहो में कुछ लोग मिट्टी से ही नमक 
वनाकर कानून तोडेंगे मौर कुछ छोग गैर-कानूनी नमक बेच तथा खरीदकर । 
लेखो और परचों में मिट्टी से नमक बनाने का तरीका भी छोगों को वताया 
गया । मुझे इस सम्बन्ध में बहुत सन्देह था कि विहार के लोगों में हम 
तमक-कानून तोडने का बहुत उत्साह पैदा कर सकेंगे । महात्माजी से यह 
बात मेने कही, उनको वताया भी कि एक दूसरा कानन है जो सभी गाँवों में 
लागू है और जिसके कारण लोगो में वडा असन्तोप भी हैं । 


विहार के हर गाँव में एक या दो इससे भी अधिक चौकीदार रखे जाते 
है, जिनका काम होता हूँ कि गाँव पर चौको रखें, ताकि चोरी डकैती न हो; 
अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो जाय तो वे पुलिस-अफसरों को उसकी खबर 
दे दें, जनम-मरन की रिपोर्ट थाने में पहुँचावें, हरएक तरह की खबर गदनं मेंट 
को देते रहें और गवर्नमेंट का हुक्‍म भी गाँव के लोगो तक पहुँचाते रहें । 
गवर्नमेंट का दूसरा कोई नौकर विहार के गाँवो में नहीं रहता है; क्योकि 


१्छ्४ बापू के कदमों में 


वहाँ दवामी बन्दोवस्त (परमानेग्ट-सटलमंठ) के कारण गवनेमेंट को जनता से 
जमीन की मालगृजरी नही वसूल करनी पडती, जमीदार खुद वसूल करके 
नियत रकम गवनंमेंट को पहुँचा दिया करता है । इसलिए, एक प्रकार से, 
गवर्नंमेंट का प्रतिनिधि गाँव में चौकीदार ही होता है । उसको जो मुशहरा 
दिया जाता हूँ वह गाँव के लोगो से ही एक विशेष 'कर' द्वारा, जिसे 'वोकी- 
दारी टैक्‍स” कहते हें, वसूला जाता है । यह टेकक्‍्स गाँव के प्राय, सभी लोगो 
को देना पडता है । भौकात के मृताबिक यह छ आ।ने से लेकर बारह रुपये 
तक सालाना होता है । गाँव के लोगो में इससे बडा असनन्‍्तोष हैँ, क्योकि 
बडी कडाई से यह वसूलछा जाता है । इतना ही नही, 'कर” हछगाने में भी 
बडी धाँघली हुआ करती है । गरीबो पर अधिक हछराद दिया जाता हैं ! 
म॒खिया लोग घनी होने पर भी कम देते हूँ ! 
मेने महात्माजी से कहा, यह 'कर' सीघे हर आदमी को देना पडता 
है, इसलिए वह इसे जानता है और इससे वह असतुष्ठ भी हैँ, पर यह 
लोगो को पता ही नही रूगता कि नमक-कर कब उनसे लिया गया, क्योकि 
“कर तो नमक बनानेवाले ही दे देते हे, नमक के खरीदार को अलग से 
“कर नही देना पडता, उसको तो पता भी नहीं लहूगता कि दाम में से 
कितना 'कर' के रूप में दिया है और कितना नमक का असली दाम, इसी- 
लिए नमक-कानून से उतना असतोष देखने में नही आता, लोगो को उसके 
तोड ने में इतना उत्साह नहीं होगा। मेने महात्माजी से इसलिए गाज्ञा 
माँगी थी कि बिहार में चौकीदारी-टंक्स न देने की आज्ञा दे दीजिए ताकि 
वहाँ हमलोग सत्याग्रह को यही रूप दे । उन्होंने हम से कहा कि ऐसा मतः 
करो । तुम ऐसा करोगे तो जल्द हार जाओगे, गवर्नंमेंट दवा देगी । पर उस 
समय यह बात पूरी तरह मेरी समझ में नही आई। फिर भी में ऐसी बातो 
में उनके अनुभव का कायल था । मेने मान लिया कि नमक-कानून के विरुद्ध 
ही हम यथासाध्य सत्याग्रह का प्रयत्न करेंगे। पर मेरे मन में डर था कि 
इसमें हम बहुत सफल नही होगे | फिर भी इतना तो में जानता था कि 
विहार के वहुतैरे जिलो में नमक-कानून तोडने में कोई विशेष दिक्कत नही 
आयेगी, क्योकि वहाँ मिट्टी से नमक वतानेवाले प्रायः सभी गाँवों में थे 
और वह काम बासानी से दूसरे लोग भी कर सकते थे । हमने बिहार लछौट- 
कर नमक वनाने का ही काम शुरू कराया। दूसरी जगहो की तरह इसमें 
अद्भुत सफलता मिली । 
महात्माजी ने निश्चय किया कि वह खुद भी नमक-कानून तोडेंगे, इसके 
लिए अहमदाबाद के सावरमती-आश्र म से डाडी--समुद्र के किनारे---तक 


वापू के कदमो में १७५ 


पैदल ही जायेंगे | उनके जाने की तिथि मुकरंर हो गई । डाडी पहुंचकर 
६ अप्रैल को नमक बटोरने का निश्चय हो गया। सावरमती-बाश्रम से 
डाडी काफी दूर हैं । वहाँ पैदल पहुँचने में तीन सप्ताह से ज्यादा छगनेवाले 
थे | वीच के पडाव मृकरर हो गये थे। महात्माजी अस्सी आवमियों के साथ 
आश्रम से डाडी के लिए रवाना हो गये । चलते समय उन्होने घोषणा कर 
दी कि अब स्वराज्य लेकर ही वह आश्रम में लोटेंगे, नहीं तो उनका मृत्त 
धरीर लोग समृद्र में बहता पार्येगे । उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि सभी 
जगह लोग तैंयारियाँ करें, पर जबतक वह स्वय सत्याग्रह न कर ले और 
दूसरो को सत्याग्रह करने की आज्ञा न दे दें तबतक कोई सत्याग्रह न करे । 

महात्माजी की यात्रा जैसे ही आरम्म हुईं, सारे देश में बडा उत्साह 
पैदा हो गया । उनके साथ अस्सी सत्याग्रही थे, पर उनके पीछे-पीछे 
हजारों-हजार की भीड चलती थी । भीड कुछ दूर तक जाती, जब दूसरे 
गाँव के लोग भा जाते तो पिछले याँव के लोग वापस होते । इस तरह, प्रति 
दिन भीड साथ में रहती । सारे देश में दिन-दिन उत्साह वढता ही गया । 
यह उत्साह केवल वही न था जहाँ महात्माजी यात्रा कर रहे थे, यह सारे 
देश में देखने में आया । सभी जगहों में लोग सत्याग्रह की तैयारी करने 
लगें, उत्सुकता से महात्माजी की आज्ञा की अपेक्षा करने लगे । मेने जवाहर 
लालजी को, जो उस वर्ष में कांग्रेस के समापति हुए थे, आमत्रित किया । 
उनके साथ विहार के कई जिलो का दौरा किया ! 


उन्नोसवाँ अध्याय 


यहाँ पर इस सत्याग्रह का इतिहास नहीं दिया जा सकेता, पर इसकी 
कुछ ऐसी बातें, जो विशेष महत्व रखती हं, दी जा सकती हे । ऊपर कहा 
जा चुका है कि महात्माजी ने डाडी-यात्रा के लिए निकलते समय कहा था कि 
या तो में स्वराज्य लेकर ही आश्रम में लोदगा या मेरा शरीरात हो जायगा । 
उन्होने अपने इस वचन को पूरा किया, क्योकि वह फिर सावरमती-आश्र म 
में नही लौ: । इस सत्याग्र ह के समाप्त होने के बाद वह वर्धा चले गयथ ५ 
चहाँ कुछ दिनो तक रहने के बाद वहाँ से थोडी ही दूर एक गाँव में रहने 
लगे, जिसका नाम सेवाग्राम' है। वह कभी कोई बात ऐसी नही करते थे 
जिसमें हर शब्द का अर्थ न होता हो और जिसके अनुसार खुद चलने के 
लिए वह तैयार न होते हो । इतना बडा आश्न म--जिसके बनाने में उन्होने 
प्राय पन्द्रह वर्ष लगाये थे, जिसकी इमारतो में हाखो रुपये खर्चे किये थे 
जो अनेक प्रकार के रचनात्मक कामो का केन्द्र बना हुआ था, जहाँ 
सच्चे सत्याग्रही तैयार हो रहे थे, जहाँ का जीवत और रहन-सहन सारे देश 
के सेवको के लिए उदाहरण आद्दां बन रहा था जिसको उन्होने माता जिस 
लाड-प्यार से बच्चो को पालती है, उसी स्नेह से पाला-पोसा था--हमेशा के 
लिए उन्होने छोड दिया ! इसका अर्थ यह नही है कि आश्रम टूट गया 
अथवा जो काम वहाँ हो रहा था वह खतम हो गया । इसका अर्थ केवल 
इतना ही है कि महात्माजी वहाँ स्वय नही गये, वस जो लोग वहाँ रह गये 
वे ही वहाँ के कामो को चलाते रहे । पीछे) वह हरिजन-सेवा के काम में रूगा 
दिया गया, आज भी वह इसी काम में सरूग्त है । महात्माजी श्रीतुरूसी 
दास की उस चौपाई को याद रखते थे और उसके अनुसार काम भी किया 
करते थे--- 

रघृकुलरीति सदा चलि आईं । 
प्रान जाइ वरु वचन न जाई ॥। 


वापू के कदमों में १७७ 


इसका दूसरा ज्वलत उदाहरण कुछ दिनो के बाद देखने में आयर, जब 
१९३२ में उन्होंने यरवदा-जेल में हरिजनो के लिए अरूग चुनाव-क्षेत्र होने का 
विरोध किया था । जब वह १९३१ में गोलमेज-कान्फरेंस में गये थे, वहाँ 
हिन्दू-मुसलमान समस्या हल चहीं कर सके । उन्होनें वही देख लिया कि 
हरिजनो की तरफ से भी अलग चुनावनश्षेत्र की माँग है, तव उन्होने एक 
आपण में एक वाक्य कह दिया था कि अहूग चुनावक्षेत्र देकर यदि हरिजन 
दूसरे हिन्दुओं से हमेशा के लिए बलूग बछूत रखें गये तो वह इसका 
विरोध बपनी जान देकर भी करेंगे, प्रधान पत्नी मंकडोलन ने हरिजनो 
के लिए अलग चुनावकेत्र अपने फैसले में मजूर कर लिया । उस समय 
महात्माजी जेल में थे । उन्होने जेल से ही गवनेंमेंट के साथ लिखा-पढ़ी 
की, अपनी उस वात का स्मरण भी दिलाया औौर कहा कि गवनें मेंट इस 
फैसले को रद नही करेगी तो उनको अपने वाक्य के अनुसार अपने प्राणो की 
ही वाजी लगा देनी पडेगी । जब गवनंमेंट ने उनकी वात उस समय न सुनी 
तो उन्होंने अवशन किया और घोषित किया कि जबतक वह फैसला बदला 
नही जायगा तवतक वह अन्न-प्रहण नही करेंगे | सौभाग्य से फैलले में यह झत्तं 
थी कि अगर सव पक्ष, जिनका किसी विशेष विपय से सम्बन्ध था, मिरूकर 
एक राय से उसमें अदलू-वदरू कराना चाहें तो वह किया जा सकेगा । इसका 
नतीजा यह हुआ कि हरिजनो ओर दूसरे हिन्दुनो के वीच यह समझौता हो 
गया कि अछरूग चूनाव-क्षेत्र नही होगे, पर हरिजनों के लिए घारा-प्भागों 
में, उनकी सख्या के अनपात में, उनकी जगह सुरक्षित कर दी जायेगी १ 
श्री मैकडोनेल के फैसले में जितनी जगहें मिली थीं, उनसे कही ज्यादा जगहे 
हरिजनो को मिल गईं । पर चुनाव का तरीका दूसरा कर दिया गया । अलग 
चुनावक्षेत्र हटा दिये गये । समझौता होते ही ब्रिटिश गवर्नेमेंट ने उसे मान 
लिया गौर अपने फैसले को समझौते के अनुसार वदरकू दिया | जिस समय 
महात्माजी ने वह वाक्य राउण्ड-टेवुलू कान्फरेंस में कहा घा उस समय किसी 
ने इसका बर्थ यह नही रूगाया था कि इसको वह बअक्षरश पूरा करने का 
प्रयत्त करेंगे । जब गवर्नंमेंट ने उनके लिखे हुए पत्र प्रकाशित कर दिये 
जिनमें उन्होने इस वात की बोर ध्यान आकपित करते हुए अनश्वन द्वारा 
इसको पूरा करने का अपना इरादा घोषित किया था, तो सारे देश में एक 
चडी खलवली मच गई, जिसका नतीजा उपरोक्‍वत समझौता मभौर ब्रिटिश 
गवनमेंट के फेसले में सशोघन हुआ | 

जब महात्माजी डाडी-यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे तो कुछ छोगो का 
विचार हुआ कि यात्रा बारम्म करने के समय सारे देश के लिए एक सन्देश 


१७८ बापू के कदमो म 


दे जायें, जो ग्रामोफोन के लिए रिकार्ड कर लिया जाय और वही सारे देश 
में लोगो को सुनाया जाय । आज्ञा की जाती थी कि इस प्रकार यह ऐतिहा- 
सिक सन्देश महात्माजी के शब्दों में ही नही, वल्कि उनकी अपनी आावाज में 
भी गाँव-गाँव में पहुँचा दिया जायगा। यह भी नही मालूम था! कि महात्माज! 
को गवनंमेट कबतक स्वतत्र छोडेगी । सोचा गया था कि एसी अवस्था म 
यदि उनका सन्देश उनकी अपनी ही आवाज में उनके जेल चले जाने के बाद 
भी जन-साधारण को मिलता रहेगा, तो सत्याग्रह के लिए मावश्यक और 
उत्साह-बद्धक सावित होगा । उस वक्‍त में भी सावरमती में था । छोगो ने 
कहा, में ही इस प्रस्ताव को महात्माजी के पास उपस्थित कझँ । इसका उत्तर 
भसहात्माजी ने जो दिया उससे उनके अठल विश्वास और उनकी सत्यनिष्ठा 
का परिचय मिलता है । उन्होने कहा-- “यदि मेरे सन्देश में सत्य हैँ तो में 
जेल के अन्दर रहूँ या बाहर, उसे लोग सुन ही लेंगे। पर यदि उसमें सत्य 
नही हूँ तो तुम हजार कोशिशें करो, ग्रामोफन द्वारा वह जन-मनत्र तक पहुँच 
नही सकेगा । इसी प्रकार, जो सत्याग्रह आरम्भ किया जा रहा है, वह यदि 
सचमृच सत्याग्रह हे, हम उसे ठीक सत्य और अहिसा पर चलकर पूरा करते 
हैं, वो वह सफल होगा ही, चाहे मेरा शब्द लोग सुनें या न सुर्ते, मेरी अपनी 
आवाज उनके कानो तक पहुँचे या न पहुँचे । इसीलिए, इस तरह के रिकार्ड 
की न तो कोई जरूरत हैं और न उससे कोई राभ ही होगा ।' इसके वाद 
फिर किसी की भी हिम्मत न हुई कि वह और कुछ आग्रह करे । 

..._ जब सत्याग्रह आरम्भ हुआ और अच्छे-अच्छे लोग जेलूखाने जाने छगे 
तो केवल जनता पर ही इसका असर नही पडा, बल्कि गवन मेंट-कर्म चारियो 
पर भी असर पडता हुआ नजर आया-- विशेषकर उन लोगो पर 'जनको इस 
आन्दोलन के दबाने का भार सौंपा गया था | ऐसा सभी जगहो में देखा गया 
था। में यहाँ पर बिहार की कुछ घटनाएं दे देना चाहता हैं, जिनको मेने 
खुद अपनी अआँखो देखा । चम्पारण का जिक्र है । वहाँ तय किया गया था कि 
प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक विपिनविह्ाारी वर्मा प्राय आधे जिले का भ्रमण 
करके सत्याग्रह करेंगे, जेसा महात्माजी ने साबरगती से डाडी तक यात्रा 
करने के वाद नमक-कानून को तोडा था । विपिन वाबू पैंदक ही कुछ स्वय- 
सेवको के साथ निकले । बीच में चार-पाँच मील के बाद ठहर जाते थे । इस 
त्तरह, जहाँ सत्याग्रह करने का निश्चय था वहाँ कई दिनो में पहुँचे । रास्ते 
में जनता ने वडा स्वागत किया । जहाँ ठहरना होता, वहाँ पहले से ही छोग 
वडी टैयारियाँ करके रखते । इससे बडी जागृति हुई और उत्साह बढा । 
सत्याग्रह के स्थान पर नमक बनाने के लिए मिट्टी पानी लोगो ने पहले से ही 


वापू के कदमों में १७९ 


रखा था । पुलिस भी पहले से ही गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी । थोडी 
ही टूर पर एक वयीचे में मजिस्ट्रेट का खेमा भी छगा हुआ था, जहाँ वह 
पहले से ही मुकदमा सुनने तथा सजा देने के लिए तैयार बैठा था। यह पहला 
ही दिन था जब सूचे में वाजाव्ता सत्याग्रह होनेवाला था। और-और जगहो 
में भी लोगो ने इसी तरह तचत्पाग्रह करने का प्रवव किया था । 
में चम्पारण में स्वयं चढ़ा गया, क्योकि महात्माजी का इस स्थान से 
काफी सम्बन्ध रह चुका था । में जब वहाँ पहुँचा तो देखा, नमक बनाने की 
विधि समाप्त हो चुकी थी, कानून तोडनेवाले गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के 
पास पहुंचाये जा चुके थे । मजिस्ट्रेट भी मुकदमा सुनने ही जा रहा था । 
मजिस्ट्रेट का चेहरा उतरा हुमा और उदास | सिर नीचे लटकायें, टेवुल प्र 
ही उसकी आँखें जमी हुई थी । जबत्तक हमलोग वहाँ रहे, उसने एक वार भी' 
सिर नहीं उठाया । जो कुछ लिखता-पढता था, नीचे सिर किये हुए ही । उसी 
दशा में उसने सव काम पूरा किया, छ. महीने की सजा का हुक्म सुना दिया । 
देखने से सवको ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके दिल में वडी चोट लग रही हैं, 
पर उसे कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता, इसलिए मजबूरी कुछ अपना 
काम करता जा रहा है । मजिस्ट्रेट की ऐसी दशा होने का एक विशेष 
फारण भी था। 
सन्‌ १९२१ में मसहयोग जोरों पर चलक रहा था। विद्याथियो को 
कालेज छोडकर निकल आने को कहा गया था। उस समय जाज के सजि- 
स्टेट पटना-कालेज के एक विद्यार्थी थे । पढने में बहुत तेज थे । छात्रवृत्ति 
पायें हुए थे । वी० ए० में पढ रहे थे । परीक्षा दो-तीन महीनों के वाद ही 
होनेवाली थी । जब कालेज के और विद्यार्थी कालेज छोड कर निकले तो वह 
भी उनके साथ निकल आये थे। जो राष्ट्रीय महाविद्यालय हमने खोला 
था उसमें आकर चह दाखिल हो गये थे । पर यह ख़बर पाते ही उनके घर 
के लोग आकर जबरदस्ती उन्हें पकड ले गये । राष्ट्रीय महाविद्यालय छोड़- 
कर जाते समय भी मेने उनके विद्यार्थी-मुखडे पर वही मुद्रा और उदासी 
देखी थी जो नौ वर्षो के वाद आज फिर एक बार उनके मजिस्ट्रेटी चेहरे पर 
देखने में जाई । हाँ, महाविद्यालय से चले जाने के वाद वह परीला पास 
फरके मजिस्ट्रेट हो गये ॥ जाज उनकी बाँखें इसलिए और भी ऊपर नहीं 
उठती थों कि में वहाँ हाजिर था । 
सजा होने पर विपित बाबू मोतीहारी-जेल में पहुँचाये गये । वहाँ जेरू 
पर भी बडी मीड जुट गई | जेल के कम चारी कुछ घबरा रहे थे कि कही 
बलवा-फनाद न हो जाय, पर कुछ हुआ नहीं । जब म॑ वहाँ से पटना छोटा 


की 


१७८ बापू के कदमों म 


दे जायें, जो गामोफोन के लिए रिकार्ड कर लिया जाय और वही सारे देश 
में लोगो को सुनाया जाय । आशा की जाती थी कि इस प्रकार यह ऐंतिहा- 
सिक सन्देश महात्माजी के शब्दों में ही नही, वल्कि उनकी अपनी आवाज में 
भी गाँव-गाँव में पहुँचा दिया जायगा। यह भी नही मालूम थए कि महात्मानी 
को गवनंमेट कबतक स्वतत्र छोडेगी । सोचा गया था कि एसी भअवस्था म॑ 
यदि उनका सन्देश उनकी अपनी ही आवाज में उनके जेल चले जाने के बाद 
भी जन साधारण को मिलता रहेगा, तो सत्याग्रह के लिए आवश्यक और 
उत्साह-वद्ध क साबित होगा । उस वक्‍त में भी सावरमती में था । छोगो ने 
कहा, में ही इस प्रस्ताव को महात्माजी के पास उपस्थित करू । इसका उत्तर 
महात्माजी ने जो दिया उससे उनके अटल विश्वास और उनकी सत्यनिष्ठा 
का परिचय मिलता हूँ । उन्होंने कहा-- “यदि मेरे सन्देश में सत्य हूँ तो मे 
जेल के झन्दर रहें या बाहर, उसे लोग सुन ही छेंगे। पर यदि उसमें सत्य 
नही हूँ तो तुम हजार कोशिशें करो, ग्रामोफन द्वारा वह जन-मन् तक पहुँच 
नहीं सकेगा । इसी प्रकार, जो सत्याग्रह आरम्भ किया जा रहा है, वह यदि 
सचमृ्‌ च सत्याग्रह हे, हम उसे ठीक सत्य और अहिंसा पर चलकर पूरा करते 
हे, तो वह सफल होगा ही, चाहें मेरा शब्द लोग सुर्नें या न सुनें, मेरी अपनी 
आवाज उनके कानो तक पहुँचे या न पहुँचे । इसीलिए, इस तरह के रिकार्ड 
की न तो कोई जरूरत है और न उससे कोई लाभ ही होगा ।” इसके वाद 
फिर किसी की भी हिम्मत न हुई कि वह और कुछ आग्रह करे । 

..._ जब सत्याग्रह आरम्भ हुआ और अच्छे-अच्छे लोग जेलखानें जानें लगे 
तो केवल जनता पर ही इसका असर नही पडा, बल्कि गवर्न मेंट-कर्म चारियो 
पर भी असर पडता हुआ नजर आया-- विशेषकर उन लोगो पर 'जेनको इस 
आन्दोलन के दवाने का भार सौंपा गया था ! ऐसा सभी जगद्दो में देखा गया 
था। में यहाँ पर बिहार की कुछ घटनाएँ दे देना चाहता हूँ, जिनको मेने 
खुद अपनी आँखो देखा । चम्पारण का जिक्र हैं । वहाँ तय किया गया था कि 
प्रमुख कार्य कर्त्ताओ में से एक विपिनविहारी वर्मा प्राय आधे जिले का भ्रमण 
करके सत्याग्रह करेंगे, जैसा महात्माजी ने साबरमती से डाडी तक यात्रा 
करने के बाद नमक-कानून को तोडा था । विपिन बाबू पैदछ ही कुछ स्वय- 
सेवको के साथ निकले । वीच में चार-पाँच मील के वाद ठहर जाते थे । इस 
तरह, जहाँ सत्याग्रह करने का निश्चय था वहाँ कई दिनो में पहुँचे । रास्ते 
में जनता ने वडा स्वागत किया | जहाँ ठहरना होता, वहाँ पहले से ही छोग 
बडी टैणरियाँ करके रखते । इससे वडी जागृति हुई और उत्साह बढा । 
सत्याग्रह के स्थान पर नमक बनाने के लिए मिट्टी-पानी छोगो ने पहले से ही 


वापू के कदमों में 333 


रखा था । पुलिस भी पहले से ही गिरफ्तार कर के लिए तैयार थी । थोडी 
ही दूर पर एक वगीचे में मजिस्ट्रेट का खेमा भी लगा हुआ था, जहाँ 5 
पहले से ही मुकदमा सुनने तथा सजा देने के लिए तैयार बैठा । यह कप 
ही दिन था जव सूबे में बाजाब्ता सत्याग्रह होनेवाला था। बोर -और जगहो 
में भी लोगो ने इसी तरह तत्याग्रह करने का प्रवव किया था । 
में चम्पारण में स्वयं चला गया, क्योकि महात्माजी का इस स्थान से 

काफी सम्बन्ध रह चुका था । में जब वहाँ पहुँचा तो देखा, नमक बनाने कीः 
विधि समाप्त हो चुकी थी, कानून तोडनेवाले ग्रिरपतार करके मजिस्ट्रेट के 
पास पहुंचाये जा चुके थे । मजिस्ट्रेट भी मुकदमा सुनने ही जा रहा था । 
मजिस्ट्रेट का चेहरा उतरा हुआ और उदास ! सिर 0 चे्‌ लटकाये, टेबूल पर 
ही उसकी आँखें जमी हुई थी । जवतक हमलोग वहां रहे, उसने एक बार भी 
सिर नहीं उठाया । जो कुछ लिखता-पढ़ता था, नीचे सिर किये हुए ही । उसी 
दशा में उसने सब काम पूरा किया, छ महीने की सजा का हुक्म सुना दिया । 

देखने से सवको ऐसा प्रतीत हुमा कि उसके दिल में बडी चोट लग रही है, 

पर उसे कोई दूसरा चारा नजर नही आता, इसलिए मजबूरी कुछ अपना 

काम करता जा रहा है । मजिस्ट्रेट की ऐसी दशा होने का एक विद्येष' 
कारण भी था। 

सन्‌ १९२१ में असहयोग जोरो पर चर रहा था। विद्याथियो को 

फालेज छोडकर निकल आने को कहा गया था। उस समय आज के मजि- 

स्टेट पटनां-कालेज के एक विद्यार्थी थे | पढने में बहुत तेज थे । छात्रवृत्ति 

पाये हुए थे । बी० ए० में पढ रहे थे | परीक्षा दो-तीन महीनो के वाद ही 

होनेवाली थो । जब कालेज के औौर विद्यार्थी काछेज छोडकर निकले तो वह 

भी उनके साथ निकरू आये थे। जो राष्ट्रीय महाविद्यालय हमने खोला 

था उसमें आकर वह दाखिल हो गये थे । पर यह खबर पाते ही उनके घर 


के लोग भाकर जबरदस्ती उन्हे पकड ले गये । राष्ट्रीय महाविद्यालय छोड- 
कर जाते समय भी मेने उनके विद्यार्थीमुखडे पर वहो मुद्रा और उदासी 
देसी घी जो नौ वर्षो के वाद आज फिर एक वार उनके भजिस्ट्रेटी चेहरे पर 
देखने में माई । हाँ, महाविद्यालय से चले जाने के बाद वह परीक्षा पास 
करके मजिस्ट्रेट हो गये । आज उनकी आँखें इसलिए और भी ऊपर नही” 
उठती थी कि म॑ वहाँ हाजिर था । 


सजा होने पर विपिन वाबू मोतीहारी-जेल में पहुँचाये गये । वहाँ जेल 
पर भी वडी भीड जुट गई। जेछ के कर्मचारी कुछ घबरा रहें थे कि कही- 
चलवा-फस्ताद न हो जाय, पर कुछ हुआ नही । जब में वहाँ से पटना छौटठ--« 


ह# 


हज को 


१८० बापू के कदमो में 


तो सुना कि कुछ युवक, नमक बनाने की घोषणा करके, बाँकीपुर से पटना- 
सिटी के लिए, जुलूस बनाकर रवाना हुए थे, पर रास्ते में एक जगह पुलिम 
ने उनको रोक दिया। लडको ने वापस जाने से इनकार कर दिया। पर 
पुलिस ने गिरफ्तार रही किया । लडके सडक पर तब से पडे थे । में रात 
को स्टीमर से उतर कर सीधे सुलतानगज-थाने पर गया, जहाँ लडकों के पडे 
रहने की खबर थी । मेने जाकर देखा कि बीच सडक पर लडके सोये हुए हे, 
पुलिस के सिपाही सडक रोके खडे हे । मृहल्ले के लोगो ने लडको को भोजन 
करा दिया था, उनके लिए. सडक पर बिस्तर भी बिछा दिया था । वे सब 
गहरी नींद ले रहे थे । मेने देख लिया कि अब रात में कुछ होनेवाला नही 
हैं । इसलिए, सुबह फिर आने के खयाल से सदाकत-आश्रम चला गया । 
दूसरे दिन खूब सबेरे जब पहुँचा तो देखा, लडके तो वहाँ खडे ही हैं, 
पुलिस भी उनके मुकाबले में खडी हू, एक तरफ लोगो की भीड बढती जा 
रही है, दूसरी तरफ पुलिस-सिपाहियो की सख्या भी बहुत वढ गई है, जिनमें 
घृडसवार तथा बन्दूकधारो भी थे । हमलोग यही सोच रहे थे कि देखें, अब 
चया होता है ! इतने में ही अग्नेज डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट तथा पुलिस-सुपरिण्टे- 
ण्डेण्ट भी पहुँच गये । जब उनको माल्म हुआ। कि में भी पहुँच गया 
और भीड संभालने में लगा हूं, तो उन्होने मुझे थाने के अन्दर बुलाया, 
कहा कि इन लडको को वापस णाने कह दीजिए, नहीं तो हमको सख्त 
कार्यवाही करनी पडेगी । मेने कहा कि इन लछडकों ने कोई कसूर किया 
हो तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते हें, सजा देना चाहे तो दे सकते हें , 
पर उन्हें वापस जाने को में नही कह सकता । इस पर उन्होने यह कहा कि 
इतनी बडी भीड यहाँ जुट गई है,अगर कुछ गडबड हुआ तो इसकी जवाबदेही 
आपके सिर आयेगी । मेने उत्तर दिया, जवावदेही तो में लेता हें, पर यह 
भी कह देना चाहता हें कि लोगो की तरफ से कोई गडबडी नही होगी, अगर 
आप इन लडको को रास्ता दे देते हे तो सारी भीड खुद ही छेट जायगी । 
पर वे ऐसा कब कर सकते थे ? मेने सोचा कि कही अगर गोली चर जाय 
तो कोई सगीन घटना हो सकती हूँ , इसलिए बेहतर हैँ कि म॑ काग्रेस के और 
साथियो तथा नेताओ से सलाह कर रू । फिर जब मेने कहा कि मे अपने 
और साथियो से इस विपय में सलाह कर लेना मुनासिब समझता हें तब 
उन्होने देखा कि में कुछ नरम पड रहा हूं, इस पर वे कुछ और तेज होकर 
वोले कि आपको आधे घटे का समय देता हें, अपनी घडी हमारी घडी से 
मिला लीजिए ! मुझको यह बुरा लगा और वही कह दिया कि अगर आघ 
घटे के अन्दर इसका जवाब न दे दूं तो आप समझें कि में इनको हटाने से 


वापू के कदमों में १८६ 


इनकार कर रहा हूं, फिर आप जो करना चाहे, कीजिएगा । यह कहकर से 
वहाँ से आश्रम के लिए रवाना हो गया । 
सदाकत-आश्रम जाकर, आपस में सलाह करके, हम सबने निश्चिय किया 
कि उन सत्याग्रहियो को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। यह सव जाध घटे 
का समय पूरा होने के वहुत पहले ही तय हो गया । हमने टेलीफोन से कह 
दिया कि हम सत्याग्र हियो को वापस नही करेंगे आप जो करना चाहे, करें । 
में भी यह कहकर तुरत आश्रम से ,सुलतानगज के लिए रवाना हुआ। में 
यह सोचता जा रहा था कि हो सकता हूँ, वहाँ कोई सगीन घटना घट गई 
हो, या गोली वर्गरह भी चल गई हो तो कोई भाइचर्य नहीं । मजा ही 
रहा था कि रास्ते में उसी मजिस्ट्रेट को अपनी मोटर पर आते देखा । उसने 
भी मृझे देख लिया। देखकर मुस्कराता हुआ चला गया । मेने समझ लिया 
कि कोई सगीन घटना नहीं हुई है । जब में वहाँ पहुँचा तो सुना कि पहलछे 
उसने लडकों पर घृडसवारों को धोडा दौडाने का हुवम दिया था। घोड 
जव दौडते नजर जाये तो रूडके निर्भीक होकर सारी सडक को घेर लेट गये । 
घोडे नजदीक आकर रुके और फिर वापस चले गये । जब एक-दो वार एसा 
किया और ऊडके डरे नही, वल्कि घोड को आते देख छडक पर लेट जाते 
तो अच्त में उन्होंने छऊडकों को जमीन से उठवाकर मोटर-लारी में रखवा 
जे लखाने भेज दिया । बस उनके हटते ही सारी भीड भी हुट गई। लोग! 
जहाँ-तहाँ चले जा रहें थे कि में वहाँ पहुंच गया । मुझसे यह सब बातें कही 
गई । हम लोग भी यही चाहते थे कि सत्याग्रही गिरफ्तार कर जेलखाने भेज 
दिये जायें, या और जो कुछ गवर्मेंट करना चाहे सो करे, पर हमको जो 
करना था वहू सत्याग्रही न छोडें। हमलोग फिर इक होकर, आगे का 
कार्यक्रम बनाने के लिए, आश्रम में चेठे । 
इसके बाद से सत्याग्रही नियमपूर्वंक चार बार जुलूस निकालऊकर प्रतिदिन 
जाने छगें | समय की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई कि जिसमें 
3लिस को चौबीस घण्टे सत्याग्रहियो का इन्तजार न करना पडे, वह ठीक 
समय पर अपने स्थान पर आये, जहाँ चाहे वहाँ सत्याग्रही को गिरफ्तार करे 
या जो कुछ करना चाहे करे । ठीक समय पर सत्याग्रही जब जाते, जनता 
को वडी भीड हो जाती । हमलोगो के दिल सें भी यही डर रहता कि शायद 
कही कुछ फसाद न हो जाय , क्योकि जो भीड़ जमा होती उसीको तितर-वितर 
करने के लिए पुलिस के अफसर डडे दिखा चावकों से पीटते । हमलोग भी 
उस समय तक वहाँ पहुँच जाया करते जिसमें शाति कायम रहे । घुडसवार 
वेलोची म्सलमान थे, जो बहुत पहले से ही विहार-सरकार द्वारा विद्दार में 


९३९५ जा क काडइनता भ॑ 


लाकर रक्‍्खे गये थे । दो अग्नेज अफसर उनके साथ घोडो पर वहाँ मौजूद 
रहते । घोडे दौडाकर डडे और चाबुक मारने का काम अधिकतर दोनों 
अंग्रेज ही करते । अगर किसी को गिरफ्तार करना होता तो दूसरे सवार उसे 
गिरफ्तार करके साधारण पुलिश् के हवाले कर देते, जो उसे वहाँ से थाने पर 
या जेल में ले जाती । प्रोफेसर अब्दुलबारी और म, दूसरे काग्रेसियो के 
साथ, पहुँच जाया करते । 

एक दिन प्रो० वारी को खूब डडे लगे। मेरे नजदीक होकर घोडे 
दौडाये गये । पर मेरे ऊपर डडे का प्रहार नही हुआ । मालम नही कि यह 
महज दइत्तिफाक था या जान-बूझकर मुझे उन्होने छोड दिया । भो० बारी को 
नोट लगी, पर वह गिरे नही, क्योकि वह शरीर से काफी मजबूत थे । दाढी 
भी थी ओर शक्ल से ही मालूम होता था कि मुसलमान हैँ । उनकी बगल 
होकर एक बिलोची सवार चल रहा था । उसने उनसे आहिस्ता से पूछा, 
मौलवी ! तुम यहाँ कसे आ गये ? प्रो० बारी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 
तुम्हारे ही लिए मुझे भेज दिया हूँ | इस पर वह सहम गया, फिर और कुछ 
न करके आहिस्ता-आहिस्ता उनको एक तरफ---जहाँ दूसरे लोग खडे थे-.. 
प्रहुचाकर अपना घोडा दोडाने लगा । 

यह सिलसिला रोजाना चलता रहा । सत्याग्रही गिरफ्तार होते या न 
होते, पर जो भीड जमती उस पर वार जरूर होता, कुछ लोग तो जरूर 
घायल होते । भीड दिन-पर-दिन वढती ही जाती । मि० हसन इमाम नामी 
चैरिस्टर और प्रसिद्ध नेता थे, कलकत्ता-हाइकोर्ट की जजी कर चुके थे, काग्रेस 
के प्रेसिडंट भी रह चुके थे, पर वह सत्याग्रह में शरीक नही हुए थे । इस- 
लिए जन-साधारण उनसे कुछ नाराज भी थे। जहाँ यह रोजाना मार-पीट 
हुआ करती थी वहाँ से उनका मकान बहुत दूर था, इसलिए उनको इसकी 
कोई खबर भी नहीं थी । एक दिन सबेरे उनकी स्त्री शहर की तरफ से लौट 
रही थी । उन्होने देखा कि लोगो पर किस तरह डडे वरसाये जा रहे हे । 
कई यूवको के सिर से खून बहते उन्होंने अपनी आँखो देख लिया । उन्होने 
जाकर सब किस्सा मि० हसन हमाम से कहा कि किस तरह वेदर्दी से निहत्थे 
लोग पीटे जाते हे, तो भी लोग शात रहते हैं और मार खाकर चले जाते हे । 
इसका असर मि० हसन इमाम के दिल पर बहुत पडा । उन्होने मेरे पास 
टेलीफोन करके मुझे बुलाया, सव हाल भी मुझसे सुना । वह बहुत ही भावुक 
थे, इसलिए वह वहुत आवेश में भा गये । मुझसे उन्होने साफ-साफ कहा 
कि वह मदद करेंगे । में वहुत खुश हुआ, उनको विश्वास दिलाया कि जहाँ 
तक हो सकेगा, जनता की बोर से कोई अशाति नही होने पावेगी । 


बापू के कदमों में १८३ 


यह सिलसिला कई दिनो तक चलता रहता । तबतक गूड फ्राइड्टे भर 
ईस्टर भा गया । न सारूम कैसे मेरे मत में विचार जा गया कि हमारा 
सत्याग्रह घारपिक आन्दोलन हैँ, इसके कारण किसी के अपने धर्मं-पालन में 
वाधा नही पडनी चाहिए । चूँकि जितने अफसर थे, सभी अग्रेज और क्िदिच- 
यन थे तथा सवार सबके-सव मुसलमान, इसलिए मेने सोचा कि शुक्रवार को 
मुसऊमानों का जुमा-तमाज होता है ओर गुड़ फ्राइडे तथा ईस्टरमण्डे को 
क्रिस्तान गिरजा जाते है, अतएवं इन दोनों का समय बचा देवा चाहिए । मेने 
एक पत्र डिस्ट्रिकेट मजिस्ट्रेट को छिख दिया कि शुक्रवार दोपहर को, जिस 
वक्‍त मृसलमान नमाज पढते है सत्याग्रहियो का जत्या नहीं जायगा, ताकि 
मुसऊछमान सवार अगर चाह तो नमाज पढे सके, और तिस्तान अफसरो के 
लिए भी जो समय गिरजा जाने का हो, उस समय जत्था नहीं भेजा जायगा 
दाकि वे भी अपना धाभिक कृत्य कर सके, इन सम्रयो को छोडकर ओर 
समयो पर जत्या बरावर जाया करेगा । 


यह पत्र जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रंट को मिला तो उसने मुझसे ठेलीफोच 
पर कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है, इसके लिए उसने समय भी 
चताया । में उसके घर पर गया । जाते ही मुझसे उसने पूछा कि जो वात्त 
आपने लिखी है वह क्‍या सच्चे दिल से लिखी है । मंने कहा, हाँ, मेने तो 
सच्चे दिल से ही लिखी हैँ । इस पर उसने कहा, में अग्रेज और क्रिडेचयन 
हैं, पर में उन अँग्रेजो में नहीं हें जो चरावर तलवार चमकाया करते हैँ, मे 
चाहता हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें गवर्मेंट का हुक्म कायम रहे 
बोर यह झगडा भी समाप्त हो जाय । इतना कहकर उससे यह कंद्वा कि जिस 
सडक से जत्ये जाया करते हु उस बडे रास्ते को छोडकर अगर दृप्तरे रास्ते 
से, जिसको निचली सडक कहते हैँ, जत्या जाय तो हम उस्ते जाने देंगे । मेने 
कहा कि ऐसा नहीं हो सकेगा, जत्ये को तो जाना ही है गौर उसी रास्ते 
जाना हूँ, जवतक उस्ते रोका जायगा वह जाया ही करेगा, पर वह अगर रोका 
न जाय तो ऐसी वात नही है कि हमेशा वह जाया ही करेगा और अगर जाय! 
ही करेगा तो भी जो भोड जमा होती है वह नहीं होगी, क्योकि वह भीड़ 
जत्ये के लिए नही, पुलिम की कार्य वाही देखने के लिए ही जमा होती है ) 

इसी तरह की बाते हुई । अन्त में, बिना कुछ तय हुए, में चला आया । 
दूसरे दिन जब जत्या गया तो भीड पर जो मारपीट हुआ करती थी वह न 
हुईं, केवल सत्याग्रही गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये । 
इसके बाद भीड खुद-ब-खुद हट गई । में यह देखने के लिए कि इन सत्या- 
अ्रहियो को वया सजा मिलती है, कचहरी में ग्रया। में बभी वही था कि 


१८२ बापू के कदमों में 


लाकर रक्‍्खे गये थे । दो अग्नेज अफसर उनके साथ घोडो पर वहाँ मौजूद 
रहते । घोडे दौडाकर डडे और चाबुक मारने का काम अधिकतर दोनो 
शँग्रेज ही करते । अगर किसी को गिरफ्तार करना होता तो दूसरे सवार उसे 
गिरफ्तार करके साधारण पुलिस के हवाले कर देते, जो उसे वहाँ से थाने पर 
या जेल में ले जाती । प्रोफेसर अब्दुलबारी और म, दूसरे काग्रेसियो के 
साथ, पहुँच जाया करते । 

एक दिन प्रो० वारी को खूब डडे छगे। मेरे नजदीक होकर घोडे 
दौडाये गये । पर मेरे ऊपर डडे का प्रह्मार नही हुआ । मालूम नही कि यह 
भहज दत्तिफाक था या जान-बूझ्नकर मुझे उन्होने छोड दिया | प्रो० वारी को 
चोट लगी, पर वह गिरे नही, क्योकि वह शरीर से काफी मजबूत थे । दाढ़ी 
भी थी और शक्ल से ही माल्म होता था कि मुसलमान हे । उनकी बगल 
होकर एक बिलोची सवार चल रहा था । उसने उनसे आहिस्ता से पूछा, 
मौलवी 7 तुम यहाँ कैसे भा गये ? प्रो० बारी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 
तुम्हारे ही लिए मुझे भेज दिया हूँ |! इस पर वह सहम गया, फिर और कुछ 
न करके आहिस्ता-आहिस्ता उनको एक तरफ--जहाँ दूसरे लोग खडे थे--- 
पहुचाकर अपना घोडा दौडाने रूगा । 

यह सिलसिला रोजाना चलता रहा | सत्याग्रही गिरफ्तार होते या न 
होते, पर जो भीड जमती उस पर वार जरूर होता, कुछ लोग तो जरूर 
घायल होते । भीड दिन-पर-दिन वढती ही जाती । मि० हसन इमाम नामी 
बेरिस्टर और प्रसिद्ध नेता थे, कलकत्ता-हाइकोर्ट की जजी कर चुके थे, का्नेस 
के प्रेसिडंट भी रह चके थे, पर वह सत्याग्रह में शरीक नही हुए थे । इस- 
लिए जन-साधारण उनसे कुछ नाराज भी थे । जहाँ यह रोजाना मार-पीट 
हुआ करती थी वहाँ से उनका मकान वहुत दूर था, इसलिए उनको इसकी 
कोई खबर भी नही थी । एक दित सबेरे उनकी स्त्री शहर की तरफ से लौट 
रही थी । उन्होने देखा कि लोगो पर किस तरह डडे बरसाये जा रहे हें । 
कई यूवको के सिर से खून बहते उन्होने अपनी आँखो देख लिया । उन्होने 
जाकर सव किस्सा मि० हसन इमाम से कहा कि किस तरह बेदर्दी से निहत्थे 
लोग पीटे जाते हे, तो भी लोग शात रहते हे और मार खाकर चले जाते है । 
इसका असर मि० हसन इमाम के दिल पर बहुत पडा । उन्होने मेरे पास 
टेलीफोन करके मुझे बुलाया, सब हाल भी मुझसे सुना । वह बहुत ही भावक 
थे, इसलिए बह वहुत आवेश में भा गये । मुझसे उन्होंने साफ-साफ कहा 
कि वह मदद करेंगे । में बहुत खुश हुआ, उनको विश्वास दिलाया कि जहाँ 
तक हो सकेगा, जनता की भोर से कोई अशात्ति नही होने पावेगी । 


बीसवाँ अध्याय 


महात्माजी के वचन को लोग कितनी दृढता से मानते भौर पाछते थे, 
इसका एक बहुत ज्वलत उदाहरण बविहपुर (मागलपुर) में मिला । विहपुर 
का इलाका गगा के दियारे में पडता हैँ । गया की धारा इधर-उघर वबदछुती 
रहती हूँ, जैसा सभी दियारो में हुआ करता हैँ । इसके कारण जमीन के 
निशान हट जाया करते हैँ । कौन जमीन किसकी हूँ, यह छेकर छोय आपस 
में अकसर लडा करते हूँ । विहपुर के इलाके में एक अग्रेज ने बहुत जमीन 
ले रक्सखी थी । वहाँ के लोगों से जमीन के लिए उसका बहुत झ्षयड़ा चकछ 
रहा था । जमीन की हिफाजत के लिए उसने गोरखो को तैनात किया था | 
लोगो से यह वात बर्दाश्त नही हुई । एकदिन सव-के-सव जमा होकर, वर्हा 
तैनात किये गये गोरखों को लोगो ने मार डाला ! उनकी लाशो को गंगा 
में वहा दिया अथवा इस तरह गायव कर दिया कि कुछ पता ही न छूगा। 
उसी विह॒पुर में सत्याग्रह छिड गया । 

१९२९ में जव में उस इलाके में दौरा करने गया था ठव छोगो में वडा 
उत्साह पाया था । में समझता था कि जब सत्याग्रह छिडेगा तो वहाँ फे छोग 
उत्साह-पू्वेंक उसमें शरीक होगे । यह छाप मेरे दिल पर एक विशेष कारण 
से पडी थी। जब में उस इलाके में दोरा कर रहा था तो एक जगह सभा 
के लिए समय कोई एक वे या दो बजे दिन दिया गया था। मे कुछ दूर 
दूसरे गाँव में चछा गया था | आश्या की थी कि वहाँ ठीक समय पर वापस 
आ जाऊँगा । जब में लौट रहा था तो अचानक बढ्ड जोरो से वर्षा आ गई। 
हवा भी चलने लगी । मेरे पहुँचने में दो-तीन घटे की देर हो गई । मे भीगता- 
भागता जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक वहुत वडी भीड वहाँ खडी हूं, 
सुना कि घटो से वह वर्षा में मेरा इन्तजार कर रही है ! अभी तक पानी 
वरमस ही रहा था। मेने वर्षा में ही खडा होकर भाषण किया । जो कूछ 
कहना था, कहा । इसी से मेने समन्न लिया कि इस इलाके के लोगो में साहस 
और दुढ्ता दोनो हूं । 


१८४ बापू के कदमों में 


दूसरे जत्थे के जाने का समय हो गया । वही पर खबर मिली कि पुलिस 
यद्यपि सडक पर खडी थी तथापि जब जत्था वहाँ पहुँचा तो उसे रोका नही, 
निकल जाने दिया । मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में उनको उस वक्‍त तक के लिए 
कैद की सजा दी जबतक वह खुद अपना काम खत्म करके इजलास से न 
उठे । यह हुक्म सुनाकर वह तुरत उठ गया उसके साथ ही सत्याग्रही भी 
वहाँ से उठकर उसके साथ ही वाहर चले आये ! इसके बाद एक वार गौर 
जत्था गया । पर पुलिस ने उसे रोका नही । दूसरे दिन से पुलिस रोकने के 
लिए आई भी नही सत्याग्रह का वह रूप यही समाप्त हो गया । मेने देखा 
शाति-पूर्ण सत्याग्रह का असर एक तरफ जनता पर पडता है, दूसरी तरफ 
गवनं मेंट की ओर से जितनी अधिक मारपीट होती है उतना ही लोगो का 
उत्साह बढता है, जिससे मारपीट का डर कम होता जाता है । शुरू से जब 
भीड पर डडे चलाना आरम्भ होता तो लोग इघधर-उघर भागते । पर आहिस्ता- 
आहिस्ता यह भागना बन्द हो गया । लोग डडे खा लेते, पर अपनी जगह से 
हटठते नही, उधघर पुलिस पर भी असर पडे बिना न रहता । में समझता हूं 
कि जो पत्र मेने डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रट को लिखा उसका असर उसपर इतना 
पडा कि उसने इस बात को मृह से बिना कहे सत्याग्रह की जीत मान ली 
और जुलूस जाने दिया । 


एस तरह की घटनाओ की खबर चारो तरफ से आती कि जहाँ-णहाँ 
नमक बनता है वहाँ पुलिस के लोग पहुंचते हे, नमक बनाने के लिए जो हाँडी 
बासन इकट्ठे किये जाते हैँ उनको तोड-फोड देते हे, कही-कही जमा हुए लोगो 
को पीटते भी हूँ, पर नमक बनाने-वालो को गिरफ्तार वहुत कम करते हूं । 
न मालूम क्यो, में गिरफ्तार नहीं किया गया । में सभी जिलो का चक्कर 
खूब तेजी से लगा रहा था । किसी जिले में जब में पहुँचता तो वहाँ एक 
मोटर लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक, दो दिन या हृद-से-हद तीन दिन 
में, दौड जाता रास्ते में जहाँ-जहाँ नमक बनता होता था वहाँ पहुंचकर 
उन जगहो का मुलाहजा कर लेता, उन लोगो को उत्साहित कर देता और 
दिन-भर में छोटी-मोटी दस-बारह सभाएं भी कर लेता। उत्साह इतना था कि 
सभी लोग अपने-अपने गाँव में मुझे ले जाना चाहते ताकि में देख सक कि 
उनके यहाँ भी नमक बनाया जाता हैँ । सभा में जो नमक बना रहता उसे में 
खुलेआम नीलाम करता । इस तरह आन्दोलन के ख्े लिए कुछ रुपये भी 
जमा कर लेता, क्योकि एक-एक पुडिया नमक दस-दस बीस-वीस रुपये में 
लोग ले लेते !” यह सब होते हुए भी, सारे सूबे में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
कही भी, जनता की गोर से, कोई फसाद या बलवा नही हुआ ! 


वीसवाँ अध्याय 


महात्माजी के वचन को लोग कितनी दृढता से मानते और पाछते थे, 
इसका एक बहुत ज्वलूत उदाहरण विहपुर (भागलपुर) में मिछा। विहपुर 
का इलाका गया के दियारे में पड़ता हैं ।॥ गगा की घारा इवर-ठघर बदछती 
रहती हूँ, जेसा सभी दियारो में हुआ करता हूँ । इसके कारण जमीन के 
निद्यान हट जाया करते हूँ । कौन जमीन किसकी हूँ, यह लेकर छोग मापस 
में अकसर लडा करते हू । विहपुर के इलाके में एक अग्रेज ने चहुत जमीन 
ले रक्खी थी । वहाँ के लोगों से जमीन के लिए उसका बहुत झगठा चक्त 
रहा था | जमीन की हिफाजत के लिए उसने गोरखो को तैनात किया था | 
लोगो से यह बात वर्दाइत नही हुई । एकदिन सब-के-सव जमा होकर, चहाँ 
तैनात किये गये गोरखो को लोगों ने मार डाला ! उनकी लाशो को गया 
में वहा दिया अथवा इस त्तरह॒ गायव कर दिया कि कुछ पता ही न छगा | 
'उसी विह॒पुर में सत्याग्रह छिड गया । 

१९२९ में जब मे उस इलाके में दौरा करने गया था तब छोगो में वडा 
उत्साह पाया था । में समझता था कि जब सत्याग्रह छिडेगा तो वहाँ फे लोग 
उत्साह-पूर्वक उसमें शरीक होगे । यह छाप मेरे दिल पर एक विशेष कारण 
से पडी थी । जब में उस इलाके में दोरा कर रहा था तो एक जगह सभा 
के लिए समय कोई एक व्जे या दो बजे दिन दिया गया था। में कुछ दूर 
दूसरे गाँव में चला गया था । आशा की थी कि वहाँ ठोक समय पर वापस 
आ जाऊँगा । जब मे लौट रहा था तो अचानक बढ़े जोरो से वर्षा आ गई। 
हवा भी चलने लगी । मेरे पहुँचने में दो-तीन घटे की देर हो गई । म॑ मीगता- 
भागता जव वहाँ पहुंचा तो देखा कि एक वहुत वडी भीड वहां खड़ी हैं, 
सुना कि घटो से वह वर्षा में मेरा इन्तजार कर रही हूँ ! अ्रमी तक पानी 
वरस ही रहा था। मेने वर्षा में ही खडा होकर भाषण किया। जो कुछ 
कहना था, कहा । इसी से मेने समझ लिया कि इस इलाके के लोगो में माहस 
ओर दुढ़ता दोनो हूँ । 


१८६ यापु के कदमों में 


जब फुछ महीनो के बाद सत्याग्रह आरम्म हुआ तब वहाँ भी लोगो से 
सत्याग्रह शुरू फर दिया । नमक-कानून तोड़ने के साथ-साथ शराब-बद्धी 
तथा नशीली चीजों के बहिष्कार का काम भी हो रहा था। वहाँ गाँजे को 
एक दृकान थी । थोडी ही दूर पर हमलोगो का आश्रम था। एक तरफ 
रेलवे-स्टेशत । एक छोटा-सा बाजार जिसमें पाँच-सात दूकानें । नजदीक ही 
एक डाक-बेंगला भी । कुछ दूर पर थाना । स्वयसेवको ने गाँजे की दृकान 
पर पहरा छूगाया | पुलिस को खबर लूंगी । आकर पहरा देनेवालो को मारा- 
पीटा । उत्साह बढ यया । ओर भी जोरो से पहरा पडने लगा । जिले के 
अफसरो को खबर हुई । वहाँ से कुछ और ज्यादा पुलिस के आदमी आये | 
एक दिन उन्होंने जाकर आश्रम के स्वय-सेवको तथा कार्य कर्त्ताओं को जबदंस्‍्ती 
निकाल दिया । जो खादी तथा सरजाम वहाँ था, सबको लूट-पाट कर तितर- 
बितर कर दिया । गाँजा बेचनेवाला, हम्रामा देखकर, वहाँ से भाग गया |: 
इस तरह गाँजे की दुकान बन्द हो गई । 
पुलिस ने आश्रम दखल करके वहाँ अड्डा जमा लिया। सत्याग्रही अब 
आश्रम को वापस लेने के लिए सत्याग्रह करने लगे। सत्याग्रह का रूप यह 
हो गया कि कुछ लोग हाथ में केवल झडा लेकर आश्रम की तरफ जाते । 
पुलिस उनको वहाँ जाने से रोकती | प्रति दिन एक जत्था जाता | पुलिसः 
या तो उसे मारती-पीटती या सबको गिरफ्तार कर लेती । जब गाँव में खबर 
पहुँची तो भीड वहाँ भी सत्याग्रह के समय पर जमा हो जाती । जब यहू 
भसीढ बढ़ने छगी तव पुलिस भीड को लाठियों से मार-पीटकर तितर-बितर 
कर देती । फभी तो सत्याग्रहियो को भी पीटती । कभी उनको गिरफ्तार कर 
आश्रम में ही रख लेती, फिर जब भीड चली जाती तो वहाँ से उन्हे निकारू 
कर थाने पर या जेलखाने में भेज देती । यह सिलसिला चलता रहा । भीड 
दिन-दिन बढती गई । यहाँ तक कि बीस-वीस पचीस-पच्रीस हजार आदमी 
दूर-दूर से जमा होते, लाठी खाते गौर चले जाते । पुलिस की तादाद कुछ 
ज्यादा नही थी | जेसे जबरदस्ख् लट्ूधर और छडाक्‌ उस इलाके के लोग 
होते है वैसे लोग अगर चाहते तो बातो-ही-वातो में उनका सफाया कर 
डालते । पर किसी ने कभी मुंह से भी उनको चोट नहीं पहुँचाई, लाठी की 
तो वात ही क्‍या थी । 
में एक दिन वहाँ गया । स्थान, गगा के उत्त र, भागलपुर से थोडी ही 
दूर पर हैँ । उस (विहपुर) स्टेशन से एक ब्राच-लाइन गगा के किनारे तक 
जाती है, जहाँ से स्टीमर पर गगान्पार करके आदमी उस पार भागलपुर 
पहुँच जाता हूँ । में भागलपुर से ही वहाँ गया था। इसलिए भागलपुर के 


बापू के कदमों में १८७ 


कुछ ऐसे छोग भी साथ हो गये थे जो सत्याग्रह में धरीक होनेवाले तो नही 
थे, पर वहाँ का हाल सुनकर प्रमावित बहुत हुए थे । पटना से भी कुछ लोग 
साथ गये थे । 

वहाँ हम लोगो के जाने की खबर पहले पहुँच गई थी । इसलिए वहां 
उस दिन भीड अधिक जुट गई थी । पुलिस का सुपरिण्टेण्डेण्ट सिपाहियो के 
साथ मोजूद था । समय पर सत्याग्रहियो का एक छोटा-सा जत्या निकला । 
भीड सडक के दोनो ओर लगी थी । कुछ दूर पर एक सभा हुई, जहाँ मंने 
छोटा-सा भाषण किया। पुलिस वहाँ भी मौजूद थी । मगर सभा में किसी किस्म 
फी छेड-छाड नही हुई । जब सत्याग्रही आश्रम के फाठक के पास पहुँचे तो 
वे गिरफ्तार कर आश्रम के भीतर ही ले जाये गये । हम लोगो ने समझा 
कि अब और कुछ आज विशेष नही होगा । पर तुरत ही पुलिस का सुररिण्टे- 
ण्डेण्ट पन्द्रह लट्टधारी सिपाहियो के साथ निकला । हुक्म दिया कि मारो । 
सिपाही वेघडक भीड पर लाठियाँ वरसाने लगे, क्योकि भीड सडक के 
दोनो तरफ वहुत दूर तक फैली हुई थी । वे लोग दोनो तरफ लाठियाँ बरसाते 
आगे वढते गये। भीड में से न किसी ने हाथ ही उठाया बौर न कोई 
भगदड ही मची । हम लोग कुछ दूर पर थे । कई जगहों में कई आदमी फैले: 
हुए थे । सुररिण्टेण्डेण्ट सिपाहियो के साथ पीटता-पिटवाता वहाँ भी पहुँचा 
उहाँ म॑ था । लाठियाँ तो वेघडक चल ही रही थी, मुझ पर भी कई छाठियाँ 
पडी । कुछ चोट भी माई, पर एक दूसरे स्वयसेवक ने मेरे ऊपर छलाठियों 
को न आने दिया, मुझे छोप लिया, इसलिए अधिक चोट उसी को आई । 
प्रोफेसर अब्दुल बारी थोडी ही दूर पर थे । उनको ज्यादा चोट आई । वह 
चोट खाकर गिर पडे । खून वहने लगा। यह सारा मामला घोडी देर में 
खतम हो गया । सुपरिण्टेण्डेण्णट और सिपाही, सारी भीड में लोगो पर 
लाठियाँ वरसाते, एक तरफ से निकले, फिर आश्रम में चले गये । 

भीड ने समझ लिया कि माज का काम खत्म हुआ, क्योकि ऐसा ही 
प्रतिदिन हुआ करता था । लोग जहाँ-तहाँ के लिए रवाना हो गये । हमलोग 
जो भागलपुर से आये थे, वही ठहरे रहे; क्योकि गाडी में कुछ देर थी। 
एक डाक्टर वहाँ रहते थे । जब भीड हट गईं तो वह हमलोगों में से घायलो 
की मरहम-पट्टी करने लगे । हमठोग घास पर बेठे थे और घाव धोये जा 
रहे थे कि इतने में पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट और इन्सपेक्टर कुछ सिपाहियों 
के साथ उसो तरफ जाये । हमने समझा कि शायद फिर एक वार हमला 
होगा, पर वे छोग कुछ ही दूर पर ठहर गये। फिर हमलगो में से एक 
मादमी को गिरफ्तार कर ले गये । हमलोग गाडी का इन्तजार कर रहे थे ॥ 


१८८ यापु के कैदमो में 


इसी समय कुछ लोग, जो अभी गये नहीं थे, हमारे पास आये । वे गाँव के 
रहनेवाले थे, बहुत ही दुखी थे; मुझे घेर कर बेठ गये, बहुत भावेश् में 
कहने लगे--.यहाँ हमारे बीच आप आये । आप और दूसरे नेता इस तरह 
हमलोगो के जीते-जी हमारी आँखो के सामने पीटे गये । हमलोग कुछ कर 
नही सके । इतनी पू लिस की क्या मजाल थी कि हमलोगो पर हाथ उठाती, 
आपकी तो बात ही कौन कहे । पर हम क्या करें, गाघीजी ने हमलछोयों के 
हाथो को बाँध दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते । नहीं तो इतनी पुलिस को 
हम चटनी कर डालते, चाहे इसका नतीजा जो कुछ होता । यह कहकर 
सब फूट-फूट रोने छगे । मेने उनको बहुत समझाया कि आप छोगों की 
बहादुरी तो शाति रखने में ही है, इसी से अन्त में हमारी जीत होगी । 


हम छोग जिस ट्रेन से रवाना हुए उसी से कुछ पुलिस-सिपाही भी 
भागलपुर चले । इसका अर्थ हमको उस वक्‍त नही मालूम हुआ । दूसरे 
दिन हम सबेरे गगास्तान करने गये । वहाँ पुलिस के कुछ हिन्दू सिपाही 
भी स्नान करने आये थे। उन्होने पहले दिन का हाल सुनाते हुए 
कहा---“सिपाहियो में दो दल हो गया था । जब सुपरिण्ठेण्डेण्ट ने सब लोगो 
प्र लाठी चढाने का हुक्म दिया--खासकर आप-जंसे लोगों पर तो 
हमछोगो को यह बात पसद नहीं आई, इसलिए हममें से कुछ ने सिर्फ 
लाठी भाँजा और ऐसा दिखलाया कि हम लाठियाँ चला रहे हूँ, पर 
किसी को हमलोगो की लाठियाँ छगी नहीं। किन्तु कुछ सिपाही ऐसे थे 
जिन्होंने खूब पीटा । आपलोगो को जब छाठी लग गई और अब्दुल बारी 
साहब बहुत जोरों की चोट खाकर बेहोश हो गिर पडे, तो हमलोगों से यह 
बात वर्दास्त नहीं हुई । हमलोगो ने उन सिपाहियो से कह दिया कि तुम 
लोगों नो फिर अगर लाठियाँ चलाई तो ठीक न होगा । पर वे भला क्‍यों 
मानें, फिर गिरे हुए बारी साहब पर लाठियाँ चला ही दीं। तब हमलोगों 
से उस लाठी को ऊपर-ही-ऊपर अपनी लाठी पर ओड लिया । उन सिपाहियों 
को भी अपनी छाठी से मारा । सुपरिण्टेण्डेण्ट तो आगे-आगे चलता था । 
हमलोग उसके पीछे-पीछे इसी त्तरह छाठी भाँजते चलते थे । इसलिए वह 
खुद तो देख नहीं सकता था कि किसको लाठी लगी और किसको मारा । 
हम लोगो ने इस तरह वारी साहव की जान वचा ली और उन सिपाहियो को 
भी पीटा । इसलिए हमलोगो को डर हो गया कि वे सिपाही हमलोगो के 
खिलाफ शिकायत करेंगे । इसलिए मार-पीट खतम होते ही हमने पहले ही 
जाकर साहव से नालिश कर दी कि इन सिपाहियो को लाठी चलाना नही 
आता हूँ, ये लोग इस तरह लाठी घुमाते हें कि भीड छोडकर आपस में ही 


चापू के कदमों में १८९. 


चोट खा जाते है । इस पर उन सिपाहियो ने भी कहा कि यह सव गरुत 
बाद है; इन लोगो ने हमको ही पीटा हैं, हमको लाठी चलाने से भी रोका 
है और खुद तो इन्होने कुछ किया ही नहीं हूँ । साहब ने यह सब सुनकर 
और तो कुछ नहीं किया, पर हम लोगो को रात्त ही भागछपुर वापस कर 
दिया । हम लोग उसी गाडी से बाये जिससे आप लोग रात आये । 

हमने देखा कि पुलिस के सिपाहियो में भी सत्याग्रहियो के साथ बहुत 
सहानुभूति है; वे जहाँ लक सख्ती करने में अपने को मजबूर समझते थे 
वहाँ तक ही सख्ती करते थे, नौकरी छोडने के लिए तैयार नहीं थे, पर 
सत्याग्रहियो के साथ ज्यादती नही करना चाहते थे । यह सब वात बफसरी 
के साथ नही थी, यद्यपि उनमें भी कुछ अच्छे थे । इसी प्रकार, वही मुझे 
एक और सुखद अनुभव हुआ । 

मेने ऊपर जिक्र किया हैँ कि अब हम लोग चेंठकर भरहम पट्टी करा 
रहे थे, एक पुलिस के इन्स्पेक्टर भी सुपरिष्टेण्डेण्ण और सिपाहियों 
के साथ काये ये क्या हण लोगों में से एक को गिरफ्तार कर ले णंये थे 
मेने उसको पहिचाना नहीं था। पीछे पुछने पर उनका नाम मालूम 
हुआ । मुझे याद जा गया कि मेरे स्कूल में इसी नाम के एक सहपाठी थे 
जो पुलिस में काम करते हैं । मेने भागलपुर से एक आदमी को विह॒पुर 
इसलिए भेजा कि वह जाकर जो खादी-सृत वर्गरह पुलिस ने ले लिया था 
उसे वापस ले ले, क्योंकि चघरखा-सघ के विरुद्ध कोई हुवम नहीं था । वह 
ज!कर उनसे मिला। वारतें करते-कऋरते उसने यह जिक्र छेंड दिया कि मंन्ते 
यातचीत में कहा था कि आपके ही नाम के एक आदमी स्कूल में मेरे सायी 
थे जो पुलिस में हे; पर आपको वह कुल सध्या समय वहाँ पहचान न सके । 
यह सुनते ही पुलिस-इन्स्पेवटर घबरा गया । उसकी आँखो में माँसू भा गये । 
उसने वात बदलता चाहा, कहा कि माप यह सव बात मत कहिए, खादी 
को वात कीजिए । पर चरखा-सघ को वह्‌ आदमी बहुत ही होशियार बोलने 
वाला धा । उसने फिर खादी की वात करके मेरा नाम कह दिया । तब 
देखा कि इन्स्पेक्टर फिर विक्नऊ हो गया । 

यह सब बातें उसने आकर मुझसे कही । मेने समझ लिया कि नोकरी के 
कारण चहुतेरे छोग देखने में हमारे विरोधी मालूम पड़ते हें, पर उनमें से 
बहुततेरो के हृदय में सत्याग्रहियो के प्रति श्रद्धा मौर प्रेम हैं ! हमने देखा कि 
महात््माजी की अहिंसा किस तरह प्रतिपक्षियों के हृदय में भी मसर डालती है ) 

वहाँ के जिला-मजिस्ट्रेट एक हिन्दुस्तानी सज्जन थे। उनके चड़ें भाई 
असपहयोग में पहले हम छोगो के साथ वहुत काम कर चुके थे । वह जेल भी 


१९० बापू के कदमों में 


जये थे । वहाँ वह सख्त बीमार पडे । जब हालत बहुत खराब हुई तो 
गवनंमेंट ने उनको छोड दिया। पर जेल से निकलते ही उनका स्वगंवास हो 
गया । इस कारण उनके सारे परिवार के साथ मेरा खूब घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया था । पर डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट तो नौकरी में थे । उनसे कोई सम्पक्त 
नही होता था । जब मे बिहपुर से भागलपुर लौटा तो उन्होने एक मित्र 
द्वारा भेरे पास सन्देश भेजा कि मुझसे मिलने के लिए वह बहुत उत्सुक हें, 
पर नौकरी के कारण उनकी जो अवस्था हैँ उसमें सीघे मिलना सम्भव नहीं 
है, यदि उस मित्र के साथ में उनके घर था आर तो वह बहुत भनुगृहीत 
होगे । में सुन चुका था कि वह यद्यपि जिला-मजिस्ट्रेट थे तथापि उनका 
कुछ चलता नही था । भागलपुर-डिवीजन का कमिश्नर भागलपुर में ही रहा 
करता था । वह मभौर पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ण मिलकर जिले में सत्याग्रह की 
लहर को रोक रहे थे । 
मे उस मित्र के साथ रात को मजिस्ट्रेट के घर गया | ज्योही में वहाँ 
पहुँचा, वह मेरा पैर पकड फूट-फूठकर रोने रूगे । कहने ऊछगे “आप मेरे 
बसे भाई के समान हे। क्योकि आप मेरे बडे भाई के साथी है, आप दोनो 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह मे जानता हे। में यहाँ जिला-मजिस्ट्रेट हूँ । 
और समझा जाता हूँ कि यहाँ जो कुछ हुआ हैँ वह मेरे ही हुक्म से हुआ 
हैँ । यहाँ मेरे मजिस्ट्रेट रहते हुए आप भोर दूसरे नेता इस तरह लाठटियों 
से पीटे गये, पर यह सब मेरे हुक्म के खिलाफ हुआ है । मेरा इसमें कोई 
हाथ नही हूँ । 
मे उनको कुछ सान्त्वना देकर वापस चला जाया । 
भागलपुर कपडे के व्यापार का बहुत बडा केन्द्र हैं । उन दिनों विहार- 
भर में विदेशी कपडे फी सबसे बडी मडी वहीं थी । बिहपुर की उपरोक्त 
घटना का एक नतीजा यह हुआ कि सारे शहर ओर व्यापारियों में बहुत 
जोश फैला । एक-दो दिन के अन्दर ही सबने विदेशी कपडे की बिक्री बन्द 
कर देने का वादा किया । जो कपडा उनके पास था, सबको बन्द कर काग्रेस 
की मुहर लगवा दी । कहा भी कि जबतक काग्रेस का फिर हुक्म न होगा, 
हम ये कपडे नही वेचेंगे । वहाँ भी कुछ स्त्रियाँ तैयार हुई थी कि विदेशी 
कपडे की दूकानों पर हम पहरा देंगी, पर इसकी ज्यादा जरूरत नही पडी । 
सब गांठ उक्त घटना के कारण ही अनायास वँघ गई । उनपर मुहरें भी 
लग गई । 
विहपुर के लोगो का उत्साह क्षणिक नही था । जवतक सत्याग्रद्द जारी 
रहा ओर गाघी-इरविन-समझौता के मुताबिक सत्याग्रह बन्द नहीं हुआ तब 


बापू के कदसों में १९१ 


शक सत्याग्नहियों का जत्या प्रतिदिन जाता ही रहा । कुछ दिनो के बाद 
'पुलिस ने भीड पर लाठी चलाना बन्द कर दिया । इसलिए भीड़ जुटनां भी 
कम हो गया । पर जो सत्याग्रही जाते उनके साथ बहुत सख्ती होती । मार- 
पीट के अलावा तरह-तरह की यातनाएँ उनको दी जाती । एक लड़के के 
कान में साइकिल का पम्प लगाकर इतने जोर से हवा की गई कि उसके 
कान का परदा फट गया | वह आज तक इसका फू भोग रहा हैं । पर 
लोग ओर सत्याग्रही बरावर निडर रहकर अपना काम करते ही रहे । 


इकीसवों अध्याय 


सत्याग्रह आरम्भ हुए दो महीने से अधिक बीत चुके थे। पर अभी तक न 
तो में और न पडित मोतीलारूजी नेहरू गिरफ्तार हुए थे--यद्यपि हम दोनों 
ही सत्याग्रह फा सब काम जोरों से चला रहें थे । पडितजी प्रयाग में बैठकर 
सारे देश का सचालन कर रहे थे । वर्किज्रन-कमिटी की बेठक भी जब-तब 
हुआ करती थी । में वहाँ जाया करता था । पर अधिक समय अपने सूबे के 
जिलो में दोरा करने में ही लगाता था । आइचयें होता था कि म॑ क्यो नहीं 
गिरफ्तार किया जाता । कुछ दिनो तक तो प्रान्तीय सरकार का हुक्म था 
कि में गिरफ्तार न किया जाऊं, इसलिए जिले के अधिकारी मुझे गिरफ्तार 
नही करते थे । में अकेला चक्‍कर लगाया करता था । कुछ दिनो के बाद 
मुझे खबर मिली कि जो रोक मेरी गिरफ्तारी के बारे में लगाई गई थी वह 
उठा ली गई; अगर कोई जिला-मजिस्ट्रेठ मनासिव या जरूरी समझे तो 
मुझे गिरफ्तार कर सकता हूँ । सरकारी हुक्‍्मो की खबर मुझे पुलिस के 
अफसर ही दे दिया करते थे ! जिसने रोक उठा देने की खबर दी उसने यह 
भी कहा कि से अकेला सफर न करूँ, एक आदमी साथ में जरूर रक्‍्खू, 
ताकि गिरफ्तार हो जाने पर वह खबर सबको दे सके | मे लापरवाही से 
अपना काम करता ही गया । उसके वाद खबर मिली कि प्रान्तीय सरकार 
का हुवम जिला-मजिस्ट्रेंटो तक पहुँच गया कि में गिरफ्तार कर लिया जाऊं । 
यह खबर तो मिली, पर मे कई जिलो में धूम आया, कही गिरफ्तार नही 
किया गया ! मेने इसका यह कारण सुना कि जिले के अधिकारी समझते 
थे, मेरी गिरफ्तारी से वहुत हल्ला मचेगा । यह वला कोई जिला-मजिस्ट्रे 5 
अपने सिर लेना नही चाहता था। ऐसा कहने का पूरा मौका भी उनको 
मिल जाता था, क्योकि में इतनी तेजी से एक जिले से दूसरे जिले में निकल 
जाता कि घह सोचते-विचारते ही रहते, में दूसरे जिले में चला जाता ! 


बापू के कदमों में १९३ 


अन्त में, मे अपने जन्म-स्थान के जिले (सारन) में पहुँचा । वहाँ सल्त 
हुक्म गया, मुझे जरूर पकड लिया जाय; फक्‍्योकि में उसी जिलेका रहनेवाला 
है, इसलिए यह उसी जिले के मजिस्ट्रेट की खास जिम्मेदारी हैँ । वहाँ की 
पुलिस तो इस ताक में रही, पर दो दिनो तक मुझे पकड न सकी । से कुछ 
लुक-छिपकर नही जाता था, तन कही अपने को बचाने का प्रयत्त करता था * 
पर मेरा कोई कार्यक्रम निश्चित नही होता था, न यही घोषित किया जाता था 
कि में कहाँ जाऊँगा । दो दिन के सफर के बाद मुझे छपरा में रात को ठहरता 
था। वहाँ मेरे भाई साहब के साथ घर के सब छोग रहते थे । रात को प्राय 
दस-यारह बजे तक पुलिसवाले इन्तजार करते रहे । पर जब में नही पहुँचा 
तो उन छोगो ने समझा कि में कही दूसरी जगह चछा गया | इसका पता 
लगाने वे दूसरी-दूसरी जगह चले गये । कई गाँवो में घृमते-घूमते मुझे देर 
हो गई थी । इस वजह से में ग्यारह बजे के वाद रात को पहुँचा था। दूसरे 
दिन जिघर मुझे जाना था उधर हो पुलिसवाले जाकर इचन्तजार करने लगे 
में रात-मर छपरा भ॑ रहकर सबरे जहाँ जाना था वहाँ के लिए रवाना हो 
गया । अभी शहर के भीत्तर ही था कि रास्ते में पुलिसवाले मिल गये ] 
में गिरिप्तार कर लिया गया। उन्होंने इतनी भद्गरता दिखलाई कि मुझे मेरे 
घर पर ले गये । वहाँ सबसे मिला-जूछाकर छपरा-्जेल में पहुँचा दिया। 


यह मेरा जेलखाने का पहला ही अनूमव था । जब मेरी गिरफ्तारी की 
खबर शहर में फेली, लोगो ने एक जुूछझूस निकारू कर सारे शहर में प्रदर्शन 
किया । जेल में उस समय त्तीन-चार सौ सत्याग्रही थे। जैसे ही मे जेल के 
मन्दर पहुंचाया गया, सत्याग्रहियो को इसका पता रूय गया । वे वहाँ शोर- 
गूल मचाने छगे । नारा लगाते हुए जे के फाटक के नजदीक था गये । में 
वही जेंलर के कमरे में बैठा था कि इधर शहर का जूलस भी जेंल के नजदीक 
चला वाया । जेंल के मन्दर से छोग नारा लगाते थे और चाहते थे कि जेलर 
जल्द उन्हें मौका दे कि वे मेरा स्वागत करें | पर इधर बाहर की भीड भौर 
अन्दर की घूम से घवरा कर जेलर ने अपने सिपाहियो को हुबम दे दिया कि 
वन्दूको से झूठा फायर करो । बाहर का जू लूस जे के अहाते के वाहर-ही- 
दाहूर सडक होकर जा रहा था। जेलर ने अपनी घवराहट में वह हुक्म दे 
दिया था। जब अन्दर के लोगो ने बन्दृूक की जावाज भुनी तो उन्होंने समझ 
लिया कि बाहर के लोगो पर गोली चल गई ) वे अब तो इसपर और भी 
मावेश में जा गये । मेने जेलर से कहा कि मुझे एक वार अन्दर जान दो 
तो सब घान्त हो जायेंगे । पर जब तक बाहर हल्छा था, वह फाटक सोदने 
से दरता था । जब अन्त में उसने देखा कि वर्गेर इसके काम नहीं चलता टू 


यू 
8 रा 


बाईसवाँ अध्याय 


मुझे अफसोस हैँ कि आहिस्ता-आहिस्ता जेल के बहुतेरे अधिकारियों का 
रुख बदल गया । कुछ तो आरम्भ से ही दूसरे विचार के थे । पर कुछ ऐसे 
भी थे जो सत्याग्रहियो को पहले बडी श्रद्धा की विगाह से देखते थे, वे 
भी एक प्रकार से तठस्थ हो गये | इसका कारण कुछ सत्याग्र हियो की गलतियाँ 
थी। महात्माजी ने बार-बार चिताया था कि वही कानून तोडने का सच्चा 
अधिकारी हो सकता हैँ जो कानून की पाबन्दी मच्छी तरह कर सकता है । 
इसका अर्थ यह था कि जो यो ही कानून तोडा करता है वह सत्याग्रह की 
भावनाओं से कानून नहीं तोड सकता, क्योकि वह तो यो ही 
मामूली तौर से भी तोडा करता हँ--सत्याग्रह की भावना न उसके हृदय 
में उठेगी और न दूसरों पर ही वैसा असर होगा । इसलिए उन्होने बताया 
था कि जेल के अन्दर सभी कायदों फो मानना चाहिए---सिवा ऐसे फायदों 
के जिनसे स्वाभिमान पर ठेस लगती हो । इस तरह का एक नियम था जिसके 
सम्बन्ध में १९२९५ से ही काग्रेसी लोग लडते आये थे । १९३० में भी वह 
जेल की किताबो में भले ही हो, पर सत्याग्रहियो के साथ वह व्यवहार 
में नही छाया जाता था। वह नियम यह था कि जब कोई वडा अधि- 
कारी आता था तब सब कैदियों को कतार में खडा होना पडता था । 
फिर एक सिपाही के सरकार सलाम” कहने पर सबको अपना एक हाथ पजा 
खोलकर दिखाना पडता था और दूसरे हाथ से ओठ विदोरकर दाँत दिखलाना 
पडता था। इ्प्तमें एक तो ब्रिटिश गवनंमेंट की सत्ता को सलामी देनी पडती 
थी और दूसरे एक हीन-दीन व्यक्ति की तरह दाँत विदोरना पडता था। इस 
तरह के नियम वनाने का कारण चाहे जो हो, यह बहुत बूरा अपमान-जनक 
मालम होता था। इसलिए इसका क्रियात्मक रूप से विरोध १९२१ से ही आरम्भ 


“- हो गया था। इसको न मानने के कारण सत्याग्रहियो को बहुत प्रकार के कष्ट 


4 


बापू के कदमों में १९७ 


उठाने पढे थे । अन्त में ऐसा हो गया था कि जबंतक जेल के अधिकारी, 
कैदी सत्याग्रहियों के साथ झगडा विसाहने की ठान नहीं छेते 'सरकार सलाम' 
नही कहते, क्योकि ऐसा कहने से ही सघषे पैदा हो जाता । दूसरे नियम भी 

जो कुछ अपमानजनक मालूम होते, कुछ ऐसे ढीले हो गये थे कि सत्याग्रहियों 
को उनसे वहुत जेछो में छुटकारा मिल गया था, जहाँ नहीं मिलता था वहाँ 
कुछ सघये होता ही था । पर सत्याग्रही केवल ऐसे ही नियम का उल्कघन 
नही करते थे जिनका उल्लधन करना महात्माजी ने जायज बताया था; 


वल्कि वे दूसरे नियमों की भी अवहेलना कर देते थे जिनसे हमारा अपना 
चरित्र गिरता भौर कमजोर होता । 


एक मामूली नियम था चिट्टियों के सम्बन्ध में मथवा अश्वार या 
पुस्तकें मंगाने के सम्बन्ध में । नियम के विरुद्ध भी हम में से मक्‍्सर छोग ये सब 
चीजें किसी-न-किसी तरह से मेंगाते थे । वे छोग अपनी ओर से भी खबद 
और चिट्टियाँ भेज देते ॥ इसके लिए बहुत ऐसे काम करने पडते जो मनूचित 
थे। जेल के सिपाही और दूसरे अधिकारी भी सत्याग्रहियों को इसमें 
सहायता या प्रोत्साहन देते, क्योकि उनमें जो अच्छे थे वे तो यह मानते थे कि 
ऐसा करके हम एक प्रकार की सेवा ही कर रहे है भौर जो वृरे थे वे शायद 
इन कमजोरियो की खबर दूसरे मधिकारियो तक पहुँचा देते थे । इसका एक 
फल यह देखने में जाया कि कुछ लोग इस तरह की छोटी-मोटी मेहरवानियों 
के छिए अधिकारियों की खुशामद भी करते । अगर किसी सत्याग्रही के साथ 
अधिकारियों का अधिक सम्पर्क हो गया तो इस कारण से सत्याग्रहियो में भी 
. आपस का मनमुट॒व हो जाता । जो होशियार अधिकारी थे वे चाहे इस तरह 
को जितनी भी सेवा क्यों न कर दें, ऐसी सेवा चाहनेवाले सत्याग्रहियो के प्रति 
उनके दिल में उतनी इज्जत नहीं रह जाती । इस त्तरह, वहुतेरो के प्रति 
उनकी श्रद्धा, जो शुरू में होती थी, कम हो जाती ॥। 

हमारी कमजोरी दूसरे प्रकार से भी जाहिर होती । जेंछ के अधिकारियों 
के साथ सान-पाव की चीजो के लिए भी कमी-क्ी सधघर्ष होता । मगर इससे 
भी खराब तो यह था कि आपस में भी इस तुच्छ वात के लिए कमी-फरमी झगड़े 
हो जाते । उसी साल जेलो में एक नया नियम लागू हुआ, जिसके अनुसार 
तीन विभागों में कंदी वाँट दिये गये । जो सबसे ऊँचे दर्जे के-..!ए'-वर्ग 
के--पे उनके लिये खान-पान, मुलाकात और चिट्टियों की अधिक सुविधा 
थी । उनको अपने कपडे पहनने का हक था । वे काम करने से घरी थे । 
जो दूसरे अवत्‌ 'बो'-वर्ग के थे उनको खान-पाव की तो बही सुविधा थी जो 
'ए“बर्ग वालो को, पर चिट्टियो तथा मुझछाकातों को सुविधा 'ए!-वर्ग के मुका- 


१९८ 


बले कम थी--जेल के कपडे उन्हें पहनने पडते और जिनको सख्त सजा मिली 
होती, ये काम करने को बाघ्य थे। तीसरे दर्जे अर्थात्‌ 'सी-वर्ग के लिए, 
पहले के दो बर्गों के मुकाबले खानपान की जौर दूसरी सब सुविधाएं बहुत ही 
कम थीं । यह वर्गीकरण कसूर के आधार पर नही किया गया था, बल्कि कंदी 
की, जेल जाने के पहले की, रहन-सहन और मान-प्रतिष्ठा तथा हँसियत के 
आधार पर किया गया था | इसमें राजनीतिक केदी भौर दूसरे क॑दियो के 
बीच कोई मेद नहीं था। ऐसे कंदी भी, जो फरेब-जालसाजी और खून तक के 
लिए सजा पाये हुए थे, पर जिनको 'बी“वर्ग मिल गया था, उन सभी सुवि- 
धाओ को पाये हुए थे जो “बी-वर्ग के राजनीतिक कंदियो को मिलौ हुई थी । 
महात्माजी ने कहा था कि राजनीतिक कैदियों का अछंग वर्गीकरण होना 
मुनासिब नही है, क्योंकि हम जब जेलखाने जाते हे तब हमको और कैदियों 
की तरह ही अपने को समझना चाहिए और जो सुख-दुख दूसरे भोगते हे वही 
हमको भी भोगना चाहिए, इससे जो दूसरे कंदी होगे उनके साथ हमारी 
सहानुभूति होगी और उनकी सहानू भूति हमारे साथ, हो सकता हैँ कि जेल 
के अधिकारियो का जो बर्ताव मामूली कैदियों के साथ बहुत कडा हुआ करता 
है वह हम छोगो के कारण कुछ बदल जाय और जो सुविधाएँ हम लोगो को 
मिलें वे ही मामूली कैदियों को भी मिलने छग जायें, यदि हमारा चरित्र 
ठीक रहा तो कुछ अच्छा असर मामूली कैदियों पर भी पड सकता है ! 
महात्माजी को आशा थी कि इस प्रकार जेल के अन्दर भी हम अपनी सुनीति 
ओर शुद्ध शझाचरण से मामूली फैदियो फी कुछ सेवा फर सकेंगे, मुमकिन हूँ 
कि जेल में हमारी वजह से बहुत सुधार हो जाय, इस प्रकार से हमलोगो पर 
भी अच्छा ही असर पडेगा, क्योकि हम अपने को जन-साघारण में ही समझते 
रहेगे, देशसेवा का गये हमको कलषित नहीं करेगा, जेल के अधिकारियों पर 
भी इसका अच्छा असर पडेगा । 
पर ये बातें हमारे लोगो को नही जेंची । उनमें तो हमेशा इस बात की 
चर्चा होती रही कि राजनीतिक कैदी दूसरे मामूली कैदियों से अलग समझे जायें, 
उनका वर्गीकरण अरूग किया जाय । उस वक्‍त ब्रिटिश गवनमेंट ने इसको 
सिद्धात-रूप से नही माना, पर व्यवहार में राजनीतिक फंदी अलग ही समझे 
जाने रूगे । इसका एक कारण यह भी था कि जेल के अधिकारी डरते थे कि 
सत्याग्रही मामूली कैदियों को भी विग्राड देंगे, जेलो में उनसे भी विप्रोह करा 
देंगे, तव उनके लिये मामूली फेदियो को अनुशासन में रखना कठिन हो 
जायगा । इसी विचार से सत्याब्रहियो के साथ मामूली कंदियों का, जहाँ तक 
हो सकता, कम सम्पर्क होने दिया जाता । जब राजनीतिक कैदियों की 


वापू के कदमों में १९९ 


4 


ऋख्या बढ़ी तो उनके लिए अहूग जेलखाने ही फायम हो गये---कुछ नए और 
कुछ पुराने, जिनमें केवल राजनीतिक कंदी ही रखे जाते । यदि किसी जेछ 
में दोनो प्रकार के फैदी होते, तो वे अलग-अलग आँगनो में रखे जाते जिसमें 
उनके एक दूसरे से मिलने-जुलतें का कम-से-कम मौका जावे । इस तरह, दूसरे 
कंदियो से सत्याग्रही अक्सर अलग ही रखे जाते रहे । कही-कही तो सत्या- 
अहियो में ओर दूसरे कंदियो में सघ्ष भी हुआ, पर बहुत कम । इतना जरूर 
हुआ कि जितना असर हम अपने सम्पर्क भर सदाचरण से मामूली कंदियों 
पर डाल सकते थे उतना नही डाल सके | इसमें हमारी अपनी कमजोरियां 
को थी ही, कुछ जेल की ऐसी नीति भी थी । 

वर्गीकरण का एक दूसरा असर सत्याग्रहियो पर पडा जो बहुत बुरा था, 
बयो कि इससे आपस में व मनस्य भी पैदा हो जाता था । कुछ सत्याग्रहियो की 
इच्छा थी कि वे 'ए' या “वी” वर्ग में रखे जायें । इसके लिए वे स्वयं, या 
डनकी तरफ से दूसरे लोग, जेल के अन्दर या बाहर, अधिकारियों के पास 
पहुंच कर कोदिश करते । यदि किसी को 'ए' वर्ग मिल जाता तो कुछ लोग 
ऐसे भी होते जो उसे बुरा मानते और डाह करते ! और जिनको ऊपर का 
बर्ग मिरु जाता उनमें से कुछ ऐसे भी होते जो अपने को 'सी“-वर्गे वालो के 
मुकावले घडा मानकर कुछ घमड करते । यह आपस फा वेमतस्य कुछ अधिक 
बद जाता जगर 'सी'-वर्ग के साथ ही 'ए-वर्ग और 'ची“-वर्ग के राजनीतिक 
साथी रसे जाते । पर अधिकारियों ने दोनो को, अपनी सुविधा के खयाल से, 
भलग-बलग रखा । शत्त' झगड़ा उस हृद तक नहीं वढठा जहाँ तक बढ़ सकता 
था। तो भी इन सब कारणो का यह फल तो बवश्य हुमा कि हम जितना 
न॑तिक प्रभाव जेल के अधिकारियों पर डाल सकते थे, नही डाल सके ! 

सत्याग्रहियों को जेल का अनुभव काफी मिला हू ) जब हमारे हाथो में 
भधिकार आया तो हमको जेलो में सुधार करने का मौका है मौर हम अपने 
मनुभवो से छाम उठा सकते हूं । मंने देखा कि जेल के जितने नियम वने हैं, 
सव अनुभव से बने हूं । छोटी-छोटी बातें भी, जिनका भय पहले समझ में नहीं 
आता था, कुछ अरयय॑ रखती है, जो अनुभव पर ही बवलरूम्बित हूं । मेने देसा 
कि जेल का एक सिपादह्दी प्रतिदिन, तीन-चार बजे के करीव सेपहर को, लोहे की 
एक छोटी-सी छड लेकर, दरवाजो और जेंगलों में लगी हुई छडो पर हलकी चोट 
देते हुए, एक तरह से जलतरग-सा बजाता हुआ, चला जाता था । मेने कई 
दिनो तक इस तरह देखा । पहले तो यह समज्ञ में नही आया कि ऐसा व्यो 
' करता हूँ; पर पीछ माल्म हुआ कि वह प्रत्येक छठ को जाच लेने का एक 
ठरोका पा, अगर कहीं कोई छड कटी या टूटी हो तो उसकी जावाज भिन्न प्रकार 


२०० बापू के कदमों में 


ही होगी । कैदियों के पास कोई रस्सी या सूत का डोडा ( पंसे रखने की 
लम्बी जालीदार थैली) तक और लम्बा कपडा भी रहने देने का कायदा नही 
है । पहनने के लिए तो जाँघिया और आधी बाँह का कुर्ता तथा ओढने के लिए 
कम्बल मामूली तरह से मिलते है । इनके आलावा एक-डेढ फुट लम्बा-चौडा 
रूमाल । लम्बा कपडा तथा रस्सी इसलिए नही दी जाती कि कंदी कही 
गलफाँसी न डाल ले । डोडा भी इसलिए नही दिया जाता कि ऐसा देखा गया 
हैं कि डोंडे से घिस-घिसकर लोहे की छड काट कैदी भाग गये हे । जेल के 
सारे जहाते के अन्दर कोई चीज भी, जो एक जगह से दूसरी जगह हटाई जा 
सके, रात को बाहर नही छोडी जाती, वयोकि उसके सहारे दीवार पर चंढकर 
कौ दी भाग सकता हैँ । इसलिए कोई रस्सी भी बाहर नही छोडते । कपड़े 
सुखाने के लिए बहुत दिनो तक हमलोगो को भी रस्सी मिलने में दिक्कत 
रही । पीछे मिली भी तो सिपाही उसे सबेरे छाता भौर फिर शाम के 
पहले वापस ले जाता । 

जेल के अहाते के अन्दर पपीता अथवा केला-जैसे हलके लम्बे झाड भी 
रहने देने का हुक्म नही है, क्योकि वे आसानी से तोडे या काटे जा सकते 
है, उनको दीवार से लगाकर कंदी निकल-भाग सकता हूँ । ऊँची दीवार के 
नजदीक कोई दरख्त भीतर या बाहर नही रहने दिया जाता । जो दरख्त 
देखने में आते हे वे इतनी दूरी पर रहते हू कि उन तक कोई छलाँग मारकर 
भी नही पहुँच सकता । रात में एक कंदी बारी-बारी से हर कमरे में जागता 
रहता हूँ । वह चिल्ला-चिल्लाकर सिपाही को बताता रहता हैँ कि उस कमरे 
में जितने कैदी बन्द हुए थे सब गिनती के मृताबिक मौजूद हैं । हर बैरक 
में एक रोशनी जलती हूँ | पर वह इतनी ऊँची रखी जाती हूँ कि वहाँ तक 
कोई पहुँच नही सकता । जब रात को सिपाही बदलता हूँ तो गिन लेता हूँ 
कि जितने कंदी बन्द हुए थे वे सब मौजूद हूँ या नही । दिन को भी कई 
बार कैदियो की ग्रितती की जाती है । ज्ञाम को जब सब बैरक बन्द हो 
जाते हें तो गिवकर देख लिया जाता हैँ कि जितने नये जाये और छूटे उन 
सबका हिसाव मिलाकर जे लखाने के अन्दर जितने मौजूद होने चाहिए उतने 
हँ या नही । अगर कही हिसाव में गलती हो गयी हैँ तो भ्रधिकारियो को 
बहुत परेशानी होती हू । जवतक हिसाब ठीक नदी मिल जाता, वे दिन-भर 
का काम समाप्त नही समझते । उसी तरह, सवेरे भी, जबतक गिनती मिल 
नही जाती, परेशान रहते ह, कंदियो को वैरक से बाहर निकलने नही देते । 
इतनी सावधानी के बावजूद भी कंदी भाग ही जाते हं--की दीवार टप कर, 
कभी लोहे का सीखचा तोडकर, कभी भौर किसी प्रकार से। इसमें शक 


बापू के कदमों में २०१ 


नहीं कि सभी नियमों की अगर ठीक पावन्दी की जाय तो निकरू भागना 
वहुत मुश्किल हूँ । 

इस नियमों की उपयोगिता कैदियों को भागने से रोकने में हँ, पर कुछ 
नियम ऐसे भी हे जो उनके दिल पर यह छाप डालते रहते हे कि आखिर वे 
कंदी ही हे, वहाँ कष्ट सहने के लिए ही वे भेजे गये हू शौर दूसरे मनुष्यों 
से हीन-दीन तथा भिन्न है ! अपमान तो उनको कदम-क्रदम पर सहना पडता 
हैँ । शरीर की रक्षा के लिए प्रवन्च अच्छा रहता हु--अगर उन्हें खाने के 
लिए नियम के अनुसार जो कुछ मुकरंर हैँ वह ठीक तरह से दिया जाय, 
उसमें चोरी न हो, तो वह स्वास्थ्य के लिए काफी है । जेल के अन्दर वीमारियो 
के लिए भी इन्तजाम ठीक रहता हैँ, पर कमंचारी हमेशा अपना कर्तव्य पूरा 
नही करते, इसलिए खाना और दवा दोनो से वहुत कैदी चचित रह जाते हूं , 
जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता ! मुझे सव चीजों को 
देखकर ऐसा मालूम हुआ कि सारे प्रवन्ध की नीति यह हूँ कि कैदी के दिल 
में डर पैदा किया जाय, उसकी आत्मा दवा दी जाय, हिम्मत तोड दी जाय, 
जिससे वह जब कभी चाहर निकले तो एक पस्त-हिम्मत जौर निराण तथा 
दुखी आदमी होकर ही निकले ! कैदियों से कुछ काम भी लिया जात्ता हैँ । 
पहले कुछ काम ऐसे भी होते थे जो उनके शरीर और मन दोनो को तोड 
डालते थे । जैसे, कोल्हू का काम, पर वह अब विहार में उठा दिया गया 
हैँ । दूसरे जो काम हूं वे ऐसे ह॑ जिन्हे लोग वाहर भी किया करते हे, उनके 
करने में कोई दिवकत नही मालम होती । कुछ ऐसे काम भी कराये जाते 
हैँ जिनको अगर कैदी सीख ले और वाहर आकर करना चाहे, तो उसको 
एक रोजगार मिल जाय, वह्‌ अपने को आर्थिक दृष्टि से स्वतन्न वना ले; 
पर म॑ नहीं जानता कि इससे कितने कैदी छाम उठाते हूँ । हाँ, मेने एक ऐसे 
कंदी को देखा है जो कई वार जेल जाकर दरी-गलीचा बनाने के काम में 
इतना दक्ष हो गया कि वह अच्छी-से-अच्छी चीजें तंधार कर सकता हूँ । 
अन्त में, छूटने पर जेल में ही दूसरे कैदियो को काम सिखाने के लिए यह 
नौकर रख लिया गया । वह कई वर्षो से यह काम कर रहा है । भव वह सुखी 
मभलामानस वन गया हूँ । इसी तरह, एक दूसरे कंदो को भी मेने देखा । 
वह वड़ा नामी डर्कत था। बहुत दिनो तक पुलिस उसे पकडने में असमर्थ 
रही । आजीवन जेल की सजा पाकर वह जेल गया | वह भी बहुत होशि- 
यार हो गया घा । कपड़ा बुनने इत्यादि का काम घूब अच्छी तरह पान 
गया था। इसका जीवन भी सुधर गया। उसने मृजसे वहा था वि जेल 
से वाहर निकलने पर में उ्को खादी के वाम में नौकर रजवा दू। 


२०२ बापू के कदमों में 


| 

मेने वादा भी किया था । किन्तु जेल से छटकर वह फिर मेरे पास नहीं 
आया । एक कुष्ठ-आश्रम मे वह सेवाकार्य कर रहा है । जब में इत्तिफाक से 
उस कुष्ठ-भाश्रम में गया तो उससे मुलाकात हुई । मालूम हुआ कि बह वहाँ 
के काम से सन्तुष्ट है, आश्रम के लोग भी उससे बहुत सनन्‍्तुष्ट हे । इस तरह 
सुधरे और सुलझे हुए कैदी बहुत कम ही निकरते हैं । 

एक जो बचपन में गिरहकट बन गया, जितनी बार जेल गया, अधिक 
दक्ष गिरहकट बनता गया ! मेने देखा कि एक बार बेलगाडियो पर चावरू 
जेल में लाया गया | वे गाडीवान बाहर के देहाती आदमी थे । वे विचारे 
सीधे सादे और ति शक थे | जेल के कंदियो ने चावल के बोरे उनकी गाडियो 
से उतारे। न मालम कब और कीसे, बोरे के साथ ही, गाडीवान की जेब में 
जो पैसे थे वे मी निकारू लिये | इसका पता उस बिचारे को चलने के समय 
लगा । किसने निकाला, इसका पता तो जेल के अधिकारी भी न लगा सके 
जब बहुतेरे चोर, गिरहकट, डकत इकट्ठे होते हे तो एक दूसरे से बातें 
करते रहते हें, एक दूसरे के अनूमव से लाम उठाते रहते हे, नित नये ढग 
भी सीखते रहते हैं । जेल के एक सुपरिण्टण्डेण्ट ने मुझसे कहा था कि जेल 
के' अफसर भी ,ऐसे लोगो के साथ रहते-रहते कुछ वेसे ही हो जाते हू! उनमें 
से थोड ही ऐसे होते ह॑ जो अपने को इस असर से बचा सकते हैँ । बात भी 
सही हैँ । वे अगर अच्छे हो तो कैदियों को सुधार भी सकते हे । पर जेल के 
सारे नियम ऐसे बने हें कि उनमें सुघार की गुजाइश नहीं के बराबर है | 
उनमें हर तरह से डर पंदा करके दिल तोडने की कोशिश रहती हैँ | इस- 
लिए, अगर कोई सुधर जाता है तो वह अपने पृ्व॑जन्म के भाग्य से ही, जेल 
के नियमों की वजह से नही ' 

जेल में अधिक ऐसे ही लोग जाते हे जो हृष्ट-पुष्ट होते है, जो कद होने 
के पहले काम करके कुछ पैदा करते रहते हे । उनसे ठीक तरह से काम लिय 
जाय तो कोई कारण नही कि वे कम-से-कम इत्तना क्यो न कमा हे जो उनके 
खाने-पीने के लिए काफी हो । मामूली तौर से एक जवान आदमी जेल के 
वाहर इत्तना पैदा करता हैँ कि वह अपने और अपनी स्त्री तथा बालबच्चो 
को खिला सकता हूँ । वह आदमी जेल में जाकरगवनंमेंट पर भार बन रहता 
हूँ । केवल उसकी रक्षा के लिए ही खर्च नहीं करना पडता, वल्कि उसको 
जो खाना-कपडा दिया जाता हैं वह भी गवनें मेंट को-अर्थात्‌ समाज से 'कर' 
वसूल करके--देना पड़ता हैं । यह समाज के लिए तिगृना नृकसानवेह सावित 
होता है । एक तो उसने समाज के विरूद्ध कुछ काम किया जिसके लिए उसको 
सजा मिली, दूसरे वह जो कुछ पंदा कर सकता था और दूसरो को तथा अपने 


वापू के कदमों में २०३ 


को पाल सकता था वह बन्द हो गया, तीसरे उसके खाने-कपडे के लिए समाज 
को खर्च करना पड। । यदि जेल की नीति सुधबर जाय तो यह सब नुकसान 
रुक सकता है--जे ल के खर्च का वहुत वडा हिस्सा, कंदियों से उनके योग्य 
काम लेकर, मिकाला जा सकता है । इसके लिए जेल के ध्येय को वदलना 
आवश्यक हैं। जेल अगर डराने गौर सजा देने की जगह व रहकर 
सुधार की जगह वन जाय, जहाँ विगडे हुए लोग जाकर अच्छे हो 
जायें, तो इससे वढकर समाज की दूसरी सेवा नहीं हो सकती । तव अगर 
फोई आदमी दवत्तिफाक से जेल चला भी जाय तो वह बेहतर होकर वहां से 
निकले और वाहर भी समाज का वेहतर आदमी होकर रहे--वह जेल 
के अन्दर भी काम करके इतना पैदा कर ले कि जेल का महकमा खर्च 
का महकमा न रहकर आमदनी का महकमा वन जाय । इसके लिए उस 
प्रकार के अधिकारी होने चाहिए, जो उस नीति को खूब समझे, जो कंदियो 
के साथ फेवल कडाई का ही नहीं--सहानू भूति का भी बर्ताव करे, उनको 
सिर्फ डरावे ही नही वल्कि उनकी आत्मा को भी जाग्रत करे, उनकी रहन- 
सहन को भी सुघारे । 

यह एक ऐसा विपय हैँ जिसपर बहुत-कुछ कहा जा सकता हूँ । इसके 
सम्बन्ध में बहुत साहित्य भी वन गया हैं। कई देशो में सुधार की नीति से 
काम भी लिया जा रहा है । हमलोग अपने अनुभव से काम लें बौर जेल का 
सुधार करना चाहे, तो बहुत-कुछ कर सकते हूँ । पर जहाँ तक मुझे मालूम 
है, जो कुछ थोडा-बहुत सुधार का प्रयत्न किया गया हैँ वह अधिकतर राज- 
नीतिक केदियो को ज्यादा सुविधा देने के लिए ही किया गया हैं! पर सच 
पूछा जाय तो अधिक घ्यान देने योग्य मामूली कंदी ही हूँ, क्योकि राजनीतिक 
केदी तो कुछ दवग और होशियार होते हें, अपना काम कई तरह से--क्रुछ 
दवाकर, कुछ तिकडमवाजी से, कुछ अपने अच्छे प्रभाव से--निकाल लेते हे ॥ 
पर गरीब मामलो कैदी, जो वहुत अनु भवी और वदमाश्य कैदी नही हो जाते, 
विचारे ज्यों-फे-त्यो रह जाते हूं ' 

मेरा विचार हूँ कि जेल के सुधार में तीन-चार बातों पर ध्यान देना 
जरूरी हूँ | उसके नियम, जहाँतक हो सके, इस दप्टि से ददले जायें कि कैदियों 
फे कितने ऐसे विभाग हो सकते हू जिनके कारण, अकस्मात्‌ किसी गलती 
से जेल गये हुए आदमी का ऐसे वौदियो से सम्पर्क न हो जो सचमुच छेंटे 
वदमाद हें । अक्सर गाँव के लोग आपस में रडमझगड जाते है । उनको जेल 
फो सजा हो जाती हूँ) पर वे दिल के बुरे नहीं होते, सिर्फ गुस्से में माकर 
या गौर किसी बागन्तुक कारण से कोई गठती कर देते हूँ | ऐसों को वदम ले 


२०४ बापू के कदमो में 


कैदियो की सगति से अलग रखना चाहिए। जो कैदी कम उम्र के होते हे दे 
आज भी अलग रखे जाते हे, पर उनके सुधारने का कोई समुचित प्रवन्ध 
नही होता है--वह होना चाहिए । उनमें भी यह देखना चाहिए कि कौन 
बार-बार जेल आया-गया है और कौन अकस्मात्‌ किसी गलती के कारण 
आया है । इन दोनो प्रकार के युवकों को भी अलूग-अछंग रखना चाहिए । 
यह नियम आज भी हे, पर इसका ठीक व्यवहार नहीं होता | ऐसे युवकों 
को पुराने बदमाश केंदियो के साथ कभी न रहने देना चाहिए । मेंनें देखा हूं 
कि जेल के अन्दर ये सुधरने के बदले और भी अधिक चोरी-गिरहकटी आदि 
दुर्गणो में निष्णात बन जाते हे, क्योकि जो बडे और पुराने होते हे वे छोटो 
और नयो में अपने दुर्गूगो को अधिक दे देते हे । शिक्षा, अच्छे लोगो की 
सगत्ति, मन को काम में बहलाये रखना, किसी प्रकार का प्रदोभन न 
मिलना--सुधार के ये ही उपाय हे। मनोविज्ञान जाननेवाले यह बता 
सकते हूँ कि किन किन तरीकों से वे युवक सुधारे जा सकते हे । अभी 
जो प्रयत्न है वह नही के बराबर हे । बडो में भी कसूर के खयाल से कई 
विभाग किये जा सकते हें । पर यह सब तभी चल सकता है जब जेल के 
अधिकारी स्वय इस नीति को समझ लें, वे भी इस सम्बन्ध का कुछ ज्ञान 
प्राप्त कर लें । 

फोज के अफसरो ओर सिपाहियो को बहुत दिनो तक विश्वेष शिक्षा दी 
जाती हैँ | पुलिस के अफसरो और सिपाहियो की शिक्षा का भी प्रबन्ध है । 
जो मुन्सिफ और मजिस्ट्र ८ होते हे वे भी स्कूल-कालेज में शिक्षा पाये होते 
हैं तो भी कुछ दिनो के लिए उनको विश्ञेष शिक्षा अपने खास कानूनी काम 
के लिए लेनी पडती हूँ | पर, जहाँतक में जानता हू, जेल के अधिकारियों के 
लिए किसी विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है । वे नियुक्ति के बाद 
ही किसी जेल में रख दिये जाते हैं । जो काम वहाँ होता रहता है उसीको 
देखकर जो कुछ सीख सकते हे, सीखते हे--अर्थात्‌ पुरानी रीति को ही सीखते 
और काम में लाते है । इसका एक प्रमाण यह हूँ कि जो जेल के सबसे बडे 
अफसर होते हे वे या तो फौज य। पुलिस से या डाक्टरो में से या किसी दूसरे 
विभाग से ले लिये जाते हें । उनको जेल-सम्वन्धी कोई विशेष ज्ञान नही 
होता, पर शासन का काम ठीक जानते हे ! जेलर वर्गरह तो नीचे से तरवकी 
पाते-पाते ही नियुक्त होते हें । इस तरह, यह सारा महकमा ऐसे लोगो के 
हाथो में हैँ जो मनोविज्ञान का कोई ज्ञान नही रखते--आज ससार के देशो 
में जेल-सन्वन्धी णो सुधार हो रहे हे. उनसे भी परिचय नही रखते और 
जिनके सामने सुधार का कोई आदर्श भी नही होता । वे जानते हे केवल एकः 


वापु के कदमों में २०५ 


धान--किस तरह कैदी से जेल के नियम मनवाये जायें जौर किसी तरह कोई 
कैदी निकल-भागने न परवे ! कैदी के सुधारने का तो कोई सवालहू ही उनके 
सामने नही होता । जो नियम कैदियों के सानपाव के लिए बनाये गये हूं वे 
ऐसे हूं कि मेरे एक मित्र कहा करते थे कि कंदी को इतना साना मिल जाता 
है कि वह न मरे न मुठाये, और जेल के अधिकारियो का तो यही प्रयत्त 
रहता है कि जे से जो निकले वह भयभीत होकर निकले, सुधर कर नहीं ! 
पर इसका नतीजा अवसर यही होता है कि जो भरा आदमी इत्तिफाक से 
जेल चला गया हूं, जिसको अधिक भयभीत करने की जरूरत नहीं हैं, क्योकि 
वह फिर कोई कसूर नही करनेवाला हैँ, वह तो भयभीत होकर निकलता हूँ; 
पर जो छेटा वदमांश रहता हैँ चह तो वाहर केवल मन-वहलाव के लिए 
जाता हूँ, वह जेल के अन्दर जो कुछ सीखता है उसको वाहर जाने पर भी 
उपयोग में छाकर फिर जेल जाता ही रहता हैँ, क्योंकि उसको जेल में कोई 
विद्येप तकलीफ नहीं होती ' 
जेल में कैदियों से उत्पादन के लिए काम कराना चाहिए, न कि सजा 
देने के लिए। यदि इस दृष्टि से काम लिया जाय, उनके लिए काम में रस 
पेंदा कराया जाय, केवल सजा के भय से ही वाम न कराया जाय, तो उनकी 
घादत वदल सकती हूँ और जेल की बामदनी भी बहुत वढाई जा सकती 
हैँ ! यही एक तरीका हैँ जिससे जेलखाने स्वावलबी बनाये जा सकते हूं । 
ओर फोर्ड कारण नहीं कि सारा विभाग स्वावछूवी न हो जाय। इसके 
पघलावा, कुछ घामिक और नं तिक शिक्षा का भी ठीक प्रवत्ध होना चाहिए । 
आजकल भी, नाम के लिए, कुछ प्रवध है । वह सचमृच नाम-मात्र के लिए 
ही हूँ ॥ । उसका नतीजा कुछ भी नही होता । जेल से छूठने के वाद वहुतेरे 
नोसिख चोर इत्यादि इस तरह पुलिस के चक्कर में पड जाते हूं कि उनको 
खामसाह चोरी करनो पड ती हूँ । पुलिस कभी-कभी उनको इतनी तकलीफ 
पह्रेंचाती है कि वे फिर जेल में जाना ही ज्यादा सुखकर मानते हू । अतएवं, 
जेंल से निकले हुए लोगो की देखभाल के लिए भी कोई प्रवध होना चाहिए । 
पुलिस के द्वारा जो प्रवध होता है वह तो जेल के जीवन को ही बाहर भी कुछ 
ढीला करके फायम रसने के लिए होता हूँ ! कैदी को कभी स्वृतन्द्र होकर 
निर्मक भाव से सुबरा हुआ जीवन बिताने का मौका ही नहीं मिलता। 
इसलिए यह काम पुलिस के द्वारा नहीं हो सकता । इसके लिए मगैरसरकारी 
ततस्वा होनी चाहिए, जो छूटे हुए कैदियों की इस तरह सहायता 
फरे कि वे मामूली सामालित जीवन में घुलमिल जायें । जब जेल के भीतर 
चुघार हो और बाहर भी उसके लिए बनुकूल वातावरण मित्र जाय, चय्र यह 


२०५६ बापू के कदमों में 


वह कंदी न रहकर समाज का अनूभवी और च्‌स्त अग बन सकता हैं । इसी 
उद्देदय से यदि सजा दी जाय तो, जिसको सजा मिले वह भी सुखी हो और 
समाज भी । समाज का इतना कतंव्य हू, क्योकि कोई भी आदमी बिता 
कारण बूरा नही बन जाता--प्तमाज के सगठन में कुछ ऐसा दोष होता हैं 
जिससे बुरी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है अथवा बुरे काम करने की 
आवश्यकत! महसूस होती हैं। 


तेईसवाँ अध्याय 


ब्रिटिश गवनं मठ की दोधारी नीति काम कर रही थी। एक ओर 
धत्याग्रह दवाने का प्रयत्न किया जा रहा था, दूसरी ओर गोलमेज काफरेस 
का आयोजन करके यह दिखलाया जा रहा था कि वह भारतवर्ष को राज- 
नीतिक अधिकार देने की तंपारियाँ फर रही है । जिस समय हमलोग जेल 
में थे उसी समय एक प्रयत्न हुआ कि काग्रेस के लोग भी इस काफ़रस में 
शरीक हो । इस वातचीत का आरम्भ एक अग्रेजी पत्रकार के द्वारा, जिसका 
नाम था सस्‍्लोकोम्न, प० मोतीलाल जी के साथ हुआ । प० मोतीलाल जी, 
प० जवाहरलाल आदि--महात्मा गाधी के साथ सलाह-मशविरा करने के 
लिए--नैनी-जेल (प्रयाग) से यरवदा (पूना) जेल में ले जाये गये । जबनक 
यह वात चलती रही, सभी जेलो में जहाँ-जहाँ सत्पाग्रही थे, तरह-तरह की 
वाते होती रही । कुछ लोग तो इस वातचीत को वडी आजा से देख रहे 
धे, क्योंकि वे समझते थे कि इमके द्वारा कोई समझौता हो जायगा, जेलखाने 
का घधघा बन्द हो जायगा ! दूसरे लोग समझते थे कि अभी तक हम लोगों 
का त्याग इतना नहीं हुआ हैं कि उसका असर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ऐसा पडा 
हो कि वह हमें सचम्‌च स्व॒राज देने के लिए तेयार हो गई हो । कुछ छोग 
ऐसी वात फो दूसरे प्रकार से सोचा करते थे कि हमने अभीतक इतना 
पुछ नही किया हूँ कि ब्रिटिष् गवरन मेंट हमसे दद जाग बौर मजबुर होकर 
हमारी बात मान ले । बाहर के जो छोग इसमें दिलचस्पी ले रहे घे, जिनमें 
सर नेजवहादुर सप्र, तथा डा० जयकर मस्य थे, दिल मे चाहते थे, कि कोई 
समसीता होकर सगडा खतम हो जाय । पर बातचीत का नतीजा कुछ नहीं 
निकला । गवरने मेंट चाहती थी कि काग्रेस के छोग कछान्फरंस में शरीक हो; 
क्योकि वह जानती थी कि काग्रेम के साथ यदि बुछ तय नहीं हुआ तो गोठ- 
मेज फास्फरेंस बिना चर की वरात होवर रह जायगी। पर बह वाग्रेस वी 


२०८ बापू के कदमो में 


माँग पूरी करने के लिए तैयार नहीं थी । उसको तो यह भी दिखलाना था 
कि काग्रेस को छोडकर भी वह अपना काम चला लेगी, जैसा उसने १९२१ 
में किया था । 

गोलमेज-कान्फरेंस हुई । उसमें काग्रेस को छोडकर और-भौर लोग 
शरीक हुए । उसमें देशी रजवाडे भी शरीक थे । उस कान्फरंस का एक 
अच्छा फल यह हुआ कि राजा लोगो ने भी अपनी ओर से कह दिया कि सारे 
भारतवर्ष का यदि एक सघ बने तो वे भी उसमें शरीक हो जायेंगे । इससे 
आजतक जो भारत दो भागों में विभवत था--अर्थात्‌ ब्रिटिश सरकार के 
अधीन और रजवाडोवाला हिस्सा--उसके एक हो जाने का रास्ता खुल गया । 
पर शायद ब्रिटिश गवनं मेंट ने यह समझ लिया था कि ब्रिटिश भारत को वह 
बहुत दिनो तक अधिकारों से वचित नही रख सकेगी, पर रजवाड़ों को साथ 
मिलाकर--जहाँ प्रजावव का अभीतक कोई नाम नहीं था--वह रजवाडों 
की माफ तत परोक्ष रीति से अपने हाथो में अधिकार रख सकेगी । शायद 
इसी लिए उसने इस चीज को पसन्द किया । काग्रेस की गररहाजिरी में कोई 
अतिम फैसला हो नही सकता था । कान्फरेंस इस आशा के साथ उस साल 
स्थगित की गई---ऐसा सोचकर कि वे लोग जब फिर मिलेंगे तब काग्रेस भी 
उसमें शरीक होगी और तब कोई सर्वंमान्य निर्णय हो सकेगा । 

इधर इस बात का प्रयत्न किया गया कि काग्नेस के लोग गोलमेज-कान्फरेस 
में किसी तरह पहुँचाये जायें । इसका पहला कदम यह हुआ कि जो काँग्रेस- 
नेता जेल में थे वे छोड दिये गये कि वे आपस में मिलकर इस विषय पर 
विचार करें । गवनं मेंट जानती थी कि जबतक उनको बिना शत छोडकर 
पूरी आजादी के साथ विचार करने का मौका नही दिया जायगा तबतक वे 
कुछ नही करेंगे । इसलिए, वर्किद्ध-कमिटी के सभी सदस्यो, जो इस जमाने 
में कुछ दिनों के लिए ही अस्थायी रूप से मेम्बर बनाये ग्रये थे, छोड दिये 
गये । भयाग में बातचीत हुई | सर तेजबादुर सप्र आदि ग्रोलमेज-कान्फरेंस 
से वापस भारत आ गये थे । उन्होने वहाँ की सब बातें बताकर अपनी राग 
दी । अन्त में यह निश्चय हुआ के मौका अगर मिले तो महात्माजी वाय- 
सराय छलाड्ड इरविन से बातें कर सकते हें । ठीक इसी समय, जब ये वातें 
घल रही थी, देश के दुर्भाग्य से, प० मोतीलाल नेहरू जीका दे। ' ४९ 
गया | सारे देश में मातम छा गया | पर काम तो करना ही था ;/ 
चातचीत जारी रखने का निश्चय कायम रहा। कल 

इन दिनो दो विचार-धाराएँ चल रही थी । कुछ छोग तो € _, यह 
फेसी-न-किसी तरह सुलह हो जाय । किन्तु कुछ लोग सुलह / 


वापू के कदमों में २११ 


कर दें--उसके बदले में आजीवन कैद की सजा कर दें, पर वायसराय इस 
पर राजी नही हुए । इधर काग्रेस का वाजाव्ता अधिवेशन, जो सत्याग्रह के 
जमाने में नहीं हुआ था, कराची में करने का निश्चय किया गया । उत्तका 
समय भी नजदीक आ गया । समझौते को काग्रेस में मजूर कराना घधा, 
पयोकि उसकी एक शर्ते यह थी की काग्रेस का प्रतिनिधि गोलमेज-कान्फरेंस में 
परीक हो । महात्माजी का विचार घा कि सरदार भगत पिह की फॉसी अगर 
रुक गई तो देश में अच्छा वातावरण हो जायगा, तब केवल समझोते के पास 
फराने में ही सुविधा न होगी, वल्कि और तरह से भी जो नघर्ष चल रहा 
था वह कम हो जायगा, जिससे सच्चा समझौता जैसा होना चाहिए देसा पूरा 
हो सकेगा । पर लार्ड इरविन फाँसी न रोक सके । शायद उनपर दूसरे अधि- 
फारियो का इतना जोर पडा कि वह ऐसा नहीं कर सके । उन्होने अन्त में 
यह कहा कि आप अगर चाहे तो म॑ फाँसी की तारीख को काग्रेस के वाद तक 
टाल सकता हूँ, पर फाँसी की सजा रह नहीं कर सकता ) महात्माजी ने कहा 
कि अगर ऐसा है तो में यह नही चाहता कि काँग्रेस तक फाँसी टाल दी जाय 
और जब काग्रेस समझौते को मजूर कर छे तो उसके बाद फाँसी दें दी जाय, 
इससे अच्छा तो यह हो कि फाग्रेस के पहले ही फाँसी हो जाय ताकि काग्रेस 
किसी भ्रम में न रहे सारी स्विति जानकर जो उचित समझे सो करें। ऐसा 
ही हुआ । काग्रेस के ठीक दो-तीन दिन पहले चुपचाप फंत्ती हो यई । सब 
कुछ हो जाने के बाद यह वात प्रकट की गई । इससे लोगों में, विशेषकर 
पजाव की तरफ वहुत हलूचछ और रोप पैदा हुआ । 


समझौते की छुछ शर्तों से पंडित जवाहरछालजी दुखी थे । महात्माजी 

को उन्हें बहुत समझाना पडा । पर वह कुछ एसे लोगों में तो थे नहीं जो 

एक वात तय हो जाने के वाद भी उसका विरोध करते ही रहते । इसलिए, 
वह यद्यपि असतुष्ट थे तथापि चूप रह गये। कुछ दूसरे लोग ठो फाँसी के 
कारण आवेश में आकर अयवबा समझौते से ही अनतुप्ट होकर उसका विरोब 
फरने लगे । कराची-काग्रेस के समय बहुत ही दूषित वातावरण हो गया । जब 
हमलोग रेल से कराची जा रहे थे तभी रास्ते में बहुत विरोधी प्रदर्शन हुए । 
महात्माजी को लोगो ने काले फूल दिए, दूसरे प्रकार से भी यह बताया कि 
समनौते से और सारी बातो से लोग असतुप्ट हें । उस समय महात्माजी की 
घीरता, सहिप्णुता और अपने निश्चय पर अटल दृद़ना देखने ही योग्य थी। 
प्रदर्शन करने वालों के गुस्से वो अपने मोठे शब्शे से, अपने ऊपर सारा दोप 
लेकर, सत्म करते रहे । बाग्रेस में विरोध का तूफान-सा आाता हुला मालूम 
पड़ा । पर उन्होंने उसको उतनी खूबी से सेमाला कि दुसरे विसी से उस 


२१० बापू के कदमों में 


अब समझौते की कोई जरूरत नहीं है । पर चूंकि ब्रिटिश गवनेंमेंट 
गोलमेज-कान्फरेंस में महात्माजी को ले जाने पर तुली हुई थी, इसलिए वह 
चाहती थी कि कुछ बातें करके उनको वहाँ मेज देता चाहिए-उसके बाद फिर 
देखा जायगा । इत्तिफाक से लाड इरविन के पद का समय भी उसी वक्‍त खत्म 
हो गया ! समझौता करके वह चले गये । उनके स्थान पर लाडे विलिंगडन 
भा गये जो सोलह आने नीचे के अधिकारियों के हाथ में थे या उनसे सहम' 
थे । नतीजा यह हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर तो हुआ, पर लार्ड इरविन 
के जाते ही उसे किसी-न-किसी तरह बेकार बना देने का प्रयत्व शुरू हुआ । 
जहाँ तक लाडे इरविन के जमाने में उसकी हार्तों पुरी की जा चुकी थी वहाँ 
तक तो पूरी हुई , पर बाकी शर्तो को पूरी होने में दिक्कत पेश आने छगी 
कई महीने तक महात्माजी को छातों को पूरा करवाने में परेशान रहना पडा । 
हमारी ओर से तो केवल एक ही छते पूरी करनी थी । वह यह थी कि 
सत्याग्रह बन्द कर दिया जाय। यह काम तो ज॑ंसे ही समझौता हो. 
गया ओर महात्माजी तथा वर्किड़ कमिटी की ओर से विज्ञप्ति निकल 
गई कि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाय वैसे ही सभी जगहों में बन्द हो गया । 
गवनं मेट को तो कंदियो को छोडना, जब्त आश्रम-कमिटियो को वापस देना, 
नमक कानून के रहते भी जो सुविधा देने की बातें तय हुई थी उनको पूरा 
करना, गृजरात में जब्त जमीन के सबंध में जाँच करना इत्यादि अनेक बातें 
करनी थी । इनमें से हरएक में अडचने डाली गई । जो सबसे सीघा था--- 
के दियो को छोडना, उसमें भी महीनो लिखा-पढी करते रहना पडा । 
विहपुर (भागलपुर) का जब्त आश्रम तो अन्त तक नही छूठा ” जब कोई 
दूसरा बहाना न मिला तो गवर्न मेंट की ओर से कुछ ऐसा प्रयत्न किया गया 
कि उस जमीन पर कुछ लोगो से दावा कराकर उनसे कुछ लिखापढी करा 
लो गई भौर उसी के भरोसे उसपर कब्जा रखा गया । वात यह थी कि जैसा 
ऊफर कहा गया हूं, प्रान्तीय अधिकारी शर्तों को मानना चाहते ही नहीं थे, 
अत जहाँतक वे वाघा डाल सके, डालते ही गये ! 

समझौते के समय ही एक घटना हुई जिसने देश में बहुत बडी हलचल 
पैदा कर दी। सरदार भगतसिह प्रभूति के मुकदमे का, जो वहुत दिनो से 
चल रहा था, अन्तिम निर्णय सुना दिया गया । उनको फाँसी की सजा हो: 
गई । उन पर अभियोग यह था कि उन्होने एक अग्रेज अफसर को मार डाला 
घा, जिसने साइमन-कमीशन के आगमन के समय लाला लाजपत रायजी पर 
वार किया था, जिसकी वजह से कुछ दिनो के वाद उनका देहान्त हुआ था । 
महात्माजी ने ला इरविन से बहुत कोशिश की कि वह फाँसी की सजा माफ 

कि है 


वापू के कदमों मे 9%3% 


कर दें--उसके बदले में आजीवन कैद की सजा कर दें, पर वायसराय इस 
पर राजी नही हुए । इधर काग्रेस का वाजाब्ता अधिवेशन, जो सत्याग्रह के 
जमाने में नही हुआ था, कराची में करने का निरवय किया गया ॥ उसका 
समय भी नजदीक आ गया । समझौते को काग्रेस में मजूर कराना था, 
क्योकि उसकी एक शर्तें यह थी की कामग्रेस का प्रतिनिधि गोलमेज-कान्फरेंस में 
दरीक हो । महात्माजी का विचार था कि सरदार भगत सिंह की फॉँसी अगर 
रुक गई तो देश में अच्छा वातावरण हो जायगा, तब केवल समझौते के पास 
कराने में ही सुविधा न होगी, वल्कि और तरह से भी जो सघर्ष चल रहा 
था वह कम हो जायगा, जिससे सच्चा समझोता जैसा होना चाहिए वसा पूरा 
हो सकेगा । पर छार्ड इरवित फाँसी तन रोक सके । शायद उनपर दूसरे अधि- 
कारियों का इतना जोर पडा कि वह ऐसा नही कर सके । उन्होने अन्त में 
यह कहा कि आप अगर चाहे तो मे फाँसी की तारीख को काग्रेस के बाद तक 
टाल सकता हूं, पर फाँसी की सजा रद नहीं कर सकता । महात्माजी ने कहा 
कि अगर ऐसा हैं तो में यह नहीं चाहता कि काँग्रेस तक फाँसी टाल दी जाय 
और जब काग्रेस समझौते को मजूर कर ले तो उसके बाद फाँसी दे दी जाय, 
इससे अच्छा तो यह हो कि काग्रेस के पहले ही फाँसी हो जाय ताकि काग्रेस 
किसी भ्रम में न रहे सारी स्थिति जानकर जो उचित समझे सो करे। एसा 
ही हुआ । काग्रेस के ठीक दो-तीन दिन पहले चुपचाप फाँसी हो गई । सच. 
कुछ हो जाने के वाद यह वात प्रकट की गई । इससे लोगो में, विज्येपकर 
पजाव की तरफ बहुत हलचल भौर रोप पैदा हुआ ! 


समझौते को कुछ शर्तों से पंडित जवाहरछालजी दुखी थे। महृत्माजी 
फो उन्हें चहुत समझाना पडा । पर वह कुछ ऐसे लोगो में तो थे नही जो 
एक वात तय हो जाने के बाद भी उसका विरोध करते ही रहते । इसलिए, 
वह यद्यपि असतुष्द थे तथापि चुप रह गये। कुछ दूसरे लोग तो फाँसी के 
कारण आवैश में आकर अथवा समझोते से ही असतुष्ट होकर उसका विरोध 
करने रंगे । कराची-काग्रेस के समय बहुत ही दूपित वातावरण हो गया | जब 
हमलोग रेल से कराची जा रहे थे तभी रास्ते में बहुत विरोधी प्रदर्शन हुए । 
सहात्माजी को छोगों ने काले फूल दिए, दूमरे प्रकार से भी यह बताया कि. 
समझौते से और सारी बातो से लोग असतुष्ट हैं । उस समय महात्माजी को 
घोरता, सहिष्णुता और अपने निश्चय पर अटल दुढता देखने ही योग्य थी । 
प्रदर्शन करनेवालो के गुस्से को अपने मीठे शब्दों से, अपने ऊपर सारा दोष 
लेकर, खत्म करते रहे । काग्रेस में विरोध का तुफान-सा आता हुआ मालूम 
पड़ा । पर उन्होंने उसको इतनी खूबी से सेमाला कि दूसरे किसी से उस 


२१० बापू के कदमो में 


अब समझौते को कोई जरूरत नहीं है। पर चूंकि ब्रिटिश गवनेंमेंट' 
गोलमेज-कान्फरेंस में महात्माजी को ले जाने पर तुली हुई थी, इसलिए वह 
चाहती थी कि कुछ बातें करके उनको वहाँ भेज देवा चाहिए-उसके बाद फिर 
देखा जायगा । इत्तिफाक से लाड इरविन के पद का समय भी उसी वक्‍त खत्म 
हो गया ! समझौता करके वह चले गये उनके स्थान पर ला्ड विलिगडन 
जा गये जो सोलह आने नीचे के अधिकारियो के हाथ में थे या उनसे सहम 
थे । नतीजा यह हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर तो हुआ, पर लाडे इरविन 
के जात ही उसे किसी-न-किसी तरह बेकार बना देने का प्रयत्न शुरू हुआ । 
जहाँ तक लाडे इरविन के जमाने में उसकी शर्तों पुरी की जा चुकी थी वहाँ 
तक तो पूरी हुई , पर बाकी शर्ता को पूरी होने में दिक्‍केत पेश आने छगी 
कई भहीने तक महात्माजी को शर्तों को पुरा करवाने में परेशान रहना पडा । 
हमारी ओर से तो केवल एक ही शर्त प्री करनी थी । वह यह थी कि 
सत्याग्रह बन्द कर दिया जाय। यह काम तो जैसे ही समझौता हो. 
गया ओर भहात्माजी तथा वर्किड्भ कमिटी की ओभोर से विज्ञप्ति निकल 
गई कि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाय वेसे ही सभी जगहों में बन्द हो गया । 
गवर्नमेंट को तो कैदियों को छोडना, जब्त आश्रम-कमिटियों को वापस देना, 
नमक कानून के रहते भी जो सुविधा देने की बातें तय हुई थी उनको पूरा 
करना, गूजरात में जब्त जमीन के सबंध में जाँच करना इत्यादि अनेक बातें 
करनी थी । इनमें से हरएक में अडचने डाली गई । जो सबसे सीघा था-- 
के दियो को छोडना, उसमें भी महीनो लिखा-पढी करते रहना पडा । 
विहपुर (भागलपुर) का जब्त आश्रम तो अन्त तक नही छूटा ! जब कोई 
दूसरा बहाना न मिला तो गवने मेंट की ओर से कुछ ऐसा प्रयत्न किया गया 
कि उस जमीन पर कुछ लोगो से दावा कराकर उनसे कुछ लिखापढी करा 
ली गई और उसी के भरोसे उसपर कब्जा रखा गया । बात यह थी कि जैसा 
ऊफर कहा गया है, भ्रान्तीय अधिकारी शर्तों को मानना चाहते ही नही थे, 
अत जहाँतक वे वाघा डाल सके, डालते ही गये ) 

समझौते के समय ही एक घटना हुई जिसने देझ में बहुत बडी हरूचल 
पेदा कर दी। सरदार भगतर्सिह प्रभूति के मुकदमे का, जो वहुत दिनो से 
चल रहा था, अन्तिम निर्णय सुना दिया गया । उनको फाँसी की सजा हो: 
गई । उन पर अभियोग यह था कि उन्होने एक अग्नरेज अफसर को मार डाला 
था, जिसने साइमन-कमीशन के आगमन के समय लाला लाजपत रायजी पर 
वार किया था, जिसकी वजह से कुछ दिनो के वाद उनका देहान्त हुआ था । 


[2००] कि. 


वाप के कदमों २११६ 


5 


कर दें--उत्तके बदले में बाजीवन कैद की सजा कर दें, पर वायतराय इस 
पर राजी नहीं हुए । इधर क्ाप्रेस का वाजाब्ता अधिवेशन, जो सत्यात्रह के 
जमाने में नहीं हुआ वा, कराची में करने का निश्चय किया गया । उसतकय 
समय भी दजदीक ला गया । झमझौते को का्रेस में मजूर कराना था, 
क्योकि उत्तफी एक घततें यह थी की कार््रेस का प्रतिनिधि गोलमेज-कान्फर्रेस में 


4०५. 
मदहात्माजा 


धरीक हो । महात्माजी का विचार था कि सरदार भयत सिंह की प्ाॉची अगर 


कराने में ही सुविधा न होगी, वल्कि मोर तरह से भी जो सव॒र्ष चल रहा 
था वह कम हो जाबगा, जिससे रच्चा समझौता जैसा होना त्राहिए दँसा पूरा 
हो सकेगा। पर ला्ड इरविन फाँसी न रोक सके । भावद उनपर दूसरे बवि- 
कारियो का इतदा जोर पडा कि वह ऐसा नहीं कर सके । उन्होने बन्‍्त में 
यह कहा कि आप अगर चाहें तो में फाॉसी की तारीख को काम्रंस के वाद तक 
दाल सकता हूँ, पर फाँसी को सजा रद्द नहीं कर सकता । महात्माजी ने कहा 
क्षि अगर ऐसा हूँ तो में यह नही चाहता कि कौाँप्रेस तक फाँसी दाल दी जाय 
जोर जब कांग्रेस समझोते को मजूर कर ले तो उसके वाद फाँसी दे दी जाय, 
इससे अच्छा तो यह हो कि काग्रेस के पहले ही फाँसी हो जाय ताकि कार्प्रेस 
फिसी श्रम में न रहे सारी स्विति जानकर जो उचित समझे सो करें। ऐसा 
ही हुना । काग्रेस के ठीक दो-तीन दिन पहले चुपचाप फाँसी हो गई । सद 
कुछ हो जाने के वाद यह वात्त प्रकट की गई । इससे लोगों में, विश्ेपकर 
पंजाब की तरफ वहुत हलूचर जौर रोप पेंदा हुआ ! 

समझौते की कुछ दथर्तों से पडित जवाहरलालजी दुखी थे । महात्माजी 
को उन्हें बहुत समझाना पडा । पर वह छुछ ऐसे छोगो में तो थे नहीं जो 
एक वात तय हो जाने के वाद भी उसका विरोब करते ही रहते । इसलिए, 
चह यद्यपि असतुप्ट ये तथापि चुप रह गये। छुछ दूसरे लोग तो फाँसी के 
कारण बावेश्व में आकर बयवा समझौते से ही असतुष्द होकर उसका विरोब 
करने रंगे । कराची-काग्रेंस के समय बहुत ही दूपित वातावरण हो गया । जब 
हमलोग रेल से कराची जा रहे थे तमी रास्ते में बहुत विरोबी प्रदर्शन हुए । 
महात्माजी को लोगों ने काले फूछ दिए, दूसरे प्रकार से भी यह बताया कि 
समझौते से बौर सारी वातो से लोग बचतुप्ट हे । उस ममय महात्माजी की 
घोरता, सहिष्णुता जौर अपने निश्चय पर बदल दृढ्ता देखने ही योग्य थी । 
प्रदर्शन करनेवालो के गुस्से को अपने मीठे शब्दों से, बपने ऊपर सारा दोष 
लेकर, खत्म करते रहे । कामप्नेस में विरोव का तूफान-सा बाता बुआ ' 
पड़ा । पर उन्होने उचको इतनी खूबी से समारा कि दूसरे + 


++ 


२१४ बापू के कंदमो में 


कार्यकर्ता भी नही जानते थे कि अब हमें क्‍या करना चाहिए । जनता को 
'तोकुछ पता ही न था कि इस बार क्या कार्यक्रम रहेगा । हम लोगो ने सुना 
गवरन मेंट के अधिकारियो का विचार था कि इस बार सारा आन्दोलन दो- 
चार दिनो के अन्दर ही समाप्त कर दिया जायगा ! पर ऐसा हुआ नही । 
जितनी भी सख्ती हो सकती थी, खूब की गई | ग्रवनंमेट का प्रयत्न यह था 
कि कोई काग्रेसी अगर जेल के बाहर रह भी जाय तो उसके फास कोई ऐसा 
साधन न रह जाय जिसके द्वारा वह काम को आगे बढा सके । इस तरह 
काग्रेसी, लोगो को कोई पैसा भी देता तो उसके लिए वह गिरफ्तार 
'कर लिया जाता । उनको कोई अपने धर में आसरा देता तो उसे कडी सजा 
मिलती । यहां तक कि उनके लिए भाडे की सवारियाँ भी वर्जित थी ! तार- 
डाक तो वे काम में ला ही नहीं सकते थे | समाचार-पत्रो में कोई सच खबर 
भी भरसक छपने नहीं पाती थी ' दूसरे भी जितने साधन उनके काम आ 
सकते थे, सभी से वे वचित कर दिये गये | पर जनता में १९३० के सत्या- 
प्रह का इतना प्रभाव शेष था कि बिना किसी के बताये ही लोगो ने सत्याग्रह 
के रास्ते ढंढ॒ निकाले । गवर्नेमेंट के जो हुक्म निकलते थे वे इसमें बहुत 
सहायक हुआ करते थे । जा कुछ भी गवर्नमेंट मन करती थी वही लोग करने 
लग जाते थे । इस तरह, सत्याग्रह आरम्म हो जाता था । आन्दोलन को दो- 
चार दिनो के अन्दर खत्म कर देने का गवनंमेट का इरादा पूरा नही हुआ । 
महीनो तक आन्दोलन जोरों से चलता रहा। पर गवनंमेंट जनता की 
कमजोरी परख गई थी ! जो कमजोर स्थान था उसी पर उसने चोट की | 
१९३० के आन्दोलन में ही, जब वह समाप्त होने पर पर आ रहा था, 
हमने एक कमजोरी महसूस की थी । लोग जेलखाने से नही डरते थे, लाठियाँ 
भी खशी से सह लेते थे, कही-कही गोलियो का भी मृकावला उन्होने बडी 
बहादुरी से किया था । पर गवनं मेंट जब घन-सम्पति पर अधिकार करने 
लगी तव लोग कुछ सहमने लगे । हमने इसका नतीजा देख लिया था, और 
गवनं मेंट ने भी इस कमजोरी को समझ लिया था,इसलिए इस वार गिरफ्ता- 
रियो के वाद लम्बी लम्बी सजाएँ तो मिलती ही थी,साथ-साथ वडी रकमो के 
जूर्माने भी होने और कडाई से वसूल किये जाने लगे | अगर कोई अपनी 
गाडी, चाहे वह घोडा-गाडी हो या वैल-गाडी या मोटर, सत्याग्रह के काम 
में लगा देता तो वह गाडी भी जब्त हो जाती ! यदि कोई अपने मकान में 
सत्याग्रह का काम होने देता तो वह मकान भी जब्त हो जाता ! बेको में 
जमा रुपये अगर सत्याग्रह के काममें लगाये जाते तो रुपये भी कुक कर लिये 
जाते---उनकी निकासी तक रोक दी जातो ! इस तरह, हर तरफ से रास्ता 


वापु के कदमों में 38 


'घन्द कर दिया गया, ताकि सत्याग्रही न तो कुछ वोल सके, न कही आा जा 
सके न किसी से पसे ले सके, न किसी के घर में आश्रय पा सके, न किसी 
प्रकार के घन पर कोई अधिकार रख सके, न कोई सवारी ही काम में ला 
सके | जिस पर भी सदेह होता वही सत्याग्रही समझा लिया जाता, 
उसपर ये सव सख्तियाँ लाद दी जाती । नतीजा इसका यह हुआ कि जो 
सत्याग्रही थे वे तो नही दबे, पर दूसरे-दूसरे लोगो में, जो रवय सत्याग्रह 
न करके सत्याग्रहियो के साथ सहानुभूति दिखाते थे या सहायता देते थे, 
बातक पंदा करके सत्याग्रही नि सहाय कर दिये गये । तोभी, देश ने लाडड 
विलिगड़न की धुतौती का अच्छा और शानदार मूृकाबला किया । बहुत 
दिनो तक गवर्नं मेंट आन्दोलन को बन्द नहीं कर सकी । पर आहिस्ता- 
आहिस्ता, साल-डेंढ-साल के वाद, आन्दोलन घीमा पड गया । गवनंमेंट यह 


कहने के योग्य हो गई कि उप्तने अत्र परिस्थिति पर पूरी तरह काबू कर 
लिया हैं । 


चोबीसवाँ अध्याय 


महात्माजी ने अपची “बत्मकथा' में बताया हैँ कि उनको बचपन में ही 
अछतोद्धार के प्रघतत का अभास मिल गया था । जब उनको इसका पूरा ज्ञान 
हुआ कि यह कुप्रथा कितनी अमानुषिक और अस्वाभाविक हैँ तब से उन्होने 
इसे मिटाने के प्रयत्न में कोई कसर उठा न रखी । जब हिन्दुस्तान में लौट 
क्र सार्वजनिक काम शुरू किया तब अस्पृष्यतानिवारण को अपने कार्यक्रम 
का एक म्‌ र्य अग बना रखा । इसपर जहाँतक हो सका, जोर देते रहे । 
क्रियात्मक रूप से इसे दूर करने में सचेष्ट रहे । काग्रेस के कार्यक्रम का यह 
एक महत्त्वपूर्ण काम हो गया । सेठ जमनालालजी ने तो उसे एक कतंव्य बना 
लिया । कुछ दिनो त्तक बहू इसी काम में ऊूगे रहे। सारे देश में काग्रेस 
का सगठन जैसे-जैसे विस्तुत और सुदुढ हुआ, अस्पृश्यता-निवारण पर जोर 
दिया जाने ल्‍हृगा। हजारो वर्षों से प्रचलित और स्थापित यह कुप्था 
एकबारगी उखाड-फंकी नहीं जा सकती थी, पर इसमें सदेह नही कि 
इसकी जड हिल गई । 

राजनीतिक कारणो से हिन्दू-म्‌ स्लिम मसला भी विकट बनता गया। 
खिलाफत-आन्दोलन के जमाने में जो दृश्य देखे गये, वे थोडे दिनो के बाद 
प्राय स्वप्नवत्त भूल-से गये । आपस के दर्गे-फसाद बहुत वढ गये। यद्यपि 
देखने के लिए उनके रूप और कारण घामिक हुआ करते थे तथापि वे वास्तव 
में राजनीतिक कारणो से ही हुआ करते थे--कही गाय की कुर्बानी के लिए, 
कही मृहरंम के ताजिए पर ईट-पत्यर फेंकने के लिए, कही मसजिदो के सामने 
वाजे बजाने के लिए और कही-कही जुलूस निकालने के लिए भी । कही-कही 
तो व्यक्तिगत झगडा भी सामूहिक दगे का कारण वन जाता था जैसे ही 
राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकडता गया, और एऐंसा मालूम हुआ कि अब कुछ 


बापू के कदमों में २१७ 


राजनीतिक अधिकार भारतवासियो के हाथ आने वाले हूं, वैसे ही यह प्रयत्न 
किया जाने लगा कि उप्तके बंटवारे में किस तरह ज्यादान्से-ज्यादा हिस्सा 
लिया जाय--चाहे उसके हासिल करने के प्रथत्न और त्याग में हिस्सा लिया 
गया हो या नही ! इस तरह मृसलछमानों का संगठन बना, जो अपनी ओर 
से दावा पेश करने लगा ! अस्पृध्य जातियो का भी सयठत बनता, जिसदें 
अछतो की ओर से भी दावा पेश किया | अग्रेजी सरकार की नीति यही रही 
कि जवतक सब दल के लोग हिन्दुस्तान में मिलकर माँग पेश न करें, वह बहुत- 
कुछ नहीं कर सकती; भगर कुछ करती भी तो उसमें ऐसी छर्ते छगा दी 
जाती जो सारे देश के लिए झगड़े का कारण वन जाती | इसी नीति के 
अनुसार, जब पहले-पहल मिण्टो-मार्ले-सुघार आया तो उसमें वराय-नाम कुछ 
प्रतिनिधि व्यवस्थापिका-सभाओ में लिये गये, पर क्रिसी विषय में हिन्दुस्ता- 
नियो के हाथ में अधिकार नही दिये गये !' उसके साथ भी मुसलमानों के 
लिए अलग चुनावक्षेत्र का ऐसा पच्चर लगा दिया गया जिससे देश के लोग--- 
मुस्लिम और गैरमुस्लिम-- दो हिस्सों में वाँट दिये गये !/ और, मत देकर 
प्रतिनिधि चुनने का जो थीडा-बहुत अधिकार हिन्दुस्तानियो को मिला वह 
हिन्दुस्तानी की हैसियत से नहीं, मुस्लिम और गंरमुस्लिम की हँसियत से ! 
निश्चय प्रकाशित करने के पहले मुसछमानो को एक जमायत को प्रोत्साहन 
देकर इस तरह की माँग पैश कराई गई कि उसी माँग के उत्तर में यह घरफोड 
पद्धति सुधार के नाम से चलाई गई ! पर जब इस तरह की कोई चीज चल 
जाती हँ-जब विष वोया जाता हूँ, तब वह फैले बिना रह नहीं सकता । नतीजा 
यह हुआ कि कुछ दिनों के वाद कुछ औरो ने भी कुछ अछूग चुनाक-क्षेत्र की 
मांग पेश की, कुछ औरो के लिए भी भलग चुनावक्षेत्र कायम किये गये । 
जैसे सिक्ल, इसाई इत्यादि । गोलमेज-कान्फेन्स में महात्माजी को एक ऐसी 
स्थिति का मुकावछा करता पडा जो पहले से त॑यार करके रखी गई थी ! 
१९३० की प्रथम गोलमेज-कान्फेत्स में विशेषकर इसी वात पर जोर था 
कि जो नया विधान बने वह सारे हिन्दुस्तान के लिए बने । हिन्दुस्तान का 
एक वह हिस्सा था जो अंग्रेजी राज के नाम से बिल्कुल अग्रेजी पालियामेंट 
फे अधीन चलता था, दूसरा वह हिस्सा था जिसमें देशी रजवाडे अग्नेजी 
सल्तनत की मातहती मानते हुए अपनी-अपनी रियासतो को अपने तरीको से” 
चलाया करते थे । सवाल यह था कि दोनो के ही लिए एक विघान बने अथवा 
केवल अग्रेजी हिस्से के लिए ही, यदि दोनो के लिए बने तो उसमें रजवाड़ों 
का स्पान क्या हो । इस कान्फ नस में रजवाड़ो के प्रतिनिधि बुलाये गये थे । 
जवब ब्रिटिश सरकार ने सारे देश में स्व॒राज्य की छहर जोरों से बढती टेखों 


२१८ बापू के कदमों में 


तो उसको ऐसा मालूम हुआ कि जहाँ तक हिन्दुस्तान के अग्नेजी हिस्से का 
सम्बन्ध है, अधिकार दिये बिना बहुत दिनो तक काम नही चल सकता । तब 
उसने रजवाड़ो को अपना हथकडा बनाकर देश के शासन को अपने हाथो में 
रखने का रास्ता सोचा । कुछ रजवाडे उसके हथकण्हे ब्रनकर और कुछ सच- 
म॒च देशप्रेम से प्रभावित होकर गोलमेज-कान्फ़र नस में गये । गोलमेज-कान्फ़ नस 
में वे सारे देश के लिए एक सघ-विघान वे पक्षपाती हो गये । यह बात 
पहले-पहल वही आई कि विघान का रूप एक संघ का हो, 'जेसमें रजवाडे 
भी शरीक हो, चूकि वे अपनी-अपनी रियासतो में अन्दरूनी मामलो में बहुत 
करके स्वतत्र समझे जाते थे, इसलिए वे सघ में शरीक होने के लिए शछाते 
खोजने लगे । ब्रिटिश सरकार दूसरी तरफ इस चिन्ता में थी सारे हिन्दुस्तान 
की यदि एक व्यवस्थापिका-सभा हो, तो उसमें रजवाडो के प्रतिनिधि और 
द्विटिश भारत के ऐसे प्रतिनिधि-- जो राष्ट्रीय आन्दोलन से सहानुभूति नही 
रखते अथवा जो किसी-न-किसी कारण ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहते 
हैं, दोनो मिलकर राष्ट्रीयदल को दवाये रख सकेंगे । इस प्रकार, यद्यपि 
देखने में प्रतिनिधियों हरा शासन होने रूगेगा तथापि वास्तविक रूप में 
अधिकार परोक्ष रीति से अग्रेजो के ही हाथो में रह जायगा । 

१९३१ में महात्माजी इसरी गोलमेज-कान्फ़ नस में गये । वहाँ उन्होने 
राष्ट्रीय माँगो के खिलाफ एक दीवार खडी देखी, जो अग्रेजो की नही, हिन्दु- 
स्तानियो की थी, जिसको अग्रेजो ने ही प्रोत्साहन देकर तैयार कराया था । 
वहाँ हजार कोशिश करने पर भी कोई ऐसा रास्ता नही निकल सका जिसको 
सभी हिन्दुस्तानी मजूर करते । मुख्यत मुसलमानों और अस्पृव्यों के नेता 
काँग्रेस की माँग में शरीक नही हुए । कुछ नेता ऐसे ही चुनकर बृलाये गये थे 
जो शरीक नही होते ! हजार कोशिश करने पर भी एक भी काग्रेसी मुसलमान 
वहाँ नही वुलाया गया ! नतीजा जो होनेवाला था वही हुमा । आपस का 
मतभेद नही मिटा । महात्माजी को अपनी हार मानती पडी । इसी वाद-विवाद 
में अस्पृश्यो की ओर से यह माँग पेश की गई थी कि धारा-प्रभाओ में उनके 
लिए स्थान सुरक्षित कर दिये जायें और मुसलमानों की तरह उनके प्रतिनिधि 
अलग चुनाव-ल्षेत्र दह्वरा--जिसमें केवल अस्पृश्य-वर्ग के लोगो को ही उम्मीद- 
वार वनने तथा मत देने का अधिकार हो---फरायम कर दिये जायें । 

महात्माजी अस्पृश्यता को एक पाप समझते थे । वह हिन्दू-समाज से उसे 
दूर करने का सिरतोड प्रयत्व कर रहें थे । उन्होने सोचा, अस्पृश्यो का यह 
अलग चुनाव-क्षेत्र सवर्ण हिन्दुओं से मछतो को हमेशा के लिए गलग कर 
देगा, वे बरद्धूत के अछूत, ही रह जायेंगे । शत, इस चीज को वह.धामिक दृष्टि 


कम 


बापू के कदमों में... २१९ 


से वरदाइत नहीं कर सकेतें थे । विरोधी लोग तो यह मानते थे कि राज- 
नीतिक कारणो से अस्पश्यो को हिन्दुओं में मिलाकर मुसलमानों के मृकाबले 
के लिए महात्माजी को रखना था, इसलिए वह उनको अलग चुनाव-द्षेत्र देने 
का विरोध कर रहे हूं । पर जो लोग महात्माजी के विचारों से परिचित थे, 
जो उनकी सचाई में विश्वास करते थे, उनके सामने यह स्पष्ट था कि इसे 
वह एक घामिक प्रश्न समझते ये, इस पर घामिक दृष्टि से विचार करते थे । 
वह अस्पृश्यो को हिन्दू-जाति का अग मानते थे । वह उनको भी उस समाज 
में वही स्थान दिलाना चाहते थे जो दूसरी किसी भी जाति के लोगो को प्राप्त 
हैं । जव उन्होने देखा कि अलूग चुनाव-क्षेत्र इस सुधार के लिए घातक होगा 
और अस्पृश्यो को दूसरों से राजनीति में भी अलूग कर देगा, तव उन्होने 
गोलमेज-कान्फ नस में घोषणा कर दी कि ब्रिटिश गवर्न मेंठ ने इस माँग को 
अगर मजूर किया तो वह हरगिज नहीं मानेंगे और उसमें उनको जान भी 
देनी पडी तो उसको भी वाजी लगा देंगे। उस समय लोगो ने इस मामिक 
वाणी का कोई विशेष अर्थ नही लगाया और न इसको कोई महत्त्व ही दिया । 
अगर इसकी ओर किसी का ध्यान गया भी तो उसने समझ लिया कि यह 
एक वाग्विलासमात्र है और जोरों से उस माँग का बिरोध करने का एक 
तरीका है, इससे अधिक यह महत्त्व नही रखता हूँ । पर महात्माजी ने समझ- 
वूझकर इन शब्दों को कहा था । वह अक्षरश इनका पालन करने का निश्चय 
कर चुके थे । 
जब आपस में साम्प्रदायिक विपयो का कोई फैंसला न हो सका तो 
प्रधान मत्री मंकडोनेल ने यह घोषणा कर दी कि इस विषय का फैसला वहाँ 
के प्रधान मत्री करेंगे । कुछ दिनो के वाद प्रधान मत्री ने अपना फैसला 
दिया । उसमें एक वात यह थी कि अस्पृश्य-वर्ग के लिए धारा-समाओं में 
केवल स्थान सुरक्षित ही नही रखे जायेंगे, बल्कि उनके लिए अलूग-चुनाव- 
क्षेत्र भी कायम किये जाय॑ंगे और इन क्षेत्रों में केवल अस्पृश्य-वर्ग के छोग 
ही उम्मीदवार बन सकेंगे तथा वोट दे सर्कंगे यह फंसल। प्रधान मत्री मैक 
डोनल के अवार्ड यानी पचायती फैसले के नाम से मशहूर किया गया । पर 
वास्तव में यह पचायती फैसला था नहीं, क्योकि पचायती फैसल। वही दे 
सकता हँ जिसको सभी वादियो तथा प्रतिवादियो ने स्वेच्छा से पच बनाया 
हो । पर श्री <म्जे मंकडोनल को हिन्दुस्तान के विभिन्न दलो के नेताओं 
ने---ओर खासकर गाधीजी ने, जो देश की सबसे वडी सोवंजनिक संस्था 
काग्रेस के प्रतिनिधि थे-- कभी पचायत की अनुमति नहीं दी थी। प्रधान 
' अन्नी की इुँसियत से वह जो चाहें सो फैसला देने का उन्हें अधिकार था 


३२० बापू के कदमों में 


यह उनका इसी प्रकार का फैसला था। पचायती फैसले और किसी अछि- 
कारी के फैसले में जो अन्तर ह उसे याद रखना जरूरी हूँ । अधिकारी के 
फैसले को मानने के लिए कोई पक्ष वाध्य नहीं है । अगर वहू किसी तरह 
उसे तोडवा सके, बदलवा सके या रह करवा सके तो इसमें कोई नेतिक 
दोष नही माना जाता । इसलिए दोनो पमश्नो को अधिकारी के फंसले के 
विरुद्ध अपील करने का हक कानूनी तौर पर दिया गया हूँ । पर पच तो 
सभी पक्षो की मर्जी से मुकरंर किया जाता है। नैतिक दृष्टि से उसके फैसले 
को मानना सभी पक्षो के लिए वाजिब और मुनासिब होता हैँ । इसलिए 
कानून में भी प्र के फैसले के खिलाफ अपील नही हँ--जबतक यह साफ- 
साफ साबित न हो जाय कि पच ने बेईमानी की है, या अपने अधिकार से 
बाहर जाकर पचायत में नहीं दी गई बात पर भी फंसला दिया है । यह 
इतना कहना इसलिए आवश्यक हो गया हूँ कि पीछे चलकर जब गाधीजी 
ने इस फैसले का विरोध किया तो नेतिक दृष्टि से इसमें कोई दोष की वात 
नही थी । इस फंसले को पच का फंसछा कहना ही गलत था, क्योकि उन्होने 
कभी पचायती मानी ही नही थी । 

अस्तु, इस फंसले में, ज॑सा ऊपर कहा गया है, अस्प्श्य-वर्गों के लिए 
अलग चुनाव क्षेत्र दिये गये थे, जिसके विरुद्ध, जैसा ऊपर बताया जा चुका 
है, महात्माजी ने जान की बाजी रूगाकर लडने की बात गोलमेज-कान्‍्फन्स 
में ही कह दी थी। फंसले में एक बात यह भी थी कि सभी पक्ष, जिनका 
उसके किसी अदा से सम्बन्ध था, यदि एक-मत होकर उसे बदलवाना धाहेंगे 
तो वह बदला भी जा सकता हूँ । यरवदा-जेल में जब महात्माजी को समा- 
चार-पत्रो से फेसले की खबर मिली, तो उन्होने गवनंमेंट को लिखा कि 
अछतो से सम्बन्ध रखनेवाला यह फसले का अछाय बदलना चाहिए, और यदि 
गवनंमेंट उसपर राजी न होगी तो अपने प्राणों की वाजी रूग्राकर उनको 
उसका विरोध करना पडेगा । गवनमंटने उनकी बात पर ध्यान नही दिया । 
बहुत लिखा-पढी के बाद जेल के अन्दर से ही उन्होंने घोषणा की कि जबतक 
वह अथा बदरकू नहीं दिया जाता, वह अनशन करेंगे। अनशन आरम्म करने 
की तिथि भी उन्होने घोषित कर दी। निश्चित तिथि पर अनद्यन आरम्भ 
भी कर दिया । यह खबर ज॑से ही प्रकाशित हुई, सारे देंश में खलबछी मच 
गई । पण्डित मदनमोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचार्य प्रभृति नेताओं ने 
बम्बई में एक कान्फ नस बुलाई । उसमें अस्पृश्य-वर्गों के नेता खा० अम्बेद- 
कर ओर दूसरों को भी वृलाया । सारे देश के मुख्य काग्रेस कर्मी, जो उस 
समय जेछ के बाहर थे, सम्मेलन में शरीक होने के लिए बम्बई पहुँव मये $ 


बापू के कदमों में ' २२१ 


उस समय प्रश्न यह था कि अस्पृश्य-वर्ग के नेता से मिलकर कोई ऐसी 
जात तय कर ली जाय जिसे ग्राधीजी मजूर कर लें । उसीके मुताबिक श्री 
मैकडोनल का फैसला वदलवा दिया जाय और त्व महात्माजी अनशन छोड 
दें । उनकी शर्त पूरी हो जाने पर वह बनशन छोड देंगे ही, ऐसी शआशा 
थी । पर शर्त के पूरी होने में बहुत बडी कठिनाई दीख पडती थी। कई 
दिनो तक वम्बई में बातें होती रही । उसके वाद यह सोचा गया कि पूता में 
चलकर ही वातें करना ठीक होगा, जहाँ महात्माजी से मिलने का भी मोका 
रहेगा मौर सभी वारतें उनसे पूछी जा सर्केंगी । गवर्नेमेंठ ने भी उचसे मिलने 
की इजाजत प्रमुख लोगो को दे दी । दूसरे प्रकार की सुविधाएं भी मिल 
गई । कई दिनो की बातचीत के वाद एक रास्ता निकला । अलरूग चुनाव- 
क्षेत्र छोड देने के लिए डा० अम्वेदकर राजी हो गये; पर उन्होंने दो शर्तें 
ऊुयाई ---एक तो यह थी कि अलग चुनावक्षेत्र नही होगे, पर उनके लिए 
घारासमा में उनकी जनसख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित होना चाहिए; 
दूसरी यह कि दस वर्षों के लिए मान लेना चाहिए कि अन्तिम चुनाव यद्यपि 
सभी मिलकर करें तथापि प्रत्येक स्थान के लिए चार उम्मीदवारो को अस्पृश्य 
वर्ग के छोग ही चुनकर नाम दे दें और उनमें से ही एक को सव लोग मिल 
कर चुनेगे । कई दिनों तक सबेरे-शाम महात्माजी के पास वारतें होती रहीं | 
महात्माजी चारपाई पर लेटे-लेटे आम के एक पेड के नीचे वातें करते 

रहे । सव लोग, जो जेल के अन्दर जाते, चारपाई के चारो ओर बेठकर या 
खडे होकर सुना करते । उस समय जिस घ॑य्य॑ जोर सहिष्णुता के साथ वह 
बातें करते वह देखने योग्य था । साथ ही, उनके प्रत्येक बाब्द से यह टपकता 
था कि अपने इस अनशन से वह सवर्ण हिन्दुओं के लिए कोई राजनीत्तिक 
छाभ नहीं उठाना चाहते थे, बल्कि उनकी चिन्त। अस्पृश्य-वर्गों की स्थिति के 
सम्बन्ध में ही थी । वह चाहते थे कि अस्पृश्यता जल्द-से-जल्द निर्मूल हो 
जाय । पर अलग चुनाव-नक्षेत्रो द्वारा एक प्रकार से वह स्थायी वन जाती 
थो | इन्हीं बातो को उन्होने कई वार बहुत ही जोरों से, मर्मस्पर्शी शब्दों 
में, डा० अम्वेदकर से कहा । अन्त में वह भी पिघले । समक्षौता हो गया । 
इसके लिए महात्माजी प्रतिदिन घण्टो वार्ते करते रहे । ऐसा मालूम पड़ता 
था कि उनमें एक अजीव शक्ति आ गई है, जो अनशन के दिनो में भी उन्हें 
इस योग्य बना देती हैँ कि वह घण्टों गम्भीर विषय पर भी वातें करते- 
सुनते रहें | तव भी शरीर की कमजोरी तो दिन-दिन वढती ही जाती थी, 
लिसका पता उनकी धीमी होती जाती हुई आवाज से लगता था । इस समझौते 
से अस्पृश्य-वर्गों को एक बडा छाभ यह हुआ कि उनको जितनी जगह़ें श्री 


२२२ बापू के कदमों में 


मेकडोनल के फंसले से मिली थी उससे कही ज्यादा मिल गई । श्रीभमृतलालू 
ठक्कुर ने, जो इस विषय में बडी दिलचस्पी रखा करते थे, उनकी जनसख्या 
निकालकर बतला दिया कि उनको कितनी जगहे मिलनी चाहिए । समझौता 
होते ही गवर्नमेंट को सूचना दे दी गई। उसने सारी बातें प्रधान मत्री 
मेकडोनल को तारो द्वारा पहुँचा दी। वहाँ से चन्द घटो के अन्दर ही उत्तर 
आ गया कि उन्होने अपने फंसले का वह अद्य, जिसके सम्बन्ध में महात्माजी 
ने अनशन किया था, रह कर दिया और उसके स्थान पर यह समझौता मान 
लिया । यह सूचना गवनंमेंट ने जेल में पहुँचा दी । तब महात्माजी ने 
अनशन समाप्त किया । आपस की इस बातचीत में शरीक सभी छोग, अनशन 
समाप्त होने के समय, पूना में हाजिर थे। उनके अलावा कवीन्द्र रवीन्द्र ठीक 
उसी समय पूतरा पहुँच गये। उस यज्ञ में उन्होने ने भी योग दान किया । 
महात्माजी ने अपने सभी अनशनों को ईश्वर का नाम लेकर आरम्भ किया 
और ईश्वर की प्रार्थना के साथ ही समाप्त किया । इस मौके पर भी ऐसा 
ही हुआ। इसका सुन्दर वर्णन स्वय कवीन्द्र रवीन्द्र ने उसी समय लिखा था । 


उस समझौते में एक छार्त यह भी थी कि स्वर्ण हिन्दू अछतपन दूर करने 
का प्रयत्न करेंगे जोर अस्पश्य जातियो को उद्नत बनाने में सचेष्ट होगे । 
पूना से, समझौता हो जाने पर, हम सब बम्बई आये । वहाँ हरिजन-सेवक- 
सघ की स्थापना की गई, जो उस दित से आज तक उसी काम में लछुगा हुआ 
है । महात्माजी ने जेल से ही अछतोद्धार-सम्बन्धी लेख लिखना आरम्भ 
किया । गवनंमेंट ने भी इस सम्बन्ध के लेखो को नही रोका । जो लोग वाहर 
गये थे उन्होने जोरोसे भस्पृश्यवा निवारण का काम शुरू किया। केवल 
हरिजन-सेवक-सघ की स्थापना ही नही हुई, वल्कि सभी स्थानों पर इस वात 
का प्रयत्त भी जोरों से होने रूगा कि अस्पृश्यता-निवारण किल तरह कार्य-रूप 
में परिणत किया जाय । एक रूप इस प्रयत्त का यह हुआ कि जिन मदिरो 
और देवस्यानो में अस्पृश्य लोग दर्शन-पुजन के लिए नही जाने पाते थे वे उनके 
लिए खोल दिये ज!यें, उनको वहाँ दशंन-पूजा की सुविधाएं दी जायें । इसके 
पहले कई जगहों पर ऐसे प्रयत्न किये गये थे । कई स्थानों में इसके लिए 
सत्याग्रह भी हुआ था । अब इस सारे कार्यक्रम में बहुत शक्ति आ गई । काम 
जोरो से चलने लगा । कुछ दिनो के वाद महात्माजी ने यरवदा-जेल में ही 
इस सम्बन्ध में इककीस दिनो का उपवास फिया । यह उपवास उन्होने प्राय- 
श्चित्त के तप में किया था । में उस समय हजारीवबाग-जेल में था । वहाँ पर 
यह सूचना पाकर कई आदमियों ने इककीस दिनो तक फलाहार किया । कही- 
कही कुछ लोगो ने तो उपवास भी किया । यह एक ऐसा सुमवसर था जब 


वापू के कदमों में २२३ 


सारे देश को, विशेषकर हिन्दू-जाति को, अस्पृश्यता के प्रश्न पर सोचने का 
ओर इस कृप्रथा के सम्बन्ध में कत्तेव्यपालन के निमित्त निश्चय करने का, 
मौका मिला । इस उपवास में महात्माजी ने इस समस्या के हल को सामाजिक 
विपय के स्तर से उठाकर एक घामिक वृत्ति के स्तर पर पहुंचा दिया । उसी 
का यह फछ हुआ कि सारे हिन्दू-समाज में इससे खलवली मच गई। नतीजा 
यह हुआ कि गाज भस्पृश्यता जाहिस्ता-आहिस्ता अपने दुर्ग के एक-एक कोने 
से निकलती जा रही हैँ । 

महात्माजी ने जेल से लिखना जारी रखा । उसमें जब कोई कठिनाई 
ओर वाघा बाने लगी तो उन्होंने फिर भी अनशन किया, जिसके फल-स्वरूप 
गवर्नेमेंट ने मजबूर होकर उनको छोड दिया । जेल से निकलने पर उन्होने 
किसी राजनीतिक काम में हाथ नहीं डाला । वह अपने विचार से अब भी 
जैल के अन्दर ही थे । जो कुछ वह जेल के अन्दर से कर सकते थे, नंतिक 
दृष्टि से उत्तना ही करना उन्होंने उच्तित समझा । चू कि उनको अस्पृश्यता- 
निवारण-सम्बन्धी कार्य करने की इजाजत जेल में भी थी, इसलिए उन्होने 
उसीको बाहर आने पर भी जोरो से चलाया । अपने पत्र में लेखादि लिखने 
के सिवा उन्होने देश का दौरा भी शुरू किया। सत्याग्रह का आन्दोलन 
जाहिस्ता-आहिस्ता घीमा पडने छंगा । फिर महात्माजी को ऐसा कोई आभास 
मिला कि अब इसको अधिक चलाना ठीक न होगा । अन्त में कुछ दिनो के 
वाद आन्दोलन स्थगित कर दिया गया । 

पर वह पहले-ज॑सा ही सवारियों पर, मोटर और रेल पर दौरा करते 
रहे । इस दौरे में उन्होने देश के विभिन्न प्रदेशों में अस्पृष्यता-निवारण की 
वात सुनाई । सनातनी विचार के हिन्दुओ ने उनका बहुत विरोध किया । 
कुछ विद्वानों ने शास्त्रो द्वारा उनका समर्थन भी किया । कही-कही दोनो पक्ष 
में शात्त्रार्थ भी हुए। एक प्रकार से हिन्दु-समाज का मन्थन होने लूगा। 
इसी कारण रुष्ट होकर पता मे कुछ लोगो ने महात्माजी पर सभा में जाते 
समय विस्फोटक बम भी फेंका, पर सौभाग्य से वह वच गये । उनके दौरे में 
एक सज्जन ने वहुत जगहों में वाघा डाली । वह जहाँ जाते वही पहुँच वह 
सत्याग्रह करते, अर्थात्‌ उनको सभा में जाने से रोकने का प्रयत्त करते । 
उस रुकावट को दूर करने के लिए प्रवन्चकर्ता लोग अनेक उपाय रचते, पर 
वह सज्जन पीछा नह छोडते । 

पुत्रा के अछावा और कई जगहों में भी महात्माजी पर हमले किये गये । 
कही-कही हल्की चोट भी आई । पर वह अपने सकल्‍प में अटल रहे, दौरा 
करते ही गये । अन्त में उन्होंने उडीसा पहुंचकर यह नि*चय किया कि भव 


९२५४ बापू के कदमों में 


'पैदल ही दोरा करना चाहिए। बस कई दिनो तक उस सूबे में पैदल ही दौरा 
करते रहे । उस सूबे के एक बडे हिस्से में इस प्रकार से पाँव-पाँव फिरे। 
जैसा ऊपर कहा गया है । इस भगीरथ प्रयत्न से अस्पृश्यता के दुर्ग की दीवारे 
टूटने ऊुगी यद्यपि आज भी यह कहना सत्य नहीं होगा कि अस्पृश्यता उठ 
गई तथापि इतना कहना सच हूँ कि जेसे एक पौधा जड़ से हिला दिया 
जाय---उखाड कर फेंका न जाय, तो भी वह सूखने लगता है, उसका एक- 
एक पत्ता सूखता जाता है, उसकी टहनियाँ सूखती जाती हे, भन्‍्त में वह मर 
जाता हैं, वैसे ही अस्पृश्यता की जड हिल गई है, उसके पत्ते और टहनियाँ 
सूखती जा रही हे, अब उसकी जडो में यह शक्ति नही है कि पृथ्वी, आकाश 
और जल से अपने को कायम रखने के लिए पौष्टिक ले सके मोर जब पौधा 
इस पौष्टिक पदार्थ से वचित हो जाता हैं तो उसे सूखना ही पडता हैँ । उसी 
तरह, इस कुप्रथा को अब मर जाना ही हैँ, क्योकि यह बरी प्रथा एक पौधा 
मात्र ही नही है, बल्कि हजारो वर्ष से पाला-पोसा हुआ एक बहुत बडा पृक्ष 
हुँ जिसने बहुत दूर तक की गहराई में अपनी जडो को फैला रखा है । इसलिए, 
हिल जाने के वाद भी, इसके एकवारगी सूख जाने में अभी समय छग रहा 
हैं। इसकी वर्तमान अवस्था उस बड़े वक्ष की हैं जो बडे तूफान में उखडकर 
गिर जाता हैँ पर गिर जाने के बाद भी उसका कुछ-स-कुछ सम्पक पृथ्वी के 
साथ रह जाने के कारण हरा रहता हैँ, फिर भी उसमें वास्तविक जान नही 
रह जाती हँ । उसी तरह, यह वृक्ष गिर गया हूँ, पर अब भी यह नही कहा 
जा सकता कि यह निर्जीव हो गया हैँ । 

महात्माजी इस प्रशइन को एक घधामिक प्रइन के रूप में देखते थे। पर 
साथ ही अस्पृश्य जातियो की आधथिक अवस्था को भी वह भूले नहीं थे। वह 
चाहते थे कि उनकी आ्िक स्थिति भी सुधरे । उनमें और कुछ हरिजनो में 
इस विषय पर मतभेद था | कुछ हरिजनो का, विशेषकर ऐसे लोगो का जो 
आधुनिक शिक्षा पाये हुए ह॑ं और जो केवल आशिक तराजू पर ही सब कुछ 
तोलना जानते हे, यह विचार था कि उनकी राजनीतिक और आर्थिक अवस्था 
यदि सुधार दी जाय, तो _्ष्माज में उनका णो उचित स्थान हैं वह उत्तको खुद 
व-लुद मिल जायगा । इसलिए वे लोग मदिरो गौर देवस्थानो को खुलवाने 
के प्रयत्नो को उत्तना महत्त्व नही देते थे जितना महात्माजी । उनलोगो का 
विचार था कि मदिरो के बदले हरिजनो के लिए स्कूल खुलवाना, अधिक 
नौकरियाँ दिलवाना, जमीन दिलवाना गौर दूसरे प्रकार से उनकी आशिक 
स्थिति सूधारना ज्यादा जरूरी है । किन्तु महात्माजी भी इन विपयो को 
अपनी आांखों से भोझल नही रखते| थे । अस्पृश्यो को समाज में दूसरे हिन्दुओं 


बापू के कदमों में २२५ 


की बराबरी का स्थान दिलाना तथा घामिक विषयो में उन्हे उन्नत करना भी 
वह उतना ही मावश्यक समझते थे । इसका कारण यह था कि महात्माजी 
के विचार में मानवता के नाते किसी भी मनृष्य को अछत मानना अथवा 
उसे देवदर्शन का अधिकार न देना, अस्पृष्यो के प्रति भौर जो अस्पृश्यता 
मानते हं उनके लिए भी, पाप है । इसलिए जवतक समाज इस पाप से मुक्त 
नहीं किया जायगा तबतक समाज की स्थिति भी सुघर नहीं सकती । हरिजन 
इस समाज के अगर हैं । हरिजन को जितना सुधा रना चाहिए, नही सुधारा 
जा सकता । महात्माजी अपने काम में लगे रहे । जैसे उन्होंने सनातनियों के 
विरोध की परवाह नही की वैसे ही हरिजनो के विरोध से भी वह अपने 
विचारों से विचलित नही हुए ! भव तो सारा देश यहाँ तक एकमत पहुँच 
गया है कि इस समय के बने विघान न अस्पृदयता को एक अपराध या जुर्म 
करार दिया हैं गौर राज्य का यह धर्म बताया हूँ कि वह उसको 
निर्मल कर दे । 
इसके अलावा, पिछडे हुए लोगो की उन्नति के लिए, उस विशेष मत्ती पर 
यहू भार दिया जायगा जो इस विषय पर घ्यान दिया करेगा और उसका यह 
कर्तव्य होगा कि वह उन नियमो तप्रा विधियों का पालन करावे, जो अस्पृश्यत्ता 
टूर करने के लिए वनाई जायेगी । वह सभी पिछडी हुई जातियो की शिक्षा भौर 
हरएक दृष्टि से उनकी उन्नति के लिए सदा प्रयत्तनशील रहेंगा | दस साल के बाद 
एक कमीशन होगा, जो उनकी और दूसरी पिछडी हुई जातियो की स्थिति को 
जाँच करके राष्ट्रपति के सामने सभी बातो की रिपोर्ट पेश करेगा । वह रिपोर्ट 
धारासमभा में विचारार्थ रखी जायगी। फिर उन सभी लोगोके लिए जिनके 
लिए मलग चुनाव-क्षेत्र और घारासभाओ में निश्चित स्थान सुरक्षित रखे 
गये हूं, नये विधान में वे सब हटा दिये जायेंगे। अस्पृश्यवर्ग और आदिम 
जातियो के लिए अभी दस वर्षों तक स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे । इस तरह 
नये विघान में, और लोगो की वरावरी में उनको छा देने के लिए, जहाँ तक 
विघान गौर नियम से हो सकता हूँ, प्रयत्त किया गया हैँ । जो भी गवर्नेमेंट 
हो, चाहे जिस-किसी भी दल की हो, उसको वैधानिक नियमों के अनुसार ही 
काम करना होगा । इसमें सदेह नहीं कि जो कुछ अस्पश्यता रह गई हैँ उसके 
दूर करने में और पिछडी हुई जातियो को दूसरो की बराबरी में पहुंचा देने में 
ये नियम बडे काम के होगे । पर नये विधान और भविष्य के लिए ही यह 
कार्य क्रम नही वना है । जो कुछ पिछले कई वर्षो से हो रहा हैं और जिनके अनु- 
सार काग्रेसी सरकारें काम करती आ रही हूँ उन्हीं बातों को नये विधान में 
एक पूर्ण रूप देने का प्रयत्न किया गया हैँ । जब से महात्माजी ने जोर रूयाय 


२२६ ; बापू, के. कदमो में 


तृभी से सभी काग्रेसी, जिनका कही भी इससे कुछ सम्पक हुआ है, इसे दूर 
करने के प्रयत्न में लगे हे । फलस्वरूप कई सूबो में, विशेषकर दक्षिण में-- 
जहाँ यह प्रश्न बहुत ही जटिल और उग्र रूप घारण किये हुए था--कानून 
द्वारा मदिरों और देवस्थानो में हरिजनो का प्रवेश करा दिया गया । इसके 
लिए कानून भी बन गये । सभी जगहों में उनके लिए विशेष छात्रघ॒ त्ति देकर 
छात्रालय खोलकर, और दूसरे प्रकार से भी, शिक्षा में प्रोत्साहन -दिया जा 
रहा हैं । उनको नौकरियाँ भी दी जा रही हं--यद्यपि अभी शिक्षा के अभाव 
के कारण सभी स्थानो के लिए उनमें से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते ओर 
जितनी जगह उन्हे मिलनी चाहिए थी उवनी अभी नही मिली हे । १९३७ में 
ही, जब काग्रेस पहले-पहल कई सूबों में मत्रिमडल बना सकी, हरिजन-मत्री 
मुकरंर हुए । वे इस समय भी प्राय सभी सूबो में है । केन्द्र में तो दो ऐसे 
मत्री हैँ । इस प्रकार बहुत तेजी के साथ वायूमडल बन रहा है । जो हजारो 
वर्षों तक रूढि बनी रही हे वह अब आहिस्ता-भाहिस्ता टूटती जा रही हैं । 
इसमें सदेह नही कि यह कुप्रथा शीघ्र ही नेस्तनाबूद हो जायगी । 


पचीसवोँ अध्याय 


जब १९३० में महात्माजी सावरमती-आश्रम से, नमक-कानून तोडने के 
के निमित्त सत्याग्रह आरम्म करने के लिए, डाडी-यावा पर निकले थे, तब 
उन्होंने कहा था कि वह आश्रम में स्व॒राज्य लेकर ही लौटेंगे । दृढ निश्चय 
के साथ उन्होने यह कहा था। इसका एक प्रमाण हमको तव मिला जब 
इसका प्रयोग हरिजनों के लिए अलग चुनाव-क्षेत्र-सम्बन्धी प्रधान मंत्री 
मैकडोनल के साम्प्रदायिक निर्णय के बदलवाने में उन्होंने किया। उस समय 
किसी ने उनकी इस बात पर विशेष घ्यान नहीं दिया था, और न किसी 
न यह सोचा था कि उस यात्रा में अगर वह स्वराज्य नही प्राप्त कर सके, 
तो उसका फल यह होगा कि वह उस आश्चम को--जिसे उन्होंने कितने 
परिश्रम और आश्ञाओं के साथ वनाया था और जहाँ उन्होने अपने आदर्शों 
के अनु रूप सेवक तंयार करने का प्रयत्व किया था--एकवारगी हमेशा के 
लिए छोड ही दंगे । पर मद्दात्माजी जब इस तरह की वातें कहते थे तो वह 
बिता सोचे-विचारे नहीं कहते थे । एक बार कोई बात कह देने पर उसे वह 
मूलते नही थे--उसको पूरा करके ही छोडते थे । इसलिए, जब वह १९३१ 
के आरम्भ में जेल से निकले तो वरावर इधर-उघर सफर करते रहे । फिर 
गोलमेज-कान्फ नस से छौटने के बाद जेल में बन्द रखें गये। जेल से निकल 
कर वह हरिजन-सेवा और भकम्प-पीडित विहार की सहायता के लिए सफर 
करते रहें । बिहार में कुछ दिनो तक ठहरे भी, सावरमती नहीं गये । सावर- 
मती-आश्रम को एक शाखा वर्धा में कई वर्षों से, श्रीविनोवा जी की देख- 
रेख में, चछ रही थी। महात्माजी भी हर साछ वहाँ वर्ष में कुछ दिनो के 
लए जाकर ठहरा करते थे । हरिजन-यात्रा समाप्त होने के वाद उन्होने 
वर्धा में जाकर रहने का निश्चय किया । कुछ दिनो तक वर्धा में सेठ 
जमनाछाढू बजाज के दिये हुए वयीचे में रहे । वही पर पग्राम-उद्योग-सघ 


श्स्ध बापू के कदमों में 


की स्थापना की ओर चर्खा-सघ के काम का वरीका बहुत करके घदलक्ल दिया । 
१९२४ से १९४२ तक वर्धा में या वहाँसे चार मील की दूरी पर सेगाँव 
में रहकर उन्होने रचनात्मक कार्य का फैछाव बहुत बढ़ाया | सेगाँव एक 
छोटा-सा गाँव है, जिसके हिस्सेदार मालिक सेठ जमनालालजी ही थे। 
सेयाँव का ही नाम सेवाग्राम पड गया, जो आज ससार में विख्यात 
हैं । यह ब्राठ वर्ष का समय विशेषकर रचात्मक काम में ही छगाया 


गया। उस का्यंक्रम में एक-एक विषय को लेकर उन्होने देश का माग्गे- 
निर्देश किया । 


हरिजन सेवक-सघ का जिक्र ऊपर आ चुका है। उसके मत्री श्री 
ठवक्‍कर बापा और प्रधान सेठ घनश्याम दास विरला थे। उसका मुख्य 
दफ्तर दिल्‍ली में कायम हुआ । आज भी वहीं है। पर सारे काम को 
प्रेरणा महात्माजी से उसे मिलती रही । महात्माजी ने अपना एक नियम 
बवा लिया था कि वह जहाँ-कही जाते भौर रहते, हरिजनों के लिए 
पंसे जमा करते। इसके लिए उन्होने कई तरीके निकाल छिये। जब 
कभी वह सफर में जाते तो उनके दर्शनों के लिए जो भीड जाती उससे 
हाथ बढ़ाकर पंसे माँगते । रेल के स्टेशनो पर जहाँ-कही गाडी ठहरती, लोगो 
की भीड लग ही जाती, बस महात्माजी का हाथ डब्बे के बाहर निकल 
आता, लोग पैसे देने लगते । सघ्या के समय बराबर सावंजनिक श्रार्थना 
किया करते । उसमें भी बडी भोड हुआ करती । तो उन अवसरो पर भी 
नह पंसे जमा करते । कुछ दिनो से हस्ताक्षर लेने की चाकू चल गईं ॥ बहुत 
लोग बडे लोगों से हस्ताक्षर लेना चाहते । महात्माजी ने एक नियम बना 
लिया कि वह पाँच रुपये लिये बगर किसी को हस्ताक्षर नही देंगे । इससे 
अब हस्ताक्षर की माँग तो कम हो गई, पर उससे कुछ पैसे तो भा ही जाते । 
उनको यह भी नही कहना पडता कि वह कुछ ही छोगो को हस्ताक्षर देंगे, 
सबको नहीं । जो कोई फीस दाखिल कर देता उसको हस्ताक्षर मिक्त जाता । 
जो नही करता, वह चाहे कितना ही बडा मादमी क्यों न हो, हस्ताक्षर 
उसको नही मिलता। घनी लोग पाँच रुपये के बदले बहुत अधिक देकर 
हस्ताक्षर लेते । इन तरीकों से वह वर्ष-मर में एक वडी अच्छी रकम जमा 
कर लेते, जो हरिजन-सेवक-सघ को दे दिया करते । 'हरिजन' नामक साप्ता- 
हिक पत्र अद्भरेजों में गौर थोडा-वहुत नाम बदलकर हिन्दी, गुजराती, 
मराठी, बेंगला तथा उद्द में भी वरावर निकलता रहा। जैसा उनका 
तरीका था, वह 'हरिजन' में स्वयं बहुत लिखा करते थे। जो कुछ दूसरे 
लिखते थे वह भी, बिना भच्छी तरह शोधे, नहीं छापः जाता था । 


बापू के कदमा म ६३१४ 


खादी के काम में एक नया दृष्टिकोण वह वर्धा में बैठकर छाये । जब 
उन्होंने खोज करके चरखा निकलवाया और उसको शुरू में सावरमती-आश्रम 
में चलवाना शुरू किया, तो देश की स्थिति यह थी कि बहुत जगही में चरखे 
चलते थे, जिनके द्वारा तैयार हुए सूतों से बहुत प्रकार के कपडे बना करते 
थे । बहुत जगहों में तो मोटे ही यूत निकला करते थे, जिनसे मोटे कपडे ही 
तैयार हुआ करते थे । पजाब के बहुत घरों में चरखे चला करते थे, पर सूत्त 
भी वहुत करके खेस-जंसी चीजो के बनाने में ही खर्चे होता था । राजपूताना 
में मोटा कपड़ा ही ज्यादा करके बनता था । पर कही-कहीं महीन सूत भी 
बनता था, जैसे आध्र में । वहाँ का महीन सूत का कपडा बहुत ही प्रसिद्ध था । 
इसी तरह, विहार में एक विशेष प्रकार की रूई हुआ करती थी, जिसका रग 
वहुत हो सुन्दर होता था । उससे बहुत्त महीन सूत कातकर बहुत ही मुलायम 
और खुशरग कपडा बना करता था, जिसे 'कोकेटी' कहते हे । नेपाल-राज्य 
में कोकटी का बडा आदर था। विशेष करके नंपाल-राज्य से मिले हुए 
दरभगा-जिले में कोकटी बहुत बना करती थी । नेपाल के प्रोत्साहन से ही 
यह कपडा चलता रहा । पर यह सब होते हुए भी यह कहना भत्यृक्ति नही 
कि चरखा प्राय लुप्त हो चुका था, दिन-दिन लप्त होता जा रहायथा। 
करघों की हालत इतनी गिरी नही थी*यद्यपि करघे भी कम होते जा रहे 
थे। विहार में, गवनंमेंट ने, १९२१ की मनृष्य-गणना के साथ, करघे का 
भी हिसाब लगवाया था। पता चला था कि विहार-सूबे में प्राय पाँच करोड 
का फपडा करधघो पर बनता हैँ ! पर अधिक करके सूत मिल का ही हुआ 
करता था । उसी तरह ओर सूबो में भी, करघो पर बहुत कपडा बना करता 
था। अनुमान हूँ कि उस समय जितना कपडा देश में तैयार होता था उसका 
एक-चोपाई से एक-तिहाई तक हाथ के करधों पर ही तैयार हुआ करता था । 
महात्माजी ने देखा कि चरखे को अगर प्रोत्साहन नही दिया जाता हैं तो एक 
समय जायेगा जब करघे भी बन्द हो जायेंगे, क्योकि कारखानों को सूत 
वनाकर साथ ही कपडे बुन लेने में मधिक लाम था, केवल सूत की कताई 
में उतना फायदा नहीं था । इसलिए वे अवश्य केवल सूत की कताई कम 
कर देंगे ओर कताई-वूनाई दोनो करने छगेंगे । इसका फल यह होगा कि 
हाथ के करधों के लिए मिलो से सूत मिलना कम होता जायगा और मअच्त में 
बन्द हो जायगा । इसलिए उन्होने सोच लिया कि फरधों को भी अगर 
जीवित रखना हूँ तो फिर से चरखा चलाना जरूरी हैँ। उस वक्‍त तक 


जहाँ-तहाँ जो स्वदेशी को प्रोत्साहन देनेवाले छोग थे वे करघे पर हो अधिक 
जोर दिया करते थे | 


२३० बापू के कदमों में 


जब से चरखे का काम शुरू किया गया, काम करनेवालो का प्रयत्त यह 
रहा कि जितना अच्छा और महीन कपडा बनाया जा सके, बनाया जाय । 
तय किये गया कि जहाँ जो उत्पत्ति-केन्द्र खोले जाये, इस बात का प्रयत्न 
किया जाय कि कम खर्च में वढिया-से-वढिया कपडे तैयार किये जायें । पर 
दिक्कत यह थी कि वहाँ चरखें तो चलते, पर रूई का अभाव था । इसलिए 
वैसी रूई यहाँ और भी दूर से लाई जाकर सूत कातनेवाली कत्तिनो को दी 
जाती । कही-कही वह रूई वहाँ खरीद ली जाती और सूत का दाम देकर 
बेची जाती थी । कही-कही सूृत और रूई का बदला होता, जिसमें सूत के 
डेढ-गुने पौने-दो-गुने के हिसाब से सूत की बारीकी पर रूई दी जाती | जी 
अधिक रूई मिलती वह उनको मजदूरी में दी जाती । में खुद कई उत्पत्ति 
केन्द्र जाकर देखा करता और स्वय रूई-सूृत तौला करता । गरीब कत्तिनो 
की भीड लगी रहती । वे दूर-हूर से आकर सूत बेच जाया करती । उससे 
जो चन्द पैसे मिल जाते वही उनका सहारा रहता । यदि खादी-भडार उनका 
सूत नही खरीदते तो कई दूसरे भी खरीदनेवाले होते। कही-कही अधिक 
करघे चला करते, बनकर लोग मिल और घरखे के सुत मिलाकर बुना 
करते । ऐसी जगह कुछ सूत बिक जाया करते । यहाँ भी जब चरखा-सघ ने 
काम शुरू किया तो कत्तिनों को काम बहुत बढ गया, सृत अधिक बनने और 
विकने लगा | अभी यह विचार नही था कि सूत कातने के लिए जो मजदूरी 
दी जाती है उससे कत्तिनों को अभी क्‍या बचता हैं और उनका पूरा 
पारिश्रमिक होता हैँ कि नही । यह सभी समझते थे। हम उनको यह भी 
न दें तो विचारी की यह आमदनी भी वन्द हो जाय । हमजो यह देते हैं 
तो उनके प्रति यह हमारी वडी मेहरवानी हूँ । यह भी सोचना पडता था कि 
हम जो खादी तंयार करते हे वह सव निकल जाय । इतनी कम मजदूरी देने 
पर जो खादी वनती थी उसकी कीमत मिल के कपडे से बहुत ज्यादा होती 
और खादी बेचने का एक बहुत वडा सवार हमारे सामने रहता । एक तरफ 
तो हम खादी को सुन्दर और श्वद्भारिक वनाकर लोगो को लभाते थे, दूसरी 
तरफ हमारी कोशिश यह रहती थी कि हम उसको मिल के कपडे की कीमत 
में ला दें । काम तो कठिन था, पर इसमें सफलता बहुत ह॒द तक मिली , 
क्योकि कत्तिनों की जंसी उन्नति होती गई, हम वढ़िया खादी तैयार करते 
ओर कीमत भी घटाते गये । मोटी खादी की कीमत तो प्राय मिल के कपडे 
की कीमत में आ गई थी, पर महीन खादी की कीमत में अभी बहुत फर्क था । 

में देखता था कि ऐसे उद्योग से बहुत गरीबों को कुछ-न-कुछ रोजी 
मिलने छगी हँ--यद्यपि वह थोड़ी ही थी । इसलिए खादी का प्रचार और 


बापू के कदमों में २३१ 


प्रसार वढाना हम अत्यन्त आवश्यक समझते थे। उस समय ऐसा मालूम 
देता था कि हम अगर बिक्री बढाने का प्रवन्ध कर सके तो हम जितनी चाहें 
उतनी खादी उत्पन्न कर“सकते हैं । पर हाँ, वारीक और महीन खादी की 
उत्पत्ति सीमित होगी, क्योकि महीन सूत कातनेवाली कत्तिनें कम थी और 
उनकी प्रगति भी ज्यादा नहीं थी। फिर हमें तो लोगो को यह वताना था 
कि यद्यपि गज-पीछे खादी में मधिक पंसे लगाने पडते थे, तो भी कई 
दृष्टियो से खादी सस्ती थी । हमारा दावा था कि खादी अधिक टिकाऊ 
होती हूं और यह दावा ज्ञास्त्रीय रीति से सावित किया जा सकता है । एक 
बात यह थी कि जहाँ सिर्फ रूई पेंदा होती थी वही पर यदि उसका कपड़ा 
बन जाता हैँ, तो खेत से रूई निकालने के थोडे ही दिनो के बन्दर कपडा 
तेयार हो सकता हूँ । पर जो कपडा मिल में तैयार होता है उसकी रूई 
कम-से-कम साल-डेढ-साल पहले खेत से निकाली गई होती है । समय का 
असर टिकाऊपन पर पडता ही है । यह समय एक ओर प्रकार से खादी में 
और भी कम लगता था, क्योकि तैयार होने पर कपडा जहाँ बचता था 
वही आसपास में जल्द-से-जल्द विक जाता था, और मिल का कपडा तैयार 
होने के वाद भी कारकने के अन्दर से दूकानो में जाकर पड़ा रह जाता। 
दूसरा कारण भी अधिक टिकाऊपन के लिए था । जहाँ रूई पैदा होती थी 
वहाँ खेत से निकाली जाकर घर में ओटती पर ओदी और घुनकी से घ॒नी 
जाती जिससे उसका सूत तैयार हो सकता था । इस तरह उसकी उठाई और 
धुनाई में तथा उसके रेशो में उत्तना जोर और उतनी खीचतान नही पडती 
जितनी मिल में पडती हुँ । इसमें शक नहीं कि मिल की उठाई में भी रूई 
काफी खींचातान में पड जाती है । फिर भोटे जाने के वाद वह गाँठों में 
इतना कसकर वाँघी जाती कि एक ईट की तरह हो जाती हैँ, फिर उसे 
घनने के वक्‍त विलगाना पडता है । उस क्रिया से उसके रेशे बहुत कमजोर 
हो जाते हूं । खादी में स्थानीय रूई इन क्रियाओं से पहले बच जाती हैं, 
इसलिए उसके रेशे की ताकत वनी रहती हैँ । फिर घृनाई का तरीका भी 
मिल का ऐसा होता हूँ कि जिसमें रेशे पर बहुत काफी जोर पडता हैं । 

रेशे कई वार खीच-तानकर दुरुस्त किये जाते हे । मिल की बनी प्यूनी सूत 

कातने में तो बहुत अच्छी हैँ, क्योकि उसके सव रेशे सीधे कर दिये जाते 

है, पर इसमें शक नहीं कि ऐसा करने में उनकी दुर्गंति हो जाती हैँ । यही 

कारण हूँ कि जिस रूई से मिछ में बीस नम्बर तक सूंत बनता है उसी रूई से 

चरखे पर आसानी से चालीस-पचास नम्धर तक का सूत, वत सकता है ॥ सूत 

को कताई में भी मिल में रेशों को ज्यादा खीचतात वर्दाश्त करना+पडता है 4" 


२३२ बापू के कदमों में 


इन सब कारणों से मिल का सूत ताकत में, हाथ के सूत फा मुकाबला 
नही कर सकता हूँ । पर इसकी शर्ते यह है कि जितने प्रकार की क्रियाएँ 
होती हे वे ठीक तरह से की जायें। जैसे--ठीक तरह से उटाई-कताई 
नही होगी तो सूत अच्छा नही हो सकता । अगर ठीक तरह से सूत नही काता 
गया, उसमें जितने परिमाण में बल देना चाहिए उतनां नहीं दिया गया, 
तो सूत कमजोर होगा । 


मिल के और हाथ के काम में एक बहुत बडा फर्क यह पडता हूँ कि 
मिल के एक प्रकार की घुनाई और कताई करने पर अगर कुजी लगती गई 
तो ठीक वसी ही बुनाई और कताई होगी, उसमें बहुत फर्क नही पडेगा ! 
अगर पूर्ज में कही कोई ऐब हो तो वह पूर्जा हमेशा अपना ऐब सूत में 
दिखाता जायगा । सूत के कातने में अगर पुर्जे में कोई ऐब हैं तो हर दो गज 
सूत पर उस पुर्जे का ऐब सूत में देखने में आयेगा या सूत एसे स्थान पर पहुं- 
चेगा तो पु्ज.ं का असर उस पर पडेगा ही । इसलिए कल के काम में एक 
प्रकार की समानता होती हे, चाहे वह गुना में हो या सूत में । हाथ के कामों 
में यह बात नही होती हैँ, मनोवृत्ति तथा बनेक दूसरी बातो का असर उसके 
काम पर पडता ही रहता हूँ, क्योकि एक नो मनृष्यन्कल की तरह काम नहीं 
कर सकता और दूसरे उसकी शक्ति इसलिए हाथ के काम में, करनेवाले का 
व्यक्तित्व, विशेष रूप से, व्यक्त होता रहता है । जबतक कातनेवाला पूरा 
दक्ष नही हो जाता, सूत समान नही होता और न उसमें समान शक्ति होती 
हैँ । पर कल के सूत में एक विशिष्ट स्थान पर जो विशेष कमजोरी आयेगी, 
वह सहसा देखने में नही आती हूँ, क्योकि इसकी कमजोरी अगर होती हूं तो 
नियमित रूप से ठीक उतनी दूर पर नही होती जितनी मिल में । 
अगर खादी का ठीक प्रवन्ध किया जाय, जैसा होना चाहिए, तो इसमें 
सदेह नही कि वह वाद में मिल के मृकाबले कम खच्च में तँयार कराई जा 
सकती हूं । खादी का असछो रूप में सिद्धात यह हूँ कि जहाँ किसान अपने 
खेत में कपास पंदा करे वही पर वह उसके घर में ओटी भौर घुनी जाय 
तथा उसका सूत घर में ही तेयार कर लिया जाय और वह सूत भी गाँव में 
ही वन लिया जाय । इस तरह तैयार की हुई खादी घर के लोग इस्तेमाक्त 
करें । इससे एक तो जल्द-से-जल्द रूई का कपडा त॑यार हो सकता हैँ, इसलिए 
समय बीतने की वजह से जो कमजोरी आती जाती हूँ वह बहुत हद तक 
बचाई जा सकती हँ-- दूसरे, कारखाने की यह हारत हैँ कि कपास एक गाँव 
में पैदा की जाती हूं, फिर लादकर कुछ दूर के किसी घहर में ढोकर घुनाई 
फे कारखाने में पहुंचाई भातती हैँ, वहाँ ओोटकर वह गाँठो में कसकर बाँधी 


वापु के कदमों में २३३ 


जाती है, वे गाँठे भी जहाँ-कही घिरनी कल हूँ वहाँ पहुंचाई जाती हूं ! 
हिन्दुस्तान में ही कितने सौ मीछो को दूरो से रई छाकर धिरनी-ऋल में सूतत 
बताने हे । वहुत करके तो विदेशों से भी रूई लानी पड़ती हूँ । दूसरे देशो 
में, जमे इगलेड में, तो सारी रूई दूसरे देश से ही मंगानी पडती हैं, क्योकि 
वहाँ रूई नही होती हैं । पर उससे जो कपडा तैयार होता हू वह दुनिया के सब 
देशो में, जहाँ उसकी खपत होती हैँ और जिस कारखाने से उसका सम्पर्क 
ह्ीता हूँ, पहुंचाया जाता हूँ । उस देश के याँवनगाँव तक में वह बेचा जाता 
हैँ । इस तरह, खेत से उटाई के कारखाने तक और उठाई के कारवाने से 
घप्रिरती-कल तक तथा घिरनी-कल से खरीदार तक कपास, रूई ओर कपड़ा 
ढोने में जो इतना खच पडता ६ वह खादी में एकवारगी बच ज ता हैँ । वह 
कुछ छोटी रकम नही होती । कपडे की कीमत का एक बडा अश ढुलाई का 
खर्च होता हैं । इसके अलावा भी हर मौके पर वीच के व्यापा ) अपना 
मनाफा रखते हें, जो कपडे की कीमत में ही जोडा जाता हूँ । ऊपर बताया 
गया हैँ कि मिल के कपडे के मुकाबले खादी अधिक मजबूत बनाई जा सकती 
हैँ । ये सब वातें अगर ध्यान में रखी जायें और याँव के लोग गाँव की रूई 
को गाँव में ही घन कात-बुनकऋर कपडा तेयार कर लें, तो इसमें कोई शकः 
नही कि खादी अगर किफायत नही तो मिल के मूकावले कम कीमत में हीं 
गाँववालो को मिल सकती हूँ । पर हम आलसी हो गगे हूँ । इसलिए बनी- 
बनाई धीज पैसे देकर लेना अधिक पसन्द करते हें । इसीलिए खादी महेंगी 
मालम होती है । 
महात्मा गाँधी इन बातो पर जेल में वहुत विचार करते रहे । साथ ही 
उनके सामने उस समय यह भी सवाल था कि कत्तिनो को जो मजदूरी 
मिलती हूँ वह क्या इतनी कम होती हैँ कि उससे उनका गृजारा नही चल 
सकता ? और, यद्यपि 'जहाँ कुछ न हो वहाँ थोडा भी तो हो” की नीति के 
अनुसार उनको जो कुछ भी मिल जाता हैँ वह उनको देना एक प्रकार की 
मेहरवानी है, तथापि खादी पहनने वाले को यह उचित नही है कि वह ऐसा 
कुछ करे जिससे सूत कातनेवाली कत्तितों से अपना काम तिकाछे । इसलिए, 
उन्होंने वर्घा में खादी के सम्बन्ध में नई नीति निकाली। वह यह थी कि 
केत्तितो को इतनी मजदूरी मिलनी ही चाहिए कि वे उससे अपना गजर 
कर सके । हु 
जसा ऊपर कहा जा चुका है, कत्तिनो की मजदूरी वढा देने से खादी 
को कीमत बहुत बढ़ जाती थी | कम मजदूरी देकर भी खादी की विक्ी में 
जितनी दिवकतत थी वह अधिक दाम बढाने से और वढ जाती थी । हममें से 


२३४ बापू के कदमों में 


बहुतेरो का विचार था कि इस प्रकार जो खादी कम हो चली हूँ वह भोर 
कम होती जायगी तथा खादी की बिक्री भी घट जायगी । गाधीजी उतनी दूर 
त्तक समझौता करने के लिए तैयार थे कि हम अगर उतनी मजदूरी नही दे 
सकते थे तो जो उस समय मजदूरी देते थे उससे कई-गुना मजदूरी बढा देनी 
चाहिए। मजदूरी की दर इस तरह लगाई जाय कि जिससे आध घटे काम 
करके कोई भो कत्तिन अगर औमत दर्जे का सृत कात सकती हैँ और उसकी 
औसत प्रगति तीन सौ गज घटे में हँ तो उससे वह तीन आने मजदूरी पा 
सकेगी । बहुत छान-बीन के बाद, और कुछ दिनो तक श्री विनोबा भावे के 
प्रयोग के बाद, यह निश्चय किया गया कि जिसमें और कार्यकर्त्ताओ को सूतत 
खरीदने में आसानी हो और वे कत्तिनो का पता छगा सर्के कि उन्हे ठीक 
मजदूरी दी जा रही हैँ या नहों, इसकी एक तालिका तैयार की जाय कि यह 
अमृक नम्बर का सूत हूँ जिसके लिए लच्छी-पीछे अमुक मजदूरी दी जायर्ग' । 
ज॑सा सोचा गया था--इससे खादी की कीमत बहुत बढ़ गई । साथ ही, यह 
भी मानना पडेगा कि खादी की बिक्रो कम नही हुई, क्योंकि वहुत करके 
जहाँ उत्पत्ति की जाती थी वहाँ खादी अधिक बिकने लगी और एक नया 
वर्ग खादी पहननेवालो का उत्पन्न हो गया । अभीतक जो कत्तिन सृत कातती 
थी अथवा जो वृतकर उसे बूनते थे वे अपने हाथ के कते हुए सूत से अपने 
हाथ का बुना कपडा खुद भी बहुत कम पहना करते थे । खादी बुननेवाले 
खुद खादी नही पहनते थ, दूसरे लोग ही उसका उपयोग करते थे । अब यह 
निईचय किया गया कि सूत कातनेवाले ओर. वुननेवाले भी खादी पहना करें । 
अधिक मजदूरी की एक शर्तें यह भी थी कि उसमें से एक अश काट लिया 
जायगा जिसके बदले में उसे पहनने के लिए खादी दी जायगी जिसको उसे स्वय 
पहनना ही पडेंगा । इस तरह, मजदूरी का एक अश् प्रति सप्ताह मथवा एक 
पखवा रे में काट कर कत्तिनो के नाम पर जमा रखा जाता था और जब उनको 
जरूरत होती थी तो उनको कपडा दे दिया जाता था। इससे उनको एक दूसरा 
लाभ यह होता कि सव कत्तिनो के नाम पर मलग हिसाव रखा जाने लगा 
और उसके द्वारा प्रत्येक कत्तित के साथ चरखा-सघ का प्रमाणित सम्बन्ध हो 
गया । मजदूरी लगाने के वक्‍त उसके हर रच्छी -सूत की जाँच भी होती और 
सूत की रूच्छी के हिसाव से मजदूरी मिलने के कारण उनको सूत सुधारने 
में काफी प्रोत्साहन मिला । इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरो को जो खादी 
मिलती वह पहले के मुकाबले वेहतर होती । यद्यपि लोगो को दाम ज्यादा 
देना पडता तथापि उतना खलता नही । खादी की माँग काफी बढती गई । 
जो डर था कि वेकार की दिक्कत वढ़ जायगी वह बहुत हृद तक निराधार 


वापु के कदमों में २३५ 


साब्रित हुआ । माँग बढने के भौर कारण हो सकते हें--दहृसरे लोगो में 
अधिक जागृति इत्यादि। पर इसमें सन्देह नहीं कि उस नीति से खादी 
की उन्नति हुई । 
इसका एक दूसरा नतीजा यह हुआ कि अप्रमाणित खादी बहुत बिकने 
लऊगी। चरखा-सध स्त्रय अपने केन्द्रों में खादी तैयार कराया करता भौर 
अपनी दूकानो में स्थान-स्थान पर बेचा करता था। इसके बलावा वह 
चहुतरे व्यापारियो को, जो शुद्ध खादी बनवाते थे, प्रमाणपत्र भी दिया करता 
था। उनकी तैयार की हुई खादी भी वैसी ही शुद्ध समझी जाती थी जेसी 
चरखा-सघ की । इस तरह, अपनी खादी में ओर चरखा-सघ में इस तरह की 
प्रमाणित खादी उत्पन्न करने वालो में, सस्ती-से-सस्ती और बच्छी-से मच्छी 
खादी तंयार करने की एक प्रकार से होड-सी छगी रहती थी । अभी जो 
'चरखा-सघ ने मजदूरी थी वढ़ा दी थी उससे ऐसे खादी-उत्पादक भी, जो पुरानी 
मजदूरी पर ही सूत खरीदते थे, बहुत मुनाफा करने लगे । इसलिए 
प्रमाणित खादी वही समझी जाने छगी जो नई नीति के अनुसार काफी 
मजदूरी देकर तंयार कराई जाती । बहुतेरे उत्पादकों ने नई रीति मान 
ली। चरखा-सघ्‌ ने, अधिक मजदूरी की शर्ते मनवाकर झौर उम्रकी देख- 
भाल का प्रवन्ध करके, उनको प्रमाणपत्र दे दिया । पर बहुतेरे ऐसे भी निकले 
जिन्होने प्रमाण-पत्र नही लिया । वे पुराने ढंग से मजदूरी की पुरानी दर पर 
ही काम कराते रहे । ऐसे लोगों को, बहुतेरे काग्रेसी लोग भी--जिन्‍्होने 
नई नीति को पसन्द नही किया, प्रोत्साहन देते रहे । इससे बाजार में खुले- 
आम प्रमाणित भौर अप्रमाणित खादी बिकने छंगी। अप्रमाणित खादो 
बेचनेवाले और तेयार करनेवाले काफी मुताफा करने लगे, क्योकि उनको 
खादी कम खच में तैयार होती और उसे वे काफी मुनाफा करने पर भी 
प्रमाणित खादी से सस्ते दाम में बेच सकते | जितना फके मजदूरी में था 
उसके अनुपात में खादी की विक्री के दरम्याव कम फर्क था । वह मृताफा पूरे 
रूप में अप्रमाणित खादी वेचनेवालो को मिल जाता । इस प्रकार, अप्रमाणित 
खादी बहुत बिकने रंगी। चरखा-सघ सब सूत खरीद नहीं सकता था; 
क्योकि उसके पास इसके लिए काफी साधन नहीं था । इसलिए कम मजदूरी 
देकर भी दूसरो को काफी सूत मिरू जाता । इसकी रोक थाम करने का 
प्रयत्त चरखा-सध ने किया। काग्न स-कार्यकारिणी ने भी काग्रेस-जनों को 
आदेश दिया कि वे प्रमाणित खादी ही व्यवहार में लाबें गौर अप्रमाणित 
खादी को खादी न समझें । बहुतेरो नो इस बात को नहीं माना ! अतः 
व्अप्रमाणित खादी खूब चलती ही रही । 


२३६ बापू के कदमों में 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नई नीति से खादी में सुधार बहुत हुआ ॥ 
चरखा सघ सूत इत्यादि में जितना सुधार करना चाहता था, कर सका । 
वह गाँव में खादी अधिक चलाने लगा | इसका दूसरा कारण यह भी हुआ 
कि महात्माजी ने यह निश्चय किया कि जहाँ तक हो सके, खादी जहाँ पेदा 
की जाय वही उसकी खपत होनी चाहिए । कुछ दिनो के बाद एक सूबे से 
दूसरे सूर्वे में खादी का आना-जाना बन्द कर दिया गया। विद्येष प्रकार 
की खादी इधर-उघर बाहर भेजने की इजाजत मिलती, पर मामूली तौर से 
खादी सूबे के बाहर नही भेजी जा सकती । ऊपर बताया जा चुका हूँ कि 
कपडे को एक स्थान से दूसरे स्थान में ढोकर ले जाने में काफी खर्च पडता 
है । वह खर्च यथासाध्य खादी में बचाने का प्रयत्त किया गया । 


खादी की नीति में बडा परिवतंच हो गया । उत्पत्ति और बिक्री पर 
जितना जोर दिया जाता था, आहिस्ता-आहिस्ता अब दिया जाने लगा । इससे 
खादी पहले के मुकाबले अधिक बिकती, पर अभी जो स्वावलम्बन पर अधिक 
घ्यान जाने लगा उस स्वावलम्बन का अर्थ यह हैँ कि व्यक्ति और 
समाज दोनो अपने लिए खादी को अपने स्थान पर ही तैयार तथ। इस्तेमाल 
करें ' यह नीत्ति एकवारगी नई नहीं थी, क्योकि पहले भी कई जगहों में 
इसका प्रयोग किया गया था। इसमें कही-कही कुछ सफलता भी मिली 
थी । कुछ जगहो में स्वावलम्बन के खयाल से जनता के लिए वही काफी 
खादी तैयार कर दी जाती, जिससे वहाँ के लोगो को न बाहर से कपडा 
मंगाना पडता और न वहाँ की अपनी खादी बाहर भेजनी पडती । यह प्रयोग 
बहुत बडे दायरे में नही किया गया था, पर सफल हो गया था--यद्यपि 
इसका नतीजा स्थायी नहीं निकला, फिर भी जबतक वंसे स्थान पर कारये- 
कर्त्ता काम करते और लोगो का उत्साह बढ़ाते रहे तबतक काम होता 
रहा । उनके हट जाने पर लोगों ने उतनी खादी बनाना भी छोड दिया, बस 
बाहर से फिर कपडा वहाँ आने लग गया ” महूत्माजी ने सोचा कि जबतक 
लोगो में खादी के प्रति इतना उत्साह और प्रेम नही पंदा होगा कि उसे वे 
कभी छोडने को तैयार न हो तवतक यह काम उतना व्यापक नही हो 
सकता जितना वह चाहते थे | इसके लिए खादी-सम्वन्धी ज्ञान और खादी 
बनाने के साधन--दोनो की जरूरत थी। चरखा सघ ने अब इस पर 
अधिकाधिक घ्यान दिया । उसे इतनी प्रेरणा मिली कि वह जहाँ काम करे 
वहाँ लोगो को खादी का श्षास्त्रीय ज्ञान बतलावे और खादी-सम्बन्धी यन्त्रो 
में सुधार भी करावे | साथ-ही-साथ ऐसे यन्त्रो से काम लिया जाता कि लोग 
अच्छी मजबूत खादी बनाना सीखें । 


बापू के कदमों में २२७ 


अनू भव के बाद दो वाते विशेष महत्त्व की निकली । एक यह कि रूई 
ओटने से उसमें कुछ कमजोरी हो जाती है, इसलिए बिनौले निकाल देने का 
एक ऐसा तरीका निह्ाला गया, जो पहले से कह्ी-कही प्रचलित था, पर सब 
जगहों में नहीं । इसके लिए यन्त्र की मावश्यकता नहीं होती, केवल छोटी-सी 
एक पटरी और लोहे या लकडी की एक छोटी सी उंगली के समान मोटी 
सीक काफी थी । घुनाई से भी रेशो में कमजोरी आती ही हें, इसलिए घुताई 
के बदले हाथ से की गई तुनाई पर अधिक जोर दिया गया । इन प्रक्रियाओं 
से रेशे की शक्ति कम-से-कम बिखरती । इसका नतीजा कपडे पर अवश्य- 
भावी था कि कपडा अधिक मजबूत निकले । खादी की बुनाई का भी प्रश्न 
जटिल था । सव कुछ होने के वाद भो हाथ के कते सूत में उतनी मजबूती 
शोर समानता नही आती थी जितनी मिल के यूत में । इसलिए बुनकर उतनी 
तेजी के साथ हाथ-कत्ते सृत का कपडा नहीं वुब सकते थे जितनी तेजी से मिल 
के सृत का। इसका नतीजा यह होता था कि खादी बुनने के लिए चे मधिक 
भजदू री लेते थे । खादी का दाम इस कारण से भी अधिक होता था । महात्मा 
जी ने सोचा कि सूत में सुधार होना चाहिए जिससे वुनकरों को सुविधा हो । 
तुनाई इत्यादि से कुछ सुधार तो हुआ, प्र दो सूतो को एक साथ बदकर 
चुनाई के योग्य घनाने की रीति बहुत उपयोगी साबित हुई । इसलिए इस पर 
भी जोर दिया जाने छगा कि दो सूत एक साथ बटकर दिया जाया करे। 
पर यह विशेष प्रचलित नही हुआ, क्योकि एक तो इसमें एक अजीब प्रक्रिया 
काम में छाई जाती हूँ और दूसरे फी गज कपडे के लिए अधिक यूत भी 
ऊूगाना पडता हूँ । पर इसमें सन्देह नहीं कि कपडे की मजबूती में काफी 
फक पड्ठ जाता है । इस प्रकार की प्रक्रिया में सुधार का प्रयत्त वराबर होता 
रहा हे, पर इधर भव ज्यादा जोर उत्पत्ति यढाने पर नहीं रहा । इसलिए, 
लछडाई के दिनो में, और उसके वाद भी, जब देश में कपडे की बहुत कमो 
रही, और जब इसका पूरा मौका भी था कि खादी की उत्पत्ति और विक्री 
चहुत चढाई जा सकती थी, तव वह नहीं बढठी और इस समय की जो एक 
बहुत्त बडो कमी थी वह भी पूरों नही की जा सकी । 

स्वावलम्बन का काम तो कठिन हैँ ही । इससे खादी की प्रगति देखने में 
ही नहीं आाती । इसलिए बहुतों के मत में खादी की नीति समय के अनुकूल 
नही रही हैं । उसको जितनी प्रगति हो सकती थी, लोगों को उससे जितना 
छाभ पहुंचाया जा सकता था, कपडे की कमो जिस हद तक दूर की जा 
सकती थी, इनमें से एक क,म मी पूरा नहीं हुमा । कुछ लोग यह मानते है 
कि इस प्रकार फी चरश्चा-सघ की नीति से ही खादो को बहुत नुकसान 


२३८ बापू के कदमो में 


पहुँचा । लडाई के जमाने में, और उसके बाद भी, देश की मिलें छडाई के 
सामान तैयार करने में लगी थी। इसलिए, जन-साधारण के इस्तेमाल के 
लिए, मामूली कपडा नहीं बनता था या कम बनता था । विदेशी कपडा 
आना बन्द हो गया । इससे देश में कपडे की बडी कमी हो गई । इस मोके 
पर जितनी खादी बन सकती उसे देश खरीद लेता । यही मौका था जब 
खादी की उत्पत्ति बहुत बढाई जा सकती थी | कपडे का दाम इतना बढ गया 
था कि मिल के कपडे के मुकाबले चरखा सघ की खादी सस्ती पडती थी । 
जो कभी खादी नही पहन सकता था वह भी किफायत के कारण खादी लेना 
चाहता था । पर उसको खादी नही मिल पाती थी । कही-कही चरखा-सघ को. 
यह भी सोचना और करना पडा कि उसके जो पुराने ग्राहक थे--अर्थात्‌ जो 
आदतन खादी घारी थे-उनके ही हाथों खादी बेची जाय । यह खेद की बात है कि 
हस मौके से खादो की उत्पत्ति बढाने का लाभ नही उठाया गया और कपडे 
की कमी के कारण विदेशो से कपडा लाने की नीति गवने मेंट को माननी पडी 
स्वराज्य की सारी लडाई के जमाने में विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार हमारे 
आन्दोलन का एक विशेप महत्त्वपूर्ण अग रहा हैँ । इस सम्बन्ध में अन्य नेताओ 
के साथ महात्माजी का सिद्धात सम्बन्धी मतभेद भी रहा करता था । कुछ 
लोग केवल विदेशी वस्त्र का ही वहिष्कार नही चाहते थे, वल्कि उनकी नीति 
यह रहा करती थी कि सभी ब्रिटिश वस्तुओ का वहिष्कार करना चाहिए, 
वयोकि हमारी लडाई ब्रिटिश के साथ थी, और चंकि ब्रिटिश अपनी तिजारत 
पर ही बहुत कुछ भरोसा करते हैँ तथा उनका माल हिन्दुस्तान में ही बहुत 
खपता हैँ, इसलिए उनके माल का वहिष्कार कर के ही हम उनपर दवाव डोल' 
सकते हूं, और इसी उपाय से हम स्वराज्य-सम्बन्धी अपनी माँग उनसे मनवा 
सर्कंगे । गराघीजी इस प्रकार की बहिष्कार-नीति में हिंसा की कुछ भावना 
देखते थे, इसलिए वह सभी ब्रिटिशों मालो का वहिष्कार पसन्द नहीं करते 
थे। कपडे के सम्वन्ध में उनका यह विचार था कि ब्रिटिश छोगो ने 
अपने राजसत्तात्मक अधिकार का दुरुपयोग करके भारत के कपडे के उद्योग- 
घन्धो को नष्ठ किया हूँ, इसलिए ऐसे ही उद्योगो को पु]नर्जीवित करना 
चाहिए, वयोकि यह एक प्रकार से व्यापक और सावंजनिक उद्योग था, इसके 
नप्ट हो जाने से गाँव के जीवन में वडा परिवतंन आ गया था । वह मानते 
थे कि इसके पुनर्जीवित करने में केवल ब्रिटिश-वस्त्र-वहिष्कार से ही काम न 
चलेगा, वल्कि इसके लिए सभी विदेशी से वस्त्रो का आना बन्द करना जरूरी 
था। इसीलिए वह सभी विदेशी वस्त्रो के वहिप्कार पर विशेप जोर दिया 
करते थे, केवल प्रिटिश-वस्त्र-वहिप्कार पर हरी नह्ठीी । 


बापू के कदमों में २३५९ 


इघर कुछ वर्षो से, पिछली लडाई से पहले, जापान से भी बहुत कपड़ा 
आने लग गया था । एक प्रकार से जापानी कपडा अपना प्रमुत्व जमाता 
जा रहा था । महात्माजी मानते ये कि ब्रिटिश कपडे को हटाकर जापानी 
कृपडा काम में लाना देश के लिए हितकर नही होगा । देश-हित-स'घन सब 
प्रकार से विदेशी-वस्त्र वहिष्कार से हो होगा । इधर तो देश की मिलों में 
ही काफी कपडा तैयार होने छूग गया हैं। विदेश से भी कुछ काने लगा हैं । 
इसलिए, यद्यपि अभी कपडे और उसकी कीमत पर नियत्रण हुँ तथा उसको 
कीमत भी बहुत ही ऊँची है तयापि खादी को जितना चाहिए उतना प्रोत्साहन 
नही मिल रहा हैँ । आगे क्‍या होगा, यह भविष्य के गर्भ में हैं । 

महात्माजी ने खादी को केवल एक उद्योग-बन्धे के रूप में नहीं देखा 
था--यश्यपि यह एक ऐसा उद्योग हो जाता जिससे जनता के सबसे गरीब तबके 
को सहायता मिलती । उन्होने इसको वार-वार सब उद्योगों का केन्द्र कहा हैं, 
कई जगहो पर ऐसा लिखा भी है कि जैसे नक्षत्रों में सबसे अधिक महत्व 
सूरज का होता हूँ व॑से ही सब ग्रामीण उद्योगो में खादी का प्रमुख स्थान हूं ) 
स्व॒राज्य-आन्दोलन के समय में खादी पहनना हमारे आन्दोलन का एक प्रतीक 
वन ग्रया था । यदि महात्माजी का चलता और सब लोग उनकी बात 
मानते तो चरखा चलाना प्रत्येक कार्यकर्ता गौर नेता के लिए अगिवाय हो 
जाता तथा खादी केवढ घरीर पर ही न रहकर दिल के अन्दर भी घर कर 
लेती, पर ऐसा पुरी तरह हो नही सका । काग्रेस ने इसे केवल एक वर्दी ही 
माना-- वह दारीर पर ही रह गई, अन्दर नहीं घूस सकी ' अगर वह 
अन्दर घसती तो हमारे सारे जीवन में ग्रहरा परिवर्तन होता ) जहाँ एक 
तरफ बडे-वडे विशालकाय कारखाने दिन-दिन खुलते जा रहे हे और छोटी- 
से-छोटी वस्तुओं को भी तंथार करने का काम अपने हाथो में लेते जा रहे है 
तथा जहाँ जनता में वेकारी दिन-दिन बढती जा रही हैं वही यह खादी इस 
वात को प्रमाणित करती हूँ कि मनृष्य को सुखी बनाने भौर सच्चा आनन्द 
पहुँचाने के लिए बाहरी आडम्चर की उतनी जछरतत नहीं हैं जितनी सादा 
जीवन और आन्तरिक सतोप को । खादी शारीरिक श्रम कोी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा को वढाती हैँ । महतत्माजी, अपने इकक्‍्क्रीस दिनो के उपवासो में भी, 
जव उनकी शारीरिक शक्ति वहुत क्षीण हो जाती थी, चरखा चलाना एक 
दिन भी वन्द नहीं करते थे । जब सार्वजनिक काम में इतनी भीड होती 
थी कि उनको चरचला चलाने का समय मिलना कठिन हो जाता था, तव भी 
वह आराम भोर सोने के समय को घटाकर चरखा चलाने का समय निकारू 
लिया करते थे । वह चरखा चलाने को यज्ञ समझते थे। जिम धामिक 


“२४० बापू के कदमो में 


भावना से चरखा चलाया करते थे उसी भावना से वह प्रार्थना किया करते 
थे | उनके लिए चरखा ही दरिद्रनारायण के साक्षात्कार का साघन था। 
यदि हम उस मर्म को समझ पाते तो हमारे जीवन में सादगी आती, हम 
कभी गरीबो की रोजी छीनकर बडे कारखाने के मोह में न पडते और 
शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा करने लग जाते । फिर तो सारे जीवन का रुख 
ही बदल जाता | बाहरी चमक-दमक ओर बाहरी आइडम्बर को बढाकर 
जीवन के स्तर को ऊँचा करने का जो विचार फैल रहा हैं उसको भी हम 
ठीक ठीक समझ लेते । तब हम आन्तरिक सतोष में ही सच्चे आनन्द का 
अनु मव करने लगते । परन्तु, हमने वेंसा न किया और न समझा । हम 
तो खादी को बस एक वर्दी मानकर हो चले | वर्दी तो बदली जा सकती हैं, 
वह किसी आध्यात्मिक तत्त्व से सबन्ध नहीं रखतो । पर हमने खादी के 
आध्यात्मिक तत्त्व फो ही नहीं खोया हूँ, वल्कि आशिक दृष्टि से भी हम 
च्उतनी तरवकी नही कर पाये हँ जितनी करना चाहते थे 


छब्बीमर्वां अध्याय 


जब महात्माजो लहूप्तप्राय चरखे को फिर से प्रचलित करने का प्रवक 
प्रयास कर रहे थे तब हमारी आँखो के सामने, देखते-देखते, कितने ही छोटे- 
मोटे घरेल ध्घे - जिनको करके वहुतेरे गद्रीब गुजारा करते थे-- कारखानो 
'फी चोट से अस्त-व्यस्त होते जा रहे थे । जब हम यह सोचते थे कि खादी 
को पुनर्जीवित करना बहुत आवश्यक हो गया हैं तो हमारी समझ में यह 
बात नही आती थी कि उन दूसरे घधो को क्यो मरने दिया जा रहा हूँ । 
यह वात नही थी कि गाधीजी का ध्यान उन घघो की ओर नही गया था । 
पर शायद उन्होने यह समझ लिया था कि जो घरखा लप्त हो चुका हैं वह 
अगर पुनर्जीवित किया जा सकेगा तो दूसरी चीजो को, जो अभी लुप्त नही 
हुई हे, जीवित रखना उतना कठिन नही होगा । इसलिए उन्होने शक्ति को 
न विखेरकर चरखे के पुनरुद्वार में उसे केन्द्रित रखना ठीक समझा, क्योकि 
चह सबसे अधिक मुश्किल जान पडा। जो सबसे कठिन काम होता था 
उसीको वह हाथ में लेना पसन्द करते थे । एक बार का जिक्र हँ, उनसे 
किसी ने कहा--“महाराष्ट्र के गाँव में आपकी बातें लोग नही सुनते । 
जितन। समय आपने वर्घा और सेवाग्रम में रूग्राया हैँ उत्तना अगर किसी 
डूमरे प्रान्त के गाँव में लगाते तो सारे सूबे की शक्ल बदल जाती, आपके 
कार्यक्षम को गाँव-गाँव अपना लिया होता ।” उन्होने उत्तर दिया-- अगर 
यह वात ठोक हूँ कि महाराष्ट्र के गाँव में हमारे कार्यक्रम की प्रयति बहुन 
कम हूँ और लोग हमारी वाते कम सुनना चाहते हूं, तो क्या हमारे लिए यह 
उचित नही हूँ कि हम वही पर अधिक समय दें ? अगर वे मेरी नहीं सुनेंगे 
तो दूसरों की तो औौर भी कम सुनेंगे । तो, जब यह काम इतना कठिन हं, 
'इसे दूमरे कार्यकर्त्ताओं पर कैसे छोड द ” चैंकि यह काम कठिन है, इस- 
लिए उनको इसका महत्त्व समझाना मेरा ौर भी कर्तव्य हो जाता हैं। 


रॉ 


२४२ बापू के कदमों में 


इसी लिए म॑ यहाँ बैठा हूँ ।” शायद ऐसा कुछ करवा उन्होने सोच होगा । 
यद्यपि दूसरे ग्राम-उद्योगो की तरफ उन्होने शरू से ध्यान नहीं दिया तथापि 
वह उनको छोड नही सकते थे । जब वह वर्धा में गाकर बैठें. तो उन्होने 
फिर दूसरे ग्राम-उद्योगो को प्रोत्साहन देने का काम शुरू किया ) इसके लिए” 
ग्राम-उद्योग-सघ स्थापित करके एक-एक ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने और 
पुनर्जीवित करने का प्रवन्ध करने लगे । 

महात्माजी बराबर खाद्य-पदार्थों के सम्बन्ध में प्रयोग करते रहे'। जब 
वह इगलेड में पढते थे तभी उन्होने यह काम आरम्भ किया था। वहाँ 
निरामिष-भोजियो की सस्‍्था स्थापित करके वह निरामिष भोजन का प्रचार 
करने में सहायक हुए थे । दक्षिण अफ्रिक्रा में भी वह बराबर इसपर धशन 
रखते गये । जब से भारत लौटकर आये तभी से इसपर और भी अधिक 
जोर देने लगे । जब चम्पारन पहुंचे थे तो खजूर और मूंगफली उनका मुख्य 
खाद्य था । कुछ दिनो तक आम-जंसे फल खाने लगे । पीछे तो चावल भी 
खाते थे । पर एक उनका हमेशा का नियम हो गया था कि किसी तरह का! 
कोई मसाला, यहाँ तक कि नमक भी, उस समय नही खाते थे । जो साग- 
सव्जी होती थी उसे केवल पानी के साथ उबालूकर ही खा लिया करते थे । 

उनका दढ विचार रहा है कि अहिंसा के लिए ब्रह्मचयं आवश्यक हैं 
और ब्रह्मचयं के लिए सादा-से-सादा भोजन जिसमें कोई वस्तु तामसी तथा 
उत्तेजक न हो । इसलिए वह इस फिक्र में रहा करते थे कि भोजन ऐसा ही 
हो जो शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए काफी हो, परः उसमें 
उत्तेजन की शक्ति न हो । साथ ही, इन्द्रियो को वश में करने के लिए जिह्ठा 
को वष्ठ में करना भो अत्यन्त आवश्यक हूँ । अत स्वास्थ्य के लिए तामसी 
पदार्थ खाना वह वुरा मानते थे । खाने का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और 
पुष्ट रखना हैं, न कि जिद्धा के स्वाद को सन्तुष्ठ करना । इसीलिए उन्होंने 
भोजन में स्वाद को कमी स्थान नही दिया | केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही 
भोजन पर वह विचार किया करते थे । 

देश के लोगो में भोजन के सम्बन्ध में बहुत तरह की गलतफहमी चडती 
है । हम अधिकतर स्वाद के लिए ही खाते हूँ । यद्यपि सुस्वाद्‌ भोजन का 
असर शरीर पर चाहे व॒ुरा न पडता हो, तथापि खाने में हम बहुत नृकमान!' 
ही करते हूँ --स्व'स्थ्य के लिए जितना आवश्यक हैँ उससे अधिक ही खाते 
हैं) इसलिए महात्माजी इसको वहुतेरे पत्रों में वरावर लिखते रहे हूँ कि 
वही चीज खाई जाय जो शरीर को स्वस्थ ओर चित्त को शृद्ध रख सके ।। 
सावरमती-आश्रम मे, खाद्य-पदार्था के सम्बन्ध में, वरावर प्रयोग हं।ता ही! 


बापू के कदमों में २४३ 


रहा । अनेकानेक आश्रमवासी अपने शरीर से ही यह प्रयोग करते थे ॥ 
महात्माजी तो इस विषय में अपने सारे जीवन में प्रयोग करते ही रहे । 
उन्होंने दूब या दूघ की वनी वस्तु को अपने लिए वर्जित कर रखा था । जच 
वह सख्त वीमार पडे, किसी ने वकरी के दूध का सुझाव दिया | तबंतक वह 
विना दूध के ही रहते थे । जब से वकरो के दूध के गुणो का पत्ता ऊुगा तभी 
से वह उसे वरावर लेने लगे । मगनवाडी में कुछ दिनो तक उन्होने नीम को 
पत्तो, खली इत्यादि का ही प्रयोग किया | कुछ दिन तो इस वात को घुन 
रही कि एक ही बार बिना पकाया भोजन किया जा सकता हूँ या नहीं और 
इस प्रयोग के फलस्वरूप मनष्य के स्वास्थ्य पर क्या गसर पड सकता हैं । 
डाक्टर ने इसके विरुद्ध कई बार कहा, पर उन्होनें माना नहीं, वहुत दिनो 
तक करूची चीज खाते रहे । दाँत उनका कमजोर था, वहुतेरे गिर गये थे, 
इसलिए किसी चीज को कुचछ कर खाना उनके लिए कठिन था। कच्ची 
चीज सिल पर पीस दी जातो थी, वही वह खाते थे । कच्चा गेहे भिगोकर, 
कद्दू-कोहेडा तथा दूसरे प्रकार की साग-सब्जी, सब-कुछ सिरू पर पीस कर 
उनको दिया जाता था । नीम की पत्ती भी इसी तरह पीसकर दी जाती 
जिसे वहु चटनी की तरह खा लिया ऋरते थे । उनका रुयालू था कि पकाने 
की बात यदि उठ जाये तो भोजन-सम्बन्धी बहुत झझठ दूर हो जाय, उससे 
केवल जलावन का खर्च ही नहीं बचे, समय भी बचे, स्वाद का तो एक 
प्रकार से बहिष्कार ही हो जाय ! पर ऐसे प्रयोगो का फल बच्छा नही हुआ । 
उनका स्वास्थ्य फिर बहुत वियडा । लछाचारी उन्हें प्रयोग छोडने पडे । 

इस अवस्था में यह स्वाभाविक्र था जब उन्होने ग्राम-उद्योगों को फिर से 
जीवित करने को ठाना । विशेषकर ऐसे ग्रामोश्योमों पर उनका ध्यान गया, 
जो खाद्य-पदार्थों से सम्बन्ध रखते हैं । उन्होने चावल, आटा, तेल और गृड 
के सम्बन्ध में बहुत प्रकार के प्रयोग किये और करते रहे । किसी तरह से 
कुछ थोड आदमियों को, जिनके द्वारा ये चीर्जे थोडी ही तैयार की जाती, 
प्रोत्साहन देकर इस उद्योग में सुघार कराया । एक और दृष्टि से यह उद्योग 
अत्यन्त आवश्यक हैँ, क्योकि इसके बिना कोई भी मनष्य रह नहीं सकता, 
यह मनुष्य के जीवन के लिए अनिवायं वस्तु है । जीवनोपयोगी वस्तुओ में 
खाद्य-पदार्थों का स्थान मगर सबसे ऊंचा नहीं तो बहुत ऊंचा अवश्य हैं । 
एक तो किसी तरह खाद्य-पदर्थों की उत्पत्ति बढाई जाय जिप्तसे देश के लोगो 
की जरूरत पूरी' हो और उनकी कमी भी न रह जाय, दूसरे यह भी सोचा 
जाय, कि इनका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाय कि इनसे अधिक- 
पे-अधिक छाभ उठाया जा सके और कम-से-कम खाने पर भी मनुष्य के 


२४४ बापू के कदमों में 


जीवन के लिए स्वास्थ्यकर भोजन मिल सके । खाद्य-पदार्थों में अन्न अत्यन्त 
आवश्यक हँ। अन्न में भी विशेषकर चावरू और गेहें का उपयोग 
हिन्दुस्तान में होता है । इसीलिए इन दोनो पर उन्होने बहुत अधिक 
ख्यान दिया | 

धान को कूटकर चावल निकाला जाता हूँ । उसके निकालने के तरीके 
थोडा वहुत गाँव मे इस्तेमाल होते थे | एक तरफ यह प्रयत्न किया गया कि 
कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक चावल किस तरह त॑यार किया जाय । 
एक तरीका सब जगह प्रचलित हँ--घान को ओखली में मूसल से कूटन 
का । उसमें परिश्रम काफी पडता हैँ, पर चावल कम तैयार होता हूँ । दूसरा 
तरीका ढेकी से घान कूटने का हैँ । ओखल-म्‌सल के मुकाबले ढेकी ज्यादा 
चावल तैयार कर सकती है । चावल निकालने के हर प्रकार के तरीके में 
थोडा बहुत सुधार किया गया हूँ । कूटनेव।ले के कम-से-कम परिश्रम से 
अधिक-से-अधिक चावल निकालने का रास्ता निकल गया हूँ पर एक नई 
पद्धति, जो विशेषकर उत्तर में पहले प्रचलित नही थी, यह निकल गई हैं 
कि चक्‍की से दलकर धान के ऊपर का छिलका निकाल देते हे । मामूली 
तरह से धान कटने में दो प्रत्रियाएँ हुआ करती हूं--पहली में धान के ऊपर 
का मोटा छिलका निकाल दिया जाता हूँ और इस तरह जो चावल निकलता 
है उसपर एक बहुत महीन छिडका हुआ करता है जो देखने में नहीं आता, 
दूसरी प्रक्रिया में वह छांटकर साफ कर दिया जाता हैँ जिससे वह बारीक 
महीन छिछका भी निकल जाता हू । चक्‍की से घान दलकर वह पहली प्रिया 
बहुत आसान कर दी गई है । अगर घान बहुत सूखा रहा तो दलने में बहुत 
आसानी होती हूँ । इस तरह से प्रयोग करके देखा गया हूँ कि दूसरी प्रक्रिया 
केवल अनावश्यक ही नही हूँ, वल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकर भी है । 
जो महीन छिलका चावल पर रहता हे उसमे चावल की पौष्टिक शक्ति बहुत- 
कुछ रहती हैँ । उसको निकाल देने से चावल क्षीण हो जाता हूँ, पर देखने 
में बहुत साफ नजर भाने रूगता हे । यदि वह खूब अच्छी तरह छाँट लिया 
जाय तो उसमें एक प्रकार की चमक भी आ जाती हैँ । चावल में जो घुन 
लगता हैं वह विशेषक्रर उसके ऐसे ही छिलके में, जो मोदा-सा होता हूं, 
घन उसी को खाते हूं । यदि चावल खूब छांट दिया जाय और छिलका 
बिल्कुल साफ कर दिया जाय, तो उसमें वप॑ तक घुन नहीं लगता । छिलके 
का जितना अश रह जाता हूं उसी के अनुपात में जल्दी और अधिक घन 
लगता हैँ । प्रयोग का नतीजा यह निकला कि छिलका यदि न निकले तो 
चावल को, तंयार होने के वाद जल्द ही खर्च कर देना जरूरी है। ऐसे 


चापू के कदमों में २४५ 


चावल में पौष्टिक दाविति बहुत अधिक हुआ करती ४ । इसीलिए महीन 
छिलके से युक्त चावल को (पूर्ण चावरः नाम दिया गया हैं। इस प्रयोग 
से यह नतीजा निकला कि कम चावर पकाने से अधिक पौष्टिक पदार्थ 
मिल सकता हैं । इस तरह, पूर्ण चावलहू के उपयोग से दो प्रकार के लाभ 
होते ह. एक तो जो छिलका रह जाता हूँ उसका वजन चावल के साथ 
मिल जाता है, इस तरह जहाँ खूब छाटे हुए चावऊू का वजन एक सौ मन 
में एक सेर निकला वहाँ उतने ही घान से पूर्ण चावल” एक सौ मन में चार 
या पाँच सेर निकला; इस प्रकार धान से चावल को उत्पत्ति सेकडे चार-पाँच 
मेर अधिक हो जाती है; दूसरे यह भी देख्ला गया कि “पूर्ण चावल” आदमी 
कम ख सकता हूँ, क्योकि कम चावल से हो तृप्ति हो जाती है भौर जितना 
छाँटा हुआ चावल आदमी पचा सकता हूँ उप्तसे कम ही (पूर्ण चावल” हजम 
कर सकता है । इन प्रयोगो से इस प्रकार दोनों छाम हुए--कम परिश्रम 
मे अधिक चावल का तैयार होना और कम खाकर अधिक पौष्टिक 
पदार्थ पाना । 

गेटें का, चकक्‍क्री के आटे के रूप में, अधिक इस्तेमाल होता हूँ । आादा' 
चहुत महीन या कुछ मोटा हो सकता है । महीन भाटे के छिए अधिक भारी 
चक्की होनी चाहिए। उस परिमाण में उसके चलाने में अधिक परिश्रम भी 
लगता हैं। इसके अलावा गेंहें के छिलके का अश भी चलनी में छानकरः 
निकाल दिया जाता है । चावल की तरह गेहं के पौष्टिक पदार्थ का भी 
एक बहुत बडा अश ऐसे छिलके में ही रहा करता हैँ । उत्त छिछके को चोकर 
के रूप में छानकर निकाल देने से पौष्टिक पदार्थ निकल जाता हूँ । इसमें 
भी इन प्रयोगों द्वारा दो फल निकले। एक तो यह कि चक्की का ऐसा 
सुधार किया गया कि कम-प्रे-कम परिश्रम से गेहें पीसा जा सके, दूसरा यह 
कि छिलके को न निकाल कर आठे की पौष्टिक शवित वढा दी जाय । इससे 
चावल की तरह उसमें भी दुगना लाभ हुआ, क्योकि जो चोकर निकल 
जाता हूँ वह आटे के सापर ही रहकर उसका वजन छाने हुए आटे के चजन 
से ज्यादा बढ़ा देता हैं । जिस तरह चावल छाँटने का परिश्रम “पूर्ण चावल' 
से वच जाता हैँ उप्री तरह विना छाने ही आदे के इस्तेमाल से आटा छाममे 
का परिश्रम वच जाता हैं। आदमी जितना छाना हुआ जआाठा खा सकता 
हैँ उससे कम ही बिना छातने हुए आटे से तृप्ति हो जाती हूँ । उससे पौष्टिक 
पदार्थ भी मिल जाता हैं । 

तीसरी चीज, जिस पर घ्यात दिया ग्रया, तेल था। मनुष्य के खाद्य- 
पदार्थोई में कुछ तेल-घी-जैसे चिकने पदार्थ का होना भी आवद्यक हैं । इस- 


२४६ बापू के कदमों में 


लिए तेल या घी का कुछ थोडा महत्त्व नही हैं । ते कई प्रकार के वीजो से, 
जिनको तेलहन कहते हे, कोल्हू मे पेलकर निकाला जाता हैँ । यह पद्धति 
बहुत दिनो से हिन्दुस्तान में जाती हैँ । कोल्हू में बेल जोतकर काम निकाला 
जाता हूँ । प्रयत्त किया गया कि बल का परिश्रम कम हो जाय और तेल 
आसानी से निकल सके । इस प्रयत्न में भी काफी सफलता हुई । कोल्ह का 
ही ऐसा सुघार कर दिया गया कि जल्द-से जल्द और अधिक-से-अधिक तेल 
निकाला जा सके । 

चावल, गेहूँ और तेल --तीनो को बनाने के लिए बहुत-सी सस्‍थाएँ खुल 
गई हूं और खुलती जा रही हे । पहले यह सब गाँवो के लोग खुद तेयार 
कर लिया करते थे । चावल कूटने और आदठा पीसने का प्रयोग घर में ही 
हुआ करता था । इससे गाँव के लोगो को केवल एक उद्योग ही नही मिलता 
था, बल्कि एक प्रकार का शारीरिक श्रम भी हो जाया करता था। इन 
चीजो के कारखानो की वजह से सिफ यही नही हुआ कि करोडो आदमियो 
का ग्रामीण घन्वा, जो बगेर घर छोड़ बाहर गये हर घर में हो जाता था, 
उनसे छीना जा रहा हैँ, बल्कि यह भी हुआ कि जो खाद्य-पदार्थ इन क र- 
खानो के द्वारा तैयार होते हे उनमें वह पौष्ठिक शक्ति भी नहीं रह जाती 
जो घर में कूटे-पीसे चावल और आटे में तथा गाँव में निकाले तेल में हुआ 
करती थी । वैज्ञानिक अनुसधानों से यही नतीजा निकला है कि कलो द्वारा 
तयार क्ये गये चावल, आदा और तेल में वह जीवनदायी पदार्थ नही 
होता या बहुत कम होता हूँ जिसको 'विटामिन” कहते हूँ । इन प्रयोगो का 
उद्देश्य यह था कि छोगो का घघा उनके हाथ में रह जाय और देश का 
स्वास्थ्य भी कम खाकर सुधर जाय । गाघीजी ने इन बातो का बहुत जोरो 
से प्रचार किया । इसका असर भी कुछ पडा। पर यह अभी तक उतना 
नही फैला है जितना चरखा और खहर फेले । भाज, जब खाद्य-पदार्थों की 
इतनी कमी हूँ और करोडो मन अन्न विदेश से अरवो खर्च करके मंगाना 
पड रहा है, यह सोचने की वात हूँ कि इन प्रयोगो से कितना लाभ हो 
सकता हैँ और इनका प्रचार करके वह लाभ किस तरह सार्वजनिक बनाया 
जा सकता हूँ । में मानता हें कि पूर्ण चावल” ओर “पूर्ण आटा” के इस्तेमाल 
से आज की अन्न की कमी एक अच्छे अंश में दूर की जा सकती हूँ । इसमें 
कोई खर्च नही और न कुछ नया काम करना हूँ । छोगो को बता देने से ही 
मफल्ता मिल सकती है । पर इस विपय में सबसे वडी दिक्कत हैँ हमारा 
आलस्य और हमारी जडता |! हम चावरू छाँटने और बाद पीसने के परि- 
श्रम से बचना चाहते हे, इसीलिए कारखाने में तैयार चावल और आटा 


वापू के कदमों में २४७ 


“इस्तेमाल करते है | साथ ही, जो एक रूढ़ि और कुप्रथा छाँटे हुए चावल 
ओर छाते हुए आटे के खाने में खल रही हूँ उसको जडतावश छोड नही 
“सकते | अभी इसका काफी प्रचार भी नहीं हो पाया हूं । 
मोजन में मीठा भी आवश्यक हु । पहले हिन्दुस्तान के वहुत स्थानों में 

'ईख की खेती होती थी । उसे कोल्हू में पेलकर गाँव में ही गुड बना लिया 
"करते थे । गाँवों में कही-कही छोटे-मोटे कारखाने में गृड-चीनी बना छेते थे । 
पिछले पचीस-तीस वर्षो में यहाँ के प्रायः सभी छोटे कप्रखाने बन्द हो गये । 
उनकी जगह चीनी के विशाकृकाय कारखाने खड़े हो गये हे । विज्ञान जानने- 
वालो का कहना हैँ कि छोठे कारखानों में वनी चीनी में जितना जीवन-तत्त्व 
होता है उतना बड़े कारखानो की चीनी में नहीं होता । ऐसी चीनी का भी 
चही हाल है जो कुशे चावल और पिमे आटे का। गाँव के जीवन में 
इन बडे कारखानो के कारण थोडा फक आ गया हैँ । यह कारखाना किसान 
से ईख ले लेता है । फिर उसे कारखाने के एक हिस्से मे डाल देता हूँ । 
दूमरी तरफ अनेक प्रक्रियाओं से गुजरकर तेयार चीनी तिकल जाती हैँ । एक 
कारखाना बहुत-सी ईख एक ही दिन के अन्दर पेल लेता हूँ । जिपम्त काम के 
लिए गाँवो में पहले हजारो कोल्हू चलते थे वही काम अब एक कारखने के 
पलए काफी होता है । इसका यह नतीजा, निकला कि खेती का काम जो 
लाम और सुख पहुँचाता था वह जात। रहा । किसान अपने छोटे बैल से 
खेत आवाद करते थे । उसमें से अपने काम के लिए कई तरह के अन्न पैदा 
कर लिया करते थ । साथ ही, जरूरत के मुताबिक, नगद पैर्सो के लिए, 
ईख की खेती करके, गुड बना लिया करते थे, जिसे उनके वालरू-चच्चे खाते 
थे । जब जरूरत ज्यादा होती तो उसे वेचकर लगान देने और कपड़े इत्यादि 
खरोदने में पैसे लगाते थे । उससे साल-भर घघा मिछृता था। जब खेती 
के दूसरे कामो की बहुत भीड नही रहती थी तब एक काम हाथ में रहता 
था | सव छोग कुछ गन्ना चावते, कुछ रस पीते, कुछ गूढ खाया करते । 

ईख के हरे पत्ते उनके मवेशी खाते । उनमें भी जो थोडी चीनी का अदा 
"रहता उससे पद्म लाभ उठाते । इस तरह, ईख की खेती कम होने पर भी, 

चहुत लोगो को उससे लाभ होता था । 

किन्तु अब, वे कारखानों के हो जाने से, किसान को कुछ पैसे ज्यादा 

मिलते हूं । इसलिए जहाँ-जहाँ कारखाना हूँ वहाँ ईख की खेती वहुत बढ 

गई है । इसका एक नत्तीजा यह हुआ कि जहाँ कारखाना नही वहाँ ईख की 

पंदावार का अनुपात कम हो गया हूँ ।| किसान अब इसका खयाल नहीं रखता 

पकि उसे कितनी जमीन में कितना गन्ना पंदा करता चाहिए जिससे वह खुद 


२४८ बापू के कदमों में 


गुड बना सके | अब तो वह, जहाँ तक हो सकता हैं, पैसे के लालच में, 
अधिक-से-अधिक ईख की खेती करता हूँ । वह प्रतिदिन इतना ज्यादा गन्ना: 
काट लेता हैं जितना वह कारखाने में पहुंचा सके । नतीजा यह होता है 
कि गन्‍्ते का पत्ता एक साथ ही इतना अधिक हो जाता हूँ कि मवेशी उसे 
खाकर सधा नहीं सकते। चूक्ति वह जल्‍ल्दी-जल्दी सारा गन्ना काटकर- 
कारखाने में पहुँचाने का प्रयत्न करता है, इपलिए यह पत्तो सारे मौसम में 
न मिलकर चन्द दिनो में ही खतम हो जाती है । इस तरह, उसके मवेशी 
एक अच्छे सुस्वादु और पौष्टिक चारे से वचित रह जाते हू । जो बैल पहले 
कोल्हू में काम किया करता था वही अब गाडी में जुतकर गन्ना ढोने का 
काम करता है । इसके लिए बल को बहुत दूर-दूर, चाहे कारखाने तक या 
रेल के स्टेशन तक, गन्ने पहुँचाने के लिए जाना पडता हैँ । वहाँ उस्ते घटो 
कभी-कभी तो एक दिन से अधिक, गराडियो की कतार में, कधे पर भारी- 
वोझ लिये, चुप खडा रहना पडता है 

गाँव में जब गूृड बनता था तब ईख पेरकर रस निकालने के बाद जो- 
मीठा चफुआ ( सीठा ) वचता था उसे सुखाकर उसका महीन अजश्ञ बैछ को 
खिलाते थे और छोटे अश को कुछ गुड पकाने में तथा कुछ घर के जलावन- 
के काम में लाते थे । अब यह सब सीधे कारखाने में चला जाता हैं । कितने 
ही आदमी, जो गृड के काम में लगे रहते थे, अब बेकार हो गये | कारखाने में 
तो बहुत कम आदमी काम कर रहे है । लोग अकसर कह दिया करते हे कि 
कारखाने का नतीजा- चाहें वह कपडा बुनने का हो, या चावल कटने का, या 
आटा पीसने का, या चीनी बनाने का--वहुतो की बेकारी होती हैँ, यद्यपि 
देखने में मालम होता है कि इसके द्वारा बहुत काम मिला । यह तो अब 
विचार करने से ही स्पष्ट हो जायगा । 


हिसाव रूगाकर देखा गया हैँ कि किसी कारखाने का एक मजदूर जब 
सूत कातने का काम कारखाने में करत; हूँ तब वह चौवीस घटे के अन्दर 
इतना सूत कई तकुओ द्वारा कात सकता हैं जितना चरखे पर कतनेव ले 
प्राय दो सौ आदमी मिलकर चौबीस घटे में कातेंगे । जो कपडे के कार- 
खाने में वुनाई करता हूँ वह प्राय इतना काम कर लेता हैँ जितना दस-वारह 
व॒नकर | देखने में एक जगह हजार-दो-हजार मजदूर काम करते हुए ढेर-का- 
ढेर कपडा तैयार कर देते हैँ, तो लोग समझ जाते हैँ कि बहुत लछोगो को 
घघा मिल गया, पर यह लोग भूल जाते हूँ और इस ओर कभी उनका ध्यान 
भी नहीं जाता है कि उतने ही कपटे तैयार करने में उनसे कितने-गुने अधिक 
मजदूर गाँवों में काम करते अगर वह कपडा चरखो भौर करधो पर 


वापू के कदमों में २४९ 


सेयार किया गया होता । इस तरह कारखानो के मजदूरों से कई-गुना आदमी 
चेकार हो गये 

यह बात केवल कपडे के ही कारखाने की नहीं है । सभी कारखानो 
का हिसाव ऐसा ही है । फर्क इतना ही पडता हैँ कि किसी कारखांने की 
वजह से वेकारी वहुत ज्यादा होती हू और किसी में उस अनुपात से कम 
होती है । पर इसमें जरा भी सदेह नही कि कारखाने का चतीजा वेकारी 
बढाना ही है, घटाना नही । इस तरह, जत्र कंपडे के कारबानो से करोड़ों 
आदमियो की वेकारी बढी तो चावल, आठा, चोौनी आदि के कारखानो से 
वेकारी कुछ कम नही होती । प्राय इस अनुपात में तो इनसे भी बढी हे । 
इसलिए गाँधीजी का घ्यान जब इन चीजो की ओर गया कि यह कही 
बेहतर होगा कि चरखे के अलावा गृह-उद्योगो की ओर भी घ्याव दिया जाय, 
तो उन्होने उन उद्योगो को ही अधिक महत्त्व दिया जो मनृष्य-जीवन के लिए 
उपयोगी मौर आवश्यक वस्तुएँ तेयार करते हें और जो इसी वजह से बहुत 
ही व्यापक भी हे । इनसे गाँववालो को घधा मिलते के अलावा जन-साधारण 
के स्वास्थ्य-सुधार में भी वहुत सहायता मिलने की, जंसा ऊपर बताया गया 
हैं, आशा थी । 

चीनी ओर गुड के सम्बन्ध में उन्होंने एक चीज और भी जनता के 
सामने जोरो से रखी । हिन्दुस्तान में बहुत-सी चीजें ऐसी हं जिनका रस 
सिकालकर गुड और चीनी तंयार हो सकती हूँ । जेसे--ताड, खजूर 
इत्यादि । इस तरह के दरख्तों से कही गूड काफो वनता नी है । आयुर्वेद 
के तथा यूनानी चिकित्सक इस घुड और चीनी को, ईख के गृड झौर 
चीनी के मुकावझे, दवाओं के लिए, अधिक लाभदायक समझते हूं । 
जहाँ इन दरख्तो की सख्या वहुत है वहाँ मी इनसे भूड नहीं बनाया 
जाता | न मालम देश में कितने करोड ऐसे दरख्त हे जो यो ही 
खेडे हैँ, पर जिनका उपयोग किया जाय तो बहुत बघधिक गृड़ या 
चीनी वन सकती हूँ । इन पेडो से जो रस निकाला जाता हैँ वह लाभदायक 
गुड के बदले ताडी के रूप में ही ख्े होता हू, जिससे नुकसान भी होता 
हूँ । इसलिए महात्माजी ने ताड के रस से गुड बनवाने का काम शुरू कर- 
वाया--क्रुछ लोगो को ऐसे काम में लगाया । जहाँ ऐसा गूड बनता हैँ वहां 
उसका बतना देखकर उसका प्रचार और जगहो में भी किया जाय । सभी 
ताड के पेड यदि गुड बनाने के काम में छगा दियें जायें तो बहुत ज्यादा 
गुड बन सकता है । ऐसा विचार किया गया कि विहार-पूवे में जितने ताड 
है उन सबका अगर गुठ के काम में इस्तेमाछ किया जाय तो उन्ते उतनी 


२५० बापू के कदमो में 


चीनी तैयार हो सकती है जितनी आज बिहार के सभी कारखाने मिलकर 
त॑यार करते हू ! आजकल गुड और चीनी के कारखाने वहुतायत से विहार 
और सयुक्तप्रात में ही हैं । उनमें काफी चीनी तैयार होती है । कि'तु ताडों 
के उपयोग से जितने लोगो को काम मिलेगा वे कारखानो में लगे हुए लोगो 
से कई-गुना अधिक होगे । साथ ही, गन्ने की खेतों में लूगने वाली सारी 
जमीन दूसरे काम में लगाई जा सकेगी । फिर तो विना किसी जमीन को 
बच्चाये हुए ही उतनी चीनी देश को मिल जायगी। 

एक और विपय की ओर भी ध्यान दिया गया । उससे एक बहुत ही 
लाभकारी खाद्य-पदार्थ, बिना किसी कारण और परिश्रम के लोगो को मिल 
सकता था । वह है मघ्‌ । मनृष्य को परिश्रम करके इसे पंदा नहीं करना 
पडता था । इसे मघुमक्खी ही अपने परिश्रम से पैदा करती है । मनृष्य को 
केवल एकत्र सचित मध्‌ को बटोर लेना पडता है। यदि मघुमक्खियो के 
लिए सुविधाजनक कोई स्थान प्रस्तुत कर दिया जाय, मधु निकालने में थोडी 
सावधानी बरती जाय, जिस छत्ते को मघुमक्खियाँ बहुत परिश्रम से बनाती 
हैँ वह एक ही वार मधु निकालकर तोड न दिया जाय, तो बहुत जलल्‍्दी- 
जल्दी मधुमक्खियाँ काफी मधु त॑यार करके दे सकती हे । छत्ता बनाने में 
उनका बहुत परिश्रम और समय लगता है । जो लोग उनके पालने का 
तरीका ठीक नही जानते वे छत्ते को तोड-मरोड कर मघ्‌ निचोड लेते हे । 
इसका नतीजा यह होता है कि मधुमक्खियो को फिर परिश्रम करके छत्ता 
तेवार करना पडता हूँ । जब छत्ता तैयार हो जाता है तभी वे उसमें मधु 
जमा कर सकती हैँ । यदि छत्ता न तोडा जाय, बिना तोडे ही उसमें से मधू 
निक्राल लिया जाय, तो उनका जो समय फिर छत्ता वनाने में लगता है वह 
भी मधु बनाने में ही छगे । इस प्रकार कम समय में ही मधु काफी तैयार हो 
जाय । मध्‌ वहुत ही गृणकारी खाद्य-पदार्थ है । यदि मधुमविख यो के लिए 
सुविधा कर दी जाय तो विना हमारे कुछ किये ही वे मध्‌ देती रहेंगी । 

एक ओर जानने योग्य वात यह हूँ कि फूल फूलने की फसल से रस 
लेकर मघुमविखयां मध्‌ तैयार करती हे, पर उस फमल को कुछ नुकसान 
नही पहुंचाती हैँ । उनके बैठने से फूली-फली फसल की आर भी उन्नति हो ' 
जाती हूँ । अपने साथ कोई ऐसी वस्तु ले जाकर वे उसपर छोड आती है कि 
जिससे अन्न के दाने और अधिक पुष्ट हो जाते हे । चकि इस तरह गाँव के 
लोगो को बिना परिश्रम और विना खर्च के एक बहुत ही अच्छा खाद्य-पदार्थे 
मिल जाता हैँ, इसलिए ग्रामोद्योग में मघ्‌मवखी पालने की ओर णोर दिया 
गया । इसकी जानकारी हासिछ करना और खोज करके नई बातें निकालना 


वाषू के कदमों में २५९ 


भामोद्योग का पके मुस्य काम हो गया है । यदि इसका बैंग प्रचार हो जाय 
तो देश का बच ये हो और छोगो का स्वास्थ्य भी सुन्दर ही जाय | 
ताध-पदार्थों में पूज्य स्थान अन्त का भी है । इसलिए अन्न की अधिक 


थोग का एक पडा काम है 

देखा जाता हैं कि मनृष्य के पेल-मूत्र, घर का वृहारन इत्यादि कुछ हृढ़ 
पक खाद बनाने के कम में छायगे जाते हैं ।पर यदि ठीक व्यवस्था हो तो 
कोई भी चीज बरवाद न होनी चाहिए। अभी तो गोबर भी बहुत करके 
जछावन के लिए उपछा बनाने में ख़च कर दिया जाता है ; मवेशी का मूत्र 


दिया करते + लोग इसका तयाल रखें कि जत में वह खाद पेन 
पकता हूँ, को गाँव में घर के कया जल ।शय पर भीन फुछे 
जोर साथ ही खेतो को भी पैक सुन्दर खाद पिर जाय । यह एक जानने 


शा  .ः बापू के कदमों में 


नही मिलता, पर यदि वह मिट्टी के नीचे ढक दिया जाय, तो उसका सब 
अश क्षिसी-त-किसी रूप में खाद बन जाता है । इसलिए उसे कुछ मिट्टी के 

अन्दर ढक देना सबसे अच्छा होता है । यह आसानी से किया भी जा सकता 
है । जोते हुए खेत में थोडी मिट्टी हटाकर मल करना और फिर ऊपर से 
मिट्टी डालकर उसे ढक देना कोई उतना कठिन काम नही है । केवल थोडी 
सावधादी की आवश्यकता है । शहर में तो यह काम म्युनिसिपैलिटी करती 
है, शहर के तमाम मल को खेत में गाड देती है । पर आज भी मल-मूत्र से 
खाद बनाने का प्रबन्ध, ज॑सा चाहिए वैसा, शायद ही कही हो । इसलिए 
यह एक अत्यन्त आवश्यक काम है जिसकी ओर सब्र को ध्यात्त देगा चाहिए। 
इसमें म्यनिसिपेलिटी की ओर गाँव के लोगों का ध्यान देना आवश्यक हूं । 
जितनी चीजे ब॒हारन के रूप में फेक्री जाती हूँ, सब खाद के रूप में परिवर्तित 
कर दो जा सकती हे । “कम्पोष्ट' बनाना कठिन नहीं है । एक-दो फुई गहरे 
गढे में वबुह्दारन को तह-पर-तह लगाकर, बीच-बीच में गोवर रखकर, पूरा 
विछा देता काफी हूँ और कभी-कमी थोडा पानी डाल देने से भी चारछ 
महीने के भीतर चीजें खाद बन जाती हूं । वह बहुत ही उत्तम प्रकार की 
खाद होती हैं, क्योकि उसमें सब प्राकृतिक चीजें हुआ करती हूँ । उन चीजो 
को खाद बनाने में किसी विशेष रासायनिक प्रयोग अथवा रास।|यनिक वस्तु 
की आवश्यकता नही होती । प्रकृति उन चीजो को खाद बनाती हैं । उनमें 
ऐसे कीटाण भी रहते है जो खेती के लिए आवश्यक हे---जो जमीन को खाद्य- 
पदार्थे पहुँचाने के अलावा उसे इतना योग्य बनाते हैँ कि वह आवश्यक मात्रा 
में जलवायु खीच सके । इसलिए, विद्वानों के विचार से, इस प्रकार तैयार 
की हुई खाद, कृषि के लिए, अधिक उपयोगी और आवश्यक हैँ । ग्रामोद्योग 
की ओर से इस विषय में काफी खोज की गई। इसके प्रचार का प्रवन्ध भी 
किया गया। गवनंमेंट के कृपि-विभाग की ओर से भी किया जा जाता है; 
पर इसमे समन्देह नही कि वहाँ इसकी अभी बहुत कम गुजाइश हैं । आज जो 
अन्न की कमी हो रही हूँ वह--यदि टीक प्रवन्ध हुआ चो--बहुत हद तक दूर 
की जा सकती हैँ । 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


खाद्य-पदार्थों में गोरस का बहुत महत्त्व हैं । दूध एक प्रकार से उन 
सभी पदार्थों का दाता हैँ जो मनृष्य-जीवन के लिए आवश्यक हूँ । साधारण 
लोगो में चन्द ऐसे है जो जन्म के कई महीने वाद तक केवल दूध के आहार 
पर जिन्दा रहे भौर पल़े हैं । इस देश में दूध का महत्त्व पुराने काल से ही 
लोगो ने इतना समझा कि उसको ममत का स्थान दिया। माज देश का 
दुर्भाग्य हूँ कि बच्चे के लिए भी दूध मिलना कठिन हो गया हैं । ऐसा मालम 
होता हूँ, मानों अब दूध मिलेगा ही नही । दूध गाय से मिलता हूँ) भंस, 
बकरी इत्यादि से भी । पर कई कारणों से, जिनका विवेचन आगे किया 
जायगा, गाय को ही अधिक महत्त्व दिया गया हूँ । 

भारत कृपि-प्रधान देश हैँ । यहाँ सौ में प्रयथः सत्तर आदमी गाँव में 
रहते हँ जो कृषि से ही किसी न-किसी रूप में अपना गृजर करते हूँ । अन्य 
देशों में-- ज॑ से दक्षिण-अफ्रिका, आस्ट्र लिया, अमेरिका इत्यादि में -- आदमियो 
की आबादी के हिसताव से जमीन बहुत है, इसलिए जो लोग खेती करते हू 
उनके पास जमीन काफी रहती हूँ | एक-एक का खेत वहुत वडा हुआ करता 
दूं । हिन्दुस्तान में गावादी ज्यादा होने की वजह से, और बहुत दिनो से 
खेती जारी रहने के कारण, जमीन बहुत आवबाद हो गई है, पर छोटा-छोटा 
खेत एऋ-एक घर या कुटुम्ब को रह गया हूँ । ऐसे खेतों का दारमदार बहुत 
करके बल पर ही है, क्योकि बैल ही खेत जोतते हे, फसल तँयार होने पर 
दौनी करते हू और वोचन ढोने के लिए गाडी में जोते जाते है । इसलिए बेल 
के विना किसान का एक कदम भी चलना कठिन हैं । गाय दूध भी देती हूँ 
औरखेती के लिए बैल भी । यद्यवि भेता खेत का कुछ काम कर सकता हैं 
तथापि उससे उतना काम नहीं होता जितना वे कर सक्तता हूँ । कही कहीं 
मंसे भी खेत के काम में लगाये तो जाते हें, पर वे उतना काम नहीं देते जितना 
बल देता हूँ | गाय का इसी कारण अधिक महत्त्व हूँ । इसके अलावा मेंस या 


२५४ बापू के कदमों में 


मेसे गाय के मुकाबले में, बहुत खाते हे । उनका पालन-पोषण भी अधिक 
'खर्चीला होता हूं । इससे स्पष्ट है कि गोपालन केवल दूध या दूध से बनी 
दूसरी खाद्य-बस्तुओ के लिए ही आवश्यक नही है, वल्कि अन्न पंदा करने के 
लिए भी, जो मनुष्य का मुख्य खाद्य है, अत्यन्त आवश्यक है । 
महात्माजी ने गौ के महत्व को खूब समझ लिया था। वह यह भी 
जानते थे कि उसको यह महत्त्व हिन्द-समाज और हिन्दू-धर्मं में क्यो विया 
गया है । इसलिए गोसेवा को वह एक महत्त्वपूर्ण काम समझते थे | जब 
आमोद्योगो का उद्धार और उन्हे प्रोत्साहन देने का काम उन्होने शुरू किया, 
तो उसमें गोसेवा को भी बहुत उच्च स्थान स्वाभाविक रीति से मिल गया । 
जब इसके लिए उन्होने गोसेवा-मडल की स्थापना सेठ जमुनालाल बजाज के 
अवीन करवाय। तब् उप्ते आज की रूढियों से बचाकर सच्ची सेवा का प्रबन्ध 
कराना ओर उसके निमित्त आवश्यक खोज कराना उस मण्डल का घ्येय तथा 
कार्यक्षेत्र बनाया । | 
हिन्दू गाय को माता समझते है । उसकी पूजा भी करने हूँ । हिन्दू- 
पुराणों में क्षीर-समुद्र का वर्णन मिलता हू । कृष्ण-लीला में तो गोपालन, 
दूध, मबखन इत्यादि का विशद्‌ वर्णन हें ही। उन दिनो किसी की सम्पत्ति 
उसके गोधन के परिमाण में ही आँकी जाती थी। कितने ही युद्ध गौ के 
कारण हुआ करते थे। अब उस समय की प्रथा का आभास मात्र रह गया 
है । तो भी सब यज्ञों में गो और गोरस तथा गोबर का स्थान आज भी हिन्दू 
समाज में मद्ृत्व रखता है । गोदान एक बडा पुण्य का काम समझा जाता 
हैँ । किसी भी पावन तिथि पर अथवा बडे सस्कार के समय गोदान ही एक 
आवश्यक क़्िय्रा माना जाता हैँ । गोपाष्टमी के मेले के अवसर पर गौ की 
विशेष करके पूजा की जाती हूँ | पर यह सब होते हुए भी आज जितनी 
दुईशा गाय की हिन्दुस्तान में होती हैँ, वंसी कही भी नही | इसे खाने को 
पूरा नही मिलता । यह ठीक तरह से रखी नहीं जाती । नतीजा यह होता 
है कि यद्यपि मवेशियो की सख्या आज हिन्दुस्तान में बहुत हैँ तो भी दूध 
बहुत ही कम मिलता है । बैल दिन-पर-दिन कमजोर होते जा रहे हूं, 
जिमसे खेती भी खराब होतो जा रही है । ज॑से-ज॑से आबादी वढती जाती हं, 
गोचर-मूमि आवाद होती जाती हूँ । गायो के चरने के लिए बहुत जगहो मे 
बहुत कम भूमि रह गई है, कितनी जगहों में तो विल्कुल हैँ ही नही । 
गोसेवा में सुघार करना इन सब कारणों से अत्यन्त आवश्यक हो गया 
है । वकरीद के दिन गो-वघ करने के कारण मुसलमानों के साथ जहाँ-तहाँ 
हिन्दू लड जाया करते हूँ | पर गाय किस तरह सुख से रखी जाय, किस 


बापू क कदमों में रए५ 


तरह वह अधिक उपयोगी बनाई जाय, इस पर हिन्दू घ्यात नहीं देते । चे 
यह भी भूल जाते है कि जो गाये कुर्बानी के लिए अथवा गौर कारणों से 
कतल की जाती है उनमें से अधिक को तो हिन्दुओ के ही घरो से मोल लेकर 
कतल करनेवाले कतल करते है | बात यह है कि इस समय जैसी गाये 
हमारे पास अबिक करके होती हे, उनका पालना कठिन हो गया हैं, उन पर 
जो खर्च किया जाता है वह वसूल नहीं हो पाता, सह्दायक होने के बदले 
गाय भार-रूप हो जाती हैं, तब इसका एक ही नतीजा हो सकता हँ--बवह 
यह कि रखनेवाले के लिए उत्ते कतल करनेवाले के हाथ बेच देना ही अधिक 
लाभदायक हो जाता है । खास करके कलकत्ता--जैसे एक बडे शहर में गाय 
को एक या दो व्यान से अधिक रखना इतना खर्चीला काम हो जाता हैँ कि 
बहुत कीमती गाय को भी कठलू करनेवाले के हाथ वेष देना जिन्दा गाय 
रखने से अधिक लामद/यक होता है ! इससे मौजूदा गौओ का नाश तो होता 


डी है, सारी नस दिन-दिन खराब होती जाती है । आज की कंफियत यह हैं 
कि अच्छी नस्ल की गाय मिलना कठिन होता जा रहा हैं । 


हिन्दू बहुत जगदो में वही, छेंगडी गौर बीमार गायो के लिए पिजरा- 
पोल खोलना एक धर का कृत्य समझते है । उसमें बहुत पैसे भी खर्च किया 
करते है ॥ कही-कही इन गोशालाओो में कुछ अच्छी गायें भी रखी जाती है । 
पर अधिक करके ये गोशालाएँ केवल बेकार जानवरो के लिए ही हुआ करती 
थी। महात्माजी ने बहुत ही विवेचना के बाद गो-सेवा और गोरक्षा की 
सारी पद्धति बदलने का निश्चय किया । इसलिए, एक विशेष गोशाला 
उन्होंने अपनी देख-रेख में कायम कराई, जिसके चलाने का भार सेठ जमु ना- 
लाल वजाज और उनके मतीजा श्रीराधाकृष्ण वजाज ने अपने ऊपर लिया ) 
फिर सभी ऐसे विद्वानों का, जो इम विपय का ज्ञान रसतते थे, एक सम्मेलन 
किया गया । वहाँ विवादग्रस्त विषयो पर विचार करके एक नीति निर्धारित की 
गई । उप्त गोशाला में, तथा अन्य जगहों में, जो काम किया गया हूँ उयका 
नतीजा यह निकला कि एक काफो बच्छा कार्यक्रम बन सका। यदि इस 
कार्यक्रम के अनुसार काम किया गया तो इसमें सन्देह नहीं कि ग्रोवश की 
अच्छी उन्नत्ति होगी, भारतवर्पं को दूध और बेल दोनो ही बेहतर मिलेंगे । 
अवतक ब्रिटिश गवनमेंट की तरफ से मी बहुत गोशालाएँ बनाई गई 
थी | खासकर फौज के लिए, उन बडे वडे शहरों के लिए जहाँ विशेपकर 
वडे अग्रेज अफसर रहा क ते थे, अच्छा दूध-मक्खन मुहँया करने के खयाल 
से ये गोबालाएँ कामम की गई थी । इसलिए इन गोशालाओ में स्वभावत 
अधिक ध्यान इस वात पर दिया गया कि ज्यादा दूध कैसे मिले । गायो में 


२५६ बापू के कदमों में 


कुछ ऐसी नस्ल की गायें होती हे, जो दूध ज्यादा देती हूँ, पर जिनके बछडे 
वेसे अच्छे और मेहनती तथा काम करनेवाले नही होते । दूसरी गायें ऐसी 
होती हूँ, जो दृष तो देती हैं, पर उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में 
पहली किस्म की गायें, किन्तु उनके बछडे बहुत अच्छे हुआ करते है, जो 
अधिक काम कर सकते हे, अधिक बोझा ढो सृकते हे । एक तीसरी किस्म 
की ऐसी गाये हे, जो दूब बहुत कम देती हे, पर जिनके बछडे मामूली तौर 
से बच्छे हुआ करते हे । चौथी किस्म की गाय ऐसी है, जो न ज्यादा दूघ 
ही देती हैं मौर न अच्छे बछडे । अग्रेजो के जमाने में गोशालाओं में चूंकि 
दूध की ही ज्यादा खोज थी, इसलिए पहली किस्म की गायो को ही अधिक 
महत्त्व दिया गया, उनके पालने-पोसने का काम ज्यादा किया गया। जहाँ- 
जहाँ ऐसी नस्ल की गायें मिली, वे मंगाकर इन गोशालाओ में रखी गई ॥ 
इन गोशालाओ में उन्ही को प्रोत्साहन देकर उनकी ही तरक्की की गई । 
पर तो भी सरकारी गोशालाओ का, खासकर फौजी गोशालाओ का, खर्चे 
काफी रहा । प्राय सभी ऐसी गोशालाएं वहुत नुकसान उठाकर चलाई जाती 
रही, क्योकि उनके अपने सारे खर्च केवल दूध से ही निकालने पडते थे, 
<छडे किसी काम के नही होते थे, पर बछडे रखे भी नहीं जाते थे, जन्म 
के थोडे ही दिनो के बाद मास के लिए कत्ल कर दिए जाते थे «यदि वे बच 
भी जाते तो उनक्री नस्ल ही ऐसी थी कि वे बहुत काम के नही होते थे । 

ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान को दूध और वछडे--दोनो की 
ही जरूरत हूँ । इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ दृप्तरी किस्म की गायों 
को ही, जहाँ तक हो सके, गाँव की दृष्टि से, प्रोत्साहन देना आवश्यक हूँ । 
हाँ, वडे शहरो में--जहाँ केवल दूध की ही जरूरत हो, वछडो की नहीं-- 
शायद पहली किस्म की गाय भी कुछ काम दे सकती हे, यद्यपि यह भी शायद 
महेंगी ही पडेगी, क्योक्रि केवल दूध से ही सारा खर्च निकालना पडगा। 
अगर अग्रेजी अमलदारी की प्रथा के विरुद्ध बछडे जिन्दा रखे जायें तो उनको 
खिडाना पड गा, पर उनसे बहुत काम नही मिलेगा | इसलिए, यह निश्चय 
हुआ कि जो गोशाला कायम की जाय, उसमें अधिकतर इसी तरह की सर्वा- 
ज्ञीण--अर्यात्‌ जो दूत और वछड अच्छे देवें वही--गरायें रखी जायें और 
उनकी नस्ल भी सुधारी जाय । 

अवसर देखा गया हूँ कि दूध अच्छा देखकर लोग गायो को दूर-दूर से 
बहुत सर्च करके मंगवाते हूँ | जब रेल नही थी, तव जानवरो का बहुत दूर 
आना-जाना नही हुआ करता था । इस तरह देश भर में कई नस्‍ले कायम हो 
गई, जो किसी विद्येप स्यान में ही पनपी मौर बढी । उन दिनो भी लोग 


बापू के कदमों में २५७ 


गोपालन और नस्ल के सुधार की वात समझते थे, इनका वंज्ञानिक शास्त्र 
भी जानते थे । जब जहाँ जिस तरह के बैल की जरूरत समझी गई तब तहाँ 
उस तरह के बैछ, नस्ल का सुधार करके, तंथार किये गये, जो भाज भी 
मिलते है । इस देश में ऐसे बल मिलते है, जो घीमा तो चलते हैँ, पर काफी 
बोस ढो सकते है । ऐसे बैल भी मिलते हे, जो वौझ कम ढो सकते है, पर 
तेज भाग सकते है प्राय घोडे के समान तैजी के साथ रथ दौडा सकते हैं ! 
मामूली तौर से अक्मर बैल ऐसे होते हे, जो हुल खीचते हे और बोझ ढोते 
हैँ तथा साधारण चाल से चलते भी हूँ । गायें भी ऐसी बताई गई थी । तभी 
वे आज भी मिलती हें, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के बैलो को पंदा कर सकती 
है, जो या तो अधिक परिमाण में दघ ही दे सकती हूँ या बच्छे बल ही । 


जो प्रथा टूर दूर से गायो को छाकर रखने की, विश्कर अग्रेजी अमल- 
दारी की गोशालाओ की वजह से, चल पडी थी वह कई तरह से हानिकर 
साचित हुई । एक त्तो अपने प्राकृतिक स्थान से बहुत दूर हे जाने की वजह 
से वह गाय वहाँ के जलवायु में ठीक खपती नही है, इसरे उस कारण से उसे 
वह चारा खाने को नही मिलता जो अपने स्थान में उसे मिला करता था, 
तीसरे उसके योग्य सभी जयहो में साँंड भी अच्छे नहीं मिलते | यदि वह 
गाय अपने स्थान पर ही रह गई होती तो वह अपनी नस्ल के बहुतेरे गाय- 
वल पैदा करती, और अगर उचप्चको अपने ही स्थान में उन्नति करने का 
साघन दिया गया होता तो वह एक उन्नत नस्ल पैदा करती, पर अन्य देश 
में पहुंचकर वह स्वय भी कुछ दिनो के व।द खराब हो जाती हूँ, उसके वशज 
तो उतने मच्छे होने से रहे । यह सम्मव नहीं हि सूखे प्रदेश--पजाव, राज- 
पृताना अथवा सिन्ध--क्री गायें बंगाल या विहार-जैसे सरस प्रदेश में उतने 
ही सुख से रह सकें जितना सुख उन्हें अपने जन्मस्थान में अनायास प्राप्त 
था । इसलिए यह एक सिद्धान्त के रूप में निकाछा गया कि किसी एक जगह 
की नस्ल की गायो को कही दूर ले जाकर उनसे नस्ल बढाने का प्रयत्त वहुत 
करके सफल नही होगा। जहाँ जिस नस्ल का जानवर अधिक होता हैँ वह्दी का 
जलवायु उस नल्ल के लिए अनुकल ह्‌ । यदि उसे वहाँ उन्नत व रने का 
प्रयत्त किया जाय तो वह्द प्रयत्व अधिक सफल हो सकता हैं । जो थोडे-वहु 
प्रयोग किये गये है उनका नतीजा बहुत अच्छा निकझा हैं। नस्ल सुणगरले 
में गाय और साँड दोनों की उन्नति आवश्यक हूँ । पर गाय चाहे कितनी भी 
मच्छी हो, अगर उप्तको साँड अच्छा न मिले, तो केवल उसका वच्चा हो 
खराब न होगा, वल्कि उसका दूध भी कम हो जायगा । इसलिए, अगर किसी 
स्थान में मामूली तौर से सर्वाज्भीप यायें हो और उनके साथ मधिक दृध 


२५८ बापू के कदमों में 


देनेवाली नस्ल का साँड लगाया जाय, तो देश्ला गया है कि दूध बढ जाता 


है । इसलिए अगर कही दूधरी जयह से जानवर छाना ही आवश्यक समझा 
जाय, तो साँड छाना अधिक लाभदायक होगा । 


गो-सेवा-सघ का यह दूसरा सिद्धान्त-सा बन गया है कि गारयें कही दूर 
न ले जाई जायें, सबसे अच्छी स्थानीय नस्ल को ही उदन्चनत्त करने का प्रयत्न 
किया जाय, अगर शास्त्रीय ढग से देख-विचार कर यह मालूम हो जाय कि 
अमुक्ष प्रकार का साँड अधिक लाभदायक होगा, तो उस प्रकार का साँड वहाँ 
मंगाया जाय, गाय नही, इस प्रकार स्थानीय नस्ल को सुधारना ही वहाँ 
का वडा सुधार माना जाय । वास्तव में नस्ल सुधारने का काम कठिन है ! 
इसमे शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव की बडी जरूरत हूँ | इसलिए यह काम 
हर कोई नही कर सकता । जहाँ भी इसका प्रयत्त किया जाय, ज्ञान भौर 
अनुभव रखनेवाले अच्छे योग्य व्यक्ति ही इसका भार उठायें । नही तो डर 
हे कि ऐसे प्रयत्न से अअनर्थ भी हो जाय । 

गो-सेवा के सम्बन्ध में महात्माजी ने एक ओर नया सुधार देश के सामने 
रखा, जो हिन्दुस्तान के लिए एक घृणित बात थी । हिन्द्र जबतक गाय जीती 
रहती है तबतक उससे जो कुछ काम निकाल सकते हे, निकाछते हे, किन्तु 
उसके मर जाने पर उसे छना भी पसन्द नहो करते है !' इसलिए जिस 
जाति के लोग मरे जानवर को उठाते और उसके चमडे इत्यादि निकालते 
हैं, वे आज हिन्दू-समाज में अछूत समझे जाते हे ! चमडे से काम लेने में 
हिन्दू हिचकता है । वह चमडे का काम करना नही चाहता । महात्माजी ने 
देखा कि मरी गयो के चमडे इत्यादि से यदि काम न लिया जाय तो गाय 
रखना आधिक दृष्टि से शाबद सफल न हो । इसलिए उन्होंने समझाया कि 
एक मरी गाय का चमडा, मास, हड्डो, सीग, चर्बी, स्वाय इत्यादि सभी चीजों 
को काम में लाना चाहिए, इनसे जो कुछ पंदा किया जा सके, पेदा करना 
चाहिए । उन्होने वर्षा के पास नालवाडी में एक चमालय खुलवाया जहाँ 
मरे मवेधियों का चमडा निकालकर पकाया और तेयार किया जाता था, 
मास और हड्डी की खाद बनाई जाती थी, ल्‍वाय से ताँत बनती थी, चर्बी 
मिकालकर जिन कामो में लगाई जा सकती उनमें लगाई जाती थी । इस 
तरह, देखा गया कि मरी गाय के यदि सभी अग ठीक उपयोग में लाये जायें 
तो वह एक अच्छी रकम देती हूँ । 

कलकत्ता जैसे वडे गहर में तो व्यापारियों ने यह भी दिखलाया हूँ कि 
गाय जब विसुख जाती हूँ तव यदि वह पाली जाय, उस वक्‍त तक के लिए 
इन्तजार किया जाय जब वह फिर दूध देने छगे, उप्तके बछडे को भी आद- 


बापू के कदमों में २५९ 


बयकता के अनुस्तार दूध दिया जाय, तो इस तरद्द गाय पाछना इतना खर्चा 
हो जाता हैं कि उसमें मनाफा नहीं हो सकता ) इसलिए, वहाँ वहुत व्यापार 
अच्छा हृव देनेवाली गाय वाहंर से ले जाते है, और जहाँ तक हो 
सकता है, उप्ते पहले व्यान में ही दूध से पंसे निकाकू लेते हे। बच्चे 
को भी बेच देते हे । पहले अच्छी कीमत में वच्चा बिक्र जाया केरता था । 
जो दव बच्चा पीता था वह भी वच जाया करता था। पैसे भी वि 
आते थे । कतल करनेवाले इस तरह की सूद्यी गाय को बहुत कमर कीमत 
देकर सरीदलेते थे और वेचनेवाले कम कीमत पर बेचकर भी मूतराफ में 
रह जाते थे, क्मोकि सुखी गाय को खिलाने का खर्च बच जाता था, सिर्फ 
दूध से ही इतने पंसे निकल बाते थे कि याय की कीमत और उसके पाछने 
का खर्च कुछ मुनाफे के साथ छौट आता था। कसाई सास, चमड़ा, चर्बी 
इत्यादि से जितना पैसा निकालता था उत्तने से ही वह जिस दाम पर गाय 
खरीदे हुए होता था उससे अधिक फायदा उप्तको हो जाता था । इसलिए 
उसको इस तरह की गाय खरीदकर कतछ् करने में मनाफा रहता था । 
हात्माजी को ये सब बातें माठल्म हो गई थीं । इसलिए उन्होने इस बान 
पर जोर दिया कि गायो की रक्षा तभी हो सकती हैं, जब उनका पालन केवल 
भार न होकर कुछ मुनाफा देनावाला हो जाय, अर्थात्त्‌ आर्थिक दुष्टि से लाभ 
दायक हो जाय, इसके लिए चार चोजें जरूरी थी -(१) गाय अधिक दूध दे, 
(२)उसके बछड़ अच्छे हो, (३) उसका गोवर इस त्तरह काम में छाया जाय कि चह 
खाद बनकर खेती के लिए लाभदायक हो जाय, (४)उसके मर जाने पर उसके 
चमडे इत्यादि से जो कुछ निकाला जा सकता है वह निकाल लिया जाय | मच्छा 
दूध और वछडा देने वाली गाय नस्ल सुधारने थे ही पंदा हो सकेगी । इश्नलिए 
उन्ही पशुझो की नस्ल सुधारन पर उन्होने जोर दिया । उनके प्रयोग का फल 
यह निकला कि यह काम, जैसा ऊपर बतलाया जा चुका हूँ, यदि ज्ञान गौर 
बुद्धिमत्ता के साथ किया जाय तो, सफल हो सकता है । खाद के सम्बन्ध में 
प्रयोग करके उन्होने यह देख लिया कि इससे खेती की काफी उन्नति हो सकती 
हूं । चमड़े के काम से, जो समाज की रूढियों के कारण सबसे कठिन था; यह 
सावित हुआ कि यह भी मनाए की हो काम हैं जैसा ऊपर कहा गया है. चमडा 
निकालना इत्यादि धृुणित काम समझा जाता था। उस काम को आवश्यक 
काम बताकर ऐसे छोग उसमे लगाये गगे जिनकी जाति ऐसे काम के नजदीक 
जाती नहीं थी । घणा का कारण यह भी था कवि वह कास भी गदा हैँ । 
इसलिए उसके करने के तरीके में सुधार करके उसमें सफाई छाने का प्रयत्त 
किया गया, जिससे उम्तके विरुद्ध जो भावना गदगी के कारण थी वह कम हो 


२६२ वापू के कदमों में 


हो गया ) आजकल लोग ऐसे साॉडो को अपने खेत में चरने नही देना चादते; 
क्योकि जमीन उनके पास इतनी कम होती हूँ कि उप्तकी फसल से परिवार का 
पालना उनके लिए कठिन हो जाता है । नतीजा यह होता हैँ कि दागा हुआ 
मामूली बाछा धर-घर ज॑सा-तेसा चारा खाता फिरता हे । अच्छे साँड से ही 
गौएं सस्कारी हुआ करती हू । यहाँ साँड का यह हाल है ऐसी दशा में 
नस्ल के बिगडने के सिवा दूसरा नतीजा नहीं हो सकता । इसलिए, आज की 
स्थिति में मामूली तौर से सभी बाछो को बचिया करा देना अत्यन्त आवश्यक 
हैं । इस प्रथा को जोर से चलाना चाहिए। साथ ही, अच्छे से-अच्छे साँडो 
को, चाहे वे जहाँ से मिलें, छाकर पालना चाहिए । जो लोग मिला-जु लाकर 
उसे पालें वे अपनी ही गाय के लिए उससे काम लें | यदि एक गृहस्थ उगे न 
पाल सकता हो तो कई गृहस्थ सहयोग करके उसे पाले । जो उसके पालन में 
शरीक न हो, वह जब कभी उस साँड से काम ले तब शुल्क देकर ही । इस 
तरीके से नस्ल का सुधार थोडे प्रयत्न में हो सकता हूँ । पर इसके लिए अच्छी 
नस्ल का साँड खास तौर की देखरेख में रखना तथा सावधानी से उसका 
पालन पोषण करना आवश्यक हूँ । उत्तना ही आवश्यक यह भी है कि दूसरे 
वबछडे बधिया कर दिये जायें । 
एक और काम जरूरी हूँ । नस्ल के सुधार में गाय भी अच्छी होनी 
चाहिए। यदि बृढी--कम दूध भौर कमजोर बछड देनेवाली--गाय भी 
वियाती रहे तो नस्ल के सुधार में कठिनाई होगी । इसलिए इस तरह की 
गायो को भी ऊ#िसी-न-किसी तरह बच्चा जनने से रोकना जरूरी है । इसका 
एक ही रास्ता है । वह यह है कि सार्डो के साथ उत गायो का सम्पर्क न 
होने दिया जाय । यदि ऐसा चरागाह मिल जाय, जहाँ कम-से-कम खर्च में 
ऐसी गायें रखी जा सके, जहाँ कोई साँड उनके बीच जाने नही पावे, तो 
एक पीढो के भीतर ही सब गायें समय पाकर खुंद मरकर अपनी नस्ल का 
अन्त कर सकती हैं । इसमें किसी तरह के गोवध की आवश्यकता अथवा 
आशका नहीं भौर न इसमें गाय को कृष्ट देने की ही जरूरत हूँ । गोचर-भूमि 
में उनपर ऐसा नियन्रण हो कि साँडो के साथ उनका समागम न हो पाये । 
जब थे मरें तो उनके हाइ-मास से जो कुछ निकाला जा सके तथा उनके जीते- 
जी मृन्न-गोवर से जो कुछ पंदा किया जा सके, वह कर लिया जाय । दोनो 
तरह की आमदनी मिलाकर उनपर जो खर्च पठा होगा वह अगर सबका सब 
नहीं निकल मावेगा तो उसका बडा अश जरूर मिल जायगा | 
महात्माजी ने गोशाला के विविध प्रयोगो से गो-सेवा को एक ऐसा रूप 
दे दिया हूँ कि वह॒ सचमुच एक छलाभप्रद व्यवसाय हो जाय | यदि उनके 


| 


दापू के कदमों में र्ध्रे 


कार्यक्रम को देश ने मपना लिया तो इसमें सन्देहु नही कि जहाँ दूघ की इतनी 
कमी हैँ वहाँ दूध अधिक मिलने लगे, घी-मवखन जहाँ दुलभ हो रहा हूँ वहां 
वहु प्रचुर मात्रा में मिलने लग जाय, बैल ने मिलने अथवा उसके कमजोर 
हो जाने से खेती जो कमजोर होती जाती है उसमें जान था जाय, गोमश्र- 
गोवर और मास-हट्ठी की खाद से उपज अधिक बढ थाय, गोवंध के कारण 
जो अच्छी नस्‍लो का लोर-सा होता जाता हूँ वह वन्द हो जाय, परल में काफी 
तरक्की हो जाय, गोपौलन भार न रहे, एक लामदायक पेशा हाथ आ जाय 
ओर दूध के साथ-साथ जन्न की वृद्धि भी देश में हो जाय । इस विपय में भी 
महात्माजी ने एक नई विचार-घारा और नया दृष्टिकोण हमारे सामने रखा 
हैँ | ये सब चीज सिर्फ मटकल और अनुमान को ही नहीं रह गई है, वल्कि 
प्रयोग द्वारा छोटे पैमाने पर प्रमाणित भी हो चुकी हे । साथ-ही-पाथ, 
उन्होंने ऐसा प्रयत्व किया कि जो काम घृणित समझा जाता था, जिससे दूर 
रहना इज्जत पाने कर एक कारण माना जाता था, वह चुणित काम न रह 
जाय गौर इज्जत पाने की जड भी कट जाय ' 


अठाईसवाँ अध्याय 


वर्धा में रहते-रहते महात्माजी ने निश्चय किया कि गाँव का सुधार अगर 
करना हैं तो गाँव के लोगो के जीवन को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, 
उनमें रहकर उनकी सभी बातो से परिचित हो जाना चाहिए ओर जहाँ-जहाँ 
उनको किसी असुविधा या कठिनाई का मुकाबला करना पडता हो, सबको 
जान लेना चाहिए, यह ज्ञान तबतक पूरा चही हो सकता जबतक आदमी 
उन्ही के बीच में उन्ही की तरह रहने न लगे और उनके अनुभव को अपना 
अनुभव न वना ले, इसलिए याँव में देहाती जीवन विताना अत्यन्त आवद्यक 
है, वह जीवन ऐसा नही हैँ कि भौरो पर ही एक प्रकार का बोझ हो जाय 
ओर दूसरो का आराम कम करके अपना आराम बढ़ा ले, बल्कि वह ऐसा हू 
कि जहाँ तक हो सके, दूसरो के सुख के बढाने में उसके द्वारा सहायक 
हुआ जाय । 
वर्धा एक छोटा-सा शहर हूँ । उस वक्‍त की भाबादी पीस हजार 
होगी । पर तो भी वह एक शहर ही है । इसीलिए उन्होने वहाँ से चार 
मील की दूरी पर 'सेगाँव' नामक गाँव में जाकर रहने का निश्चय किया। 
यह गाँव यो तो चार मील दूर हैँ, पर उन दिनो वर्धा से वहाँ तक कोई सडक 
ऐसी नही थी जिसपर मोटर इत्यादि वहाँ जा सके । बेलगाडी किसी तरह 
सूखे दिनो में चली जाती थी । पर वर्पा में वहाँ जाना कठिन हो जाता था । 
वहाँ की मिट्टी काली हैँ | इसलिए, जब पानी वरसता। हैँ, तो वह इतनी गीली 
ओर लचीली हो जाती हूँ कि आदमी के पैर बहुच्च जगहो में घंस और फिप्तल 
जाते हूँ । वर्षा से सेगाँव के रास्ते में कही-कही तो पथरीली जमीन मिलती 
हुँ और कंटीली ज्ञाडियाँ भी यहाँ से वहाँ तक लगी हुई हे । ऐसे गाँव की 
एक छोटी-सी ज्ञोपडी में, जहाँ पहले से श्री मीरा वहिन जाकर रहती थी, 
महात्माजी ने जाने का निश्चय किया ! वहाँ एक्-आधब झोपडी और तैपार 
हो गई । कुछ दिनों तक तो महात्माजी ने इस त्तरह का नियम रखा कि 


बापू के कदमों में २६५ 


यहाँ दूसरे लोग न रहे । यहाँ तक कि श्री महादेव भाई देसाई भी वहाँ नही 
रहते थे । उनको रोजाना मगनवाडी से सेगाँव जाना-आना पडत; था । 'सुबह्‌ 
जाकर वह दिन-मर का काम करते और सध्या को छौटकर मगनवाड़ी आते; 
फिर जो कुछ करना होता, करते । दूसरे छोग भी बहुत ही कम जाज्झा 
पाते; क्योकि जाने में काफी कठिनाई होती । आहिस्ता-भाहिस्ता लछोगो ने 
धलगाडी में आना-जाना आरम्भ किया । कुछ दिनो के बाद तो सेठ जमनाछाल 
वजाजजी ने मोटर-कार के पहिए रूगराकर एक छोटी-सी वेलगाडी बनवा ली, 
जिसमें दो आदमी बैठकर जा सकते थे ! आहिस्ता-भाहिस्ता यहाँ से वहाँ 
त्तक एक एसी सडक निकली कि और अच्छे दिनो में ताँगे भी आने-जाने 
लगे । कई वर्षो के बाद पत्नी सडक वन गई। अब तो आसानी से 
मोटर-कार जा-आ सकती हूँ । टेलीफोन भी लूग गया है । यह सव-कुछ कई 
वर्षों में हो सका । पर जब फेवल हिन्दुस्तान के ही दूर-दूर के प्रान्तो से नही, 
विदेशों से भी बहुतेरे लोगो का आना-जाना होने लगा, तव इन सुविधाओ के 
विना काम चल ही नही सकता था । 
गाँव तो छोटा हैं । आवादी कुछ हरिजनो की है भौर कुछ दूसरे रोय 
भी हूं । कुछ दिनो तक महात्माजी के वहाँ जाने से लोगों पर कोई विशेष 
मसर पडता नजर नही आया । छत-अछत न सानने से छोगो ने आश्रमवासी 
का एक प्रकार से समाज-वहिष्कार किया । पर जो लोग आश्रम में रहते थे 
वे एक-च-एक प्रकार से गाँव वालो की सेवा करते हो थे--जव-तब गाँव की 
सफाई कर देना, कोई बीमार पड जाय तो उसकी सेवा-सुश्रूपा कर देना 
इत्यादि । प्रार्थना से भी वे गाहिसता-आहिस्ता प्रभावित होने छगे। फिर 
वच्चो को शिक्षा देने का प्रवन्ध किया गया । वहाँ गोशारहा खुल जाने के 
वाद बच्चो को दूध भी दिया जाने छगा। आश्रम में चरखे नियमपू्वंक चला 
करते थे । इसका भो कुछ-न-कुछ मसर लोगो पर पढ़ता रहा। वहाँ का 
जीवन ठीक गाँव वालो के जीवन की तरह वताया गया । महात्माजी के लिए 
जो झोपड़ी वनी वह गाँव के लोगो के रहने की झोपडी-ज॑यी ही वनी । वाँस- 
फू्स और मिट्टी की दीवारे, खपडे की छाजन, मिट्टी से लिपी-पुती ,दीवार 
और जमीन । वस, चटाई विछाकर उस पर छोटी-सी गही रख महात्माजी 
वेठा करते थे । एक छोठा-सा पा छप्पर से लटकाया हुआ था । जब कोई 
आता था, वही खीचा करता था, या स्वयं भी जरूरत पड़ने पर खींचकर 
थोडी-वहुत हवा कर लिया करते थे । सबसे बढ़कर सफाई का खयाऊ वहुव 
था। शौच इत्यादि के वाद उसका बत्तंव साफ करना, मर को खेत में इस 
प्रकार डालना कि उसकी गदगी देखने में न आवे, उत्तकी बदव्‌ न मिले, 


२६६ बापू फे कदमों में 


उससे अच्छी खाद बनकर सेत फो उपजाऊ वना दे-यह सब आश्रमवासी 
खुद किया करते थे । भोजन के सम्बन्ध में बहुत करके जो साय सब्जो वहां 
होती थी उसी से काम चलाया जाता था । वाटा वही पीस न्वया जाता 
था। पूर्ण चावल” भी वही वना लिया जाता था। भाहिस्ता-आहिस्ता 
मकान बढ़ने लगे, काम बढ़ने लगे, आश्रमवा सियों की समस्या भी बढने लगी । 
फितनी हो सस्याओं के केन्द्र उस गाँग में स्थापित हो गये । यहाँ तक कि 
उसका नाम भी 'सेगाव से वबदलफर 'सेवाग्राम' हो गया, जो थोड़े हो दिनो 
में बहुत प्रसिद्ध हो गया । महात्माजी की इच्छा थी कि जिस तरह गाँव के 
लोग रहते हूं उसी तरह वहाँ रहा जाय, वहाँ जो कुछ सुविधा मिल सकती 
थी उसीक्रे आधार पर वहाँ रहा जाय, जितनी सफाई से दिन बिताया जा 
सकता हैँ, बिताया जाय, इस तरह ग्रामीणों की रहन-सहन और उनके 
जीवन में सुधार किया जाय ! 
उदाहरण के लिए उनके कुछ कप्टो का जिक्र करना अच्छा होगा । गाँव 
में सांप अक्सर हुआ करता हैं | वहाँ भी था | फ्सि तरह साँपो से लोगो की 
रक्षा हो, यह एक प्रश्न सामने आया । आरम्भ में वहाँ कोई महात्माजी के 
पास जाता तो एफ बवक्‍्स देखने को मिलता जिसके चारो ओ< शीशे की 
दीवार होती मौर सिरे पर ढवकचदौर तसख्ता लगा रहता । वहाँ जो साँप 
मिलते वे पकडकर नमूने के लिए इसी में रखे जाते । कौन साँप विपला होता 
हैं और कौन नही, बह जानना आवश्यक हो गया। इसलिए इस विपय 
फा अध्ययन पहले-पहल ही शुरू हुजआ। स्थान-स्थान के साँपो के नमूने देख- 
देखकर तैयार रखे गये । किस तरह साँप पकडकर वकक्‍स में रखे जायें, यह 
भी कुछ लोगो ने सीख लिया । एक वाँस के ऊपरी सिरे पर सूराख करके 
दूसरे व॑से ही बॉस से कुछ दूर पर रखकर दोनो के बीच एक हम्बी रस्सी 
लगा देते, जिसका एक छोर सिरे के ऊपर इस तरह बेंघा हुआ होता कि वह 
उप्तमें से निकल न सके और दूसरी तरफ वह इच्छानुसार ढीली भी की जा 
सके । साँप पकडने में यह बहुत काम देती। साँप जिघर से भाता हो उधर 
के रास्ते में यह रख दी जाती । साँप जब लगर ओऔर रस्सी के बीच में था 
जाता ती रस्सी खीचकर वह बाँध लिया जाता । इस तरह आसानी से साँप 
पकड़ा जाता था। इन सब प्रयोगो का मतलब यह था कि गे हे के लोगो को 
बतला दिया जाय कि वे साँपो को पहचान लें और उनमें हो जहरीले हों 
उनसे वे बचे रहें तथा जिसको वे पकडना चाहे उसे पकडें भी । जो साँप 
आश्रम में मिलते थे वे मारे नही जाते थे । वे पकडकर रख लिये जाते थे । 
फिर गाँव से दूर जगलरू-झाड में ले जाकर छोड दिये जाते थे । 


बापूं के कदमों में २६७ 


है 


महात्माजी को इस बात का स्वयू अनुभव करना पटा कि गाँव के लोग 
मलेरिया द्वारा किस तरह सताये जाते है । वहाँ मलेरिया का प्रकोप वरयात 
के दिनों में, और कुछ वाद तक भी, रहा करता था। महात्माजी को स्वयं 
मलेरिया हो गया । वर्घा के डाक्टर वहाँ जाया करते थे, पर महात्माजी अभी 
उनसे अपनी चिकित्सा नही कराते थे, जवतक उनकी हालत कुछ अधिक 
खराब न हुई। तव उनको शहर के अस्पताल में छाने की बात चली । 
महात्माजी का विचार था कि जो सुविधा सेगाँव के छोगो को न मिलती हो 
उसे वह सेगाँव में ही रहकर कसे लेवें | इसलिए वह वर्घा आकर अपना इलाज 
कराना नही चाहते थे, क्योंकि सेगाँव के लिए वह सुविधा अप्राप्य थी ॥ 

यद्यपि सेगाँव देहात था तो भी वहाँ दूध की कमी थी। इसलिए वहाँ 
प्र केवल आश्रमवासियो से लिए ही नही, गाँववालो के लिए भी, गोशालरा 
का खोलना आवश्यक हो गया । महात्माजी के सिद्धान्त के अनुसार वहाँ भी 
एक गोशाला चलने लगी जिससे वहाँ के बच्चो को भी दूध दिया जाता था । 

सेगाँव में रहते-रहते नई तालीम का एक कार्यक्रम महात्माजी ने देश के 
सामने रखा । नई-तालीमी-सघ का केन्द्रीय दफ्तर भी सेग्राँव में ही कायम 
किया गया, जहाँ नई-तालीमी-सघ की रीति से चलनंवाली एक पाठशाला भी 
कायम होकर चलने लगी। चरखा-सघ की मोर से एक खादीशाला भी कायम 
हो गई, जिसमें चरखा इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाली सभी क्रियाओं की 
शिक्षा, भिन्न-भिन्न प्रान्तो से आये हुए विद्याथियों को, दी जाती हूँ  चरखा- 
सध फा दफ्तर भी उठाकर वही लाया गया । इस प्रकार, यदि आज कोई 
जाकर देखे तो, सेवाग्राम में बहुतेरे मकान वन गये है । काफी जमीन वहाँ 
के आश्रम के कब्जे में है, जिसमें खेवी होती और ईख बोई जाली हूं । लोगों 
को इस वात की भी शिक्षा मिलती हूँ कि खेत की उन्‍नति किस तरह की 
जा सकती हूँ । जैसा ऊपर कहा गया है, जो चीज वर्घा,में नहीं हो पाती 
उसकी भी खेती की जाती हू । इस तरह वहाँ बच्छा मोटा गन्ना, चडे-बडे 
पपीते, ज्वार और काफी साग-सज्जी पैदा की जाती हूँ | जितनी संस्थाएँ 
वहाँ चलती हें सवका अपना-अपना इन्तजाम हुँ। १९४२ का सम्राम छिडने 
के पहले वहाँ एक खासी वस्ती वस गई, जिसमें बाहर के छोग भी, जिनमें 
विदेशी भी बक्सर हुआ करते थे, आकर ठदहरते ) वे लोग महात्माजी के 
जीवन को देखते और जो :खवृत्तियाँ वहाँ चल रही थी उनका अध्ययन करते । 
एक अच्छा सुव्यवस्थित अस्पताल भी विडला-कुटुन्व ने वहाँ वनवा दिया है । 
पर यह सव कुछ होते हुए भी सेवाग्राम को बाहर नहीं कह सकते । वहाँ की 
रहन-सहन भोर सब बातें गाँव-जैसी ही हूं । 


रश्ष्ट बापू के कदमों में 


जिस समय सडक इत्यादि नहीं वनी थी और जाना-आना पंदल ही हुमा 
फरता था, मेरे स्वर्गीय मित्र श्री मथुरा प्रसादजी एक वार वहां पहुंचे । में 
भी था। सध्या हो आई। थीडी-बहुत घटा भी दीखने लगी। में वर्बा 
चला आया । पर उनकी इच्छा हुई कि वह सन्ब्या की प्रार्थना के बाद वर्धा 
लौटेंगे । प्रार्थना के वाद वह चले । तबतऊ वर्षा दास हो गई ! हमलोग 
वर्षा में समझते थे कि वह अब यहाँ नही लौटेंगे । पर वह कब माननेवाले 
थे ? सडक साफ दिसाई नहीं पडती थी। जहाँ-तहाँ उनका पैर प्राय 
घुटने तक मिट्टी में घुस गया । नतीजा यह हुआ कि पेर किसी तरह से 
निकला भी तो एक पवि का जूता उसी में रह गया ! दूसरे पाँव के जूते की 
फ॑ फियत भी वट्टी रही  रात्त में दस-ग्यारह बजे के करीब वह लौट--सारे 
कपडे भीगे हुए, कीचड से लदफद, पैर में कांटे भिदे हुए, अजीव सूरत ! 
उस समय सेवाग्राम से लौटने में यही सव हानि जौर कठिनाई पडती थी । 
इन कारणों से जिला-बोडं ने सेगाँव तक पक्‍क्री सडक बनवा देना मुनासित्र 
समझा । कुछ दिनो के वाद वह सडक वन गई । 

सेगांव में श्री परचुरे शास्त्री रहते थे। महात्माजी जेल में उनसे 
परिचित हो चुके थे । वह सस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पर क्कुप्ठ-रोग से 
पीडित थे। कही दूसरा आश्रम न पाकर यहाँ आवे थे । यह एक समस्या हो 
गई कि वह कहाँ रखे जायें भौर उनके साथ वया व्यवहार किया जाय । 
महात्माजी ने उनको अपने साथ रहने दिया । उनके लिए एक झोपडी वनवा 
दी । उसीमें वह रहने लगे । महात्माजी खुद उनकी देख-रेख करते । जब 
टहलन निकलते तो उनकी झोपडी की ओर जरूर चले जाते । रोज उनकी 
देख-भाल करते । स्वय ही उनकी सेवा भी करते थे ॥ कुछ दिनो तक वहाँ 
रहकर ह्वास्त्रीजी गुजर गये । 

मुझे भी सेवाग्राम-आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुतआ। यो तो 
'में वर्धा में सेठ जमनालाल बजाज के अतिथि-भवव में ठहरा करता और 
सेवाप्राम जाया-आया करता था। कितनी वार दिन का या सन्वष्या का 
भोजन वही कर लिया करता था। काफी समय वही विताता था । रात को 
वर्षा मे आकर सोया करता था । 

महात्माजी प्रतिवर्ष, जाड़े के दिनो में, कुछ समय के लिए वारडोली 
जाकर वहाँ के आश्रम में ठहरा करते थे । एक-दो वार मुझे भी बारडोली 
जाकर उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला । मुझे महात्माजी के चरणों में 
चैठने का, जो कुछ वह वार्ते करते उसे सुनने का तथा उनके जीवन को 
निकट से देखने का बहुत सुअवसर मिला । वहुँतेरे छोग ऐसा मानते हे कि 


बापू के कदमों में २६९ 


मेरे पास उनके वहुत पत्र होगे या उनके सम्बन्ध में छेखादि होगे। वहुत 
लोग डायरी लिखा करते हूं, पर में ऐसा सुस्त आदमी हूँ कि डायरी वर्गरह 
के रूप में कुछ नही लिख रखा। मेने महात्माजी को पत्र भो बहुत कम 
लिखा । जव कोई वात होती, पूछ छिया करता था, उतने से ही सतोष 
कर लिया करता । वहुतेरी बातें पूछने की जरूरत ही नही पड़ती, क्‍योंकि 
अक्सर जब मुझे जरूरत पडती, मेरे दिल में प्रसगवश कोई प्रइन उठता, 
मुझे पूछने की जरूरत मालम होती, तो में सोचता ही रहता के पूछ, 
तवतक दूसरे ही प्रइ्नकर्ता उनसे पूछ छेते, बस उनके उत्तर से मेरा भी 
समाघान हो जाता, अथवा कम-से-कम यह मालम हो जाता कि इस प्रश्न 
का यह उत्तर महात्माजोी देते, अधिक पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं 
हैं और न उससे कोई छाम ही हैँ । इस तरह, इतने वर्षों के घनिष्ठ सम्बन्ध 
फे वाद भी, उनसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई सामान या साहित्य मेरे पास 
नही हू | जिस समय एक बार हम वारडोली जा रहे थे, मेने उनसे कहा 
कि रचनात्मक कार्यक्रम की बहुत चर्चा होती हैं, पर उससे सम्बन्ध रखनें- 
वाला, एकत्र ही योडे में सब वातें बता देनेवाला, साहित्य नहीं हँ--प्रयोग- 
विशेष पर 'हरिजन' से खोज खोज कर लेखो को पढ़ना कठिन और दुलंभ 
हो जाता है, इसलिए यदि एक पुस्तिका हो जाती, जिसमें इस कार्यक्रम के 
सभी अगों पर प्रकाश डाला जाता भौर सभी वातें इकट्टी मिल जाती, तो 
बहुत अच्छा होता । उन्होने इस वात को पसन्द किया । वारडोली के रास्ते 
में ही, रेल पर ही, वह पुस्तिका लिख दी, जो अभीतक प्रचलित और 
प्रसिद्ध हूँ । मुझसे भी उन्होंने कहा कि तुम भी अपने विचारों को लिख 
डालो । में रेल पर तो नही, पर वारडोली पहुँचकर लिख सका। वह 
रचनात्मक कार्यक्रम के सम्परन्ध की पुस्तिका है, जो नवजीवन-प्रकाशन-म दिर 
( अहमदाबाद ) द्वारा प्रकाशित हुई है । 


उनतीसरवाँ अध्याय 


खाद्य-पदार्थों के सम्बन्ध में महात्माजी के किये गये पश्रयोगो का थोटा 
जिक्र पहले आया हूँ । जब वह इगलंड में पढते थे तभी यह प्रयोग शुरू 
किया था| वहाँ उनको निरामिप भोजन करना था। उसके मिलने में 
दिवकत होने की वजह से उन्होंने स्वयं अपना भोजन बनाना शुरू किया । 
साथ-ही-साथ यह खयाल हुआ कि सादानसे सादा भोजन कंसे बन सकता हं 
और काफी हो सकता हूँ । उन्होंने निरामिप-भोजियो का एक सगठन कायम 
किया, जिसके वह बहुत विनो तक मन्नी बने रहे । ऐसे प्रयोग का सम्बन्ध 
स्वास्थ्य के साथ था । सारे जीवन में उन्होने स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोगो को 
जारी रखा । दक्षिण अफ्रिक्रा से हिन्दुस्तान तक में ऐसे मौके आये जब्र उनको 
बडी कठिनाइयो का सामना करना पडा। उन्होनें खाद्य तथा प्राकृतिक 
चिकित्सा के सम्बन्ध में कई लेख लिख डाले हें, जो प्रसिद्ध हो चुके हें । 
उनके गब्रह्मचयं-सम्बन्धी लेखो का सग्रह पुस्तक-रूप में मलग छपा हूँ। यदि 
उन सबको मिलाकर देखा जाय तो उन सभो का मौलिक सिद्धात सत्य गौर 
अहिंसा पर ही आश्रित हूँ । मनृष्य के जीवन में स्वास्थ्य एक अमूल्य वस्तु 
हैं । उसे मनुष्य अपने अप्राकृतिक भोजन तथा रहन-सहन से बिगाडता है । 
यदि भोजन जंसा चाहिए बसा ही हो और उतनी ही मात्रा में खाया जाय 
जितना जीवन और स्वास्थ्य के लिए जरूरी हूँ तथा वह भी स्वाद के लिए 
नही, वल्क स्वास्थ्य के लिए ही खाया जाय, तो केवल स्वास्थ्य ही भच्छा 
न रहे, उसका अप्तर चरित्र पर भी पडकर रहे। बीमार शरीर ही 
अप्राकृतिक अवस्था हैँ । शरीर के बीमार हो जाने पर उसे प्राकृतिक अवस्था 
में लाने के लिए प्रकृति स्वयं प्रयत्व करती रहती हैं । वही चिकित्सा सबसे 
अच्छी हूँ जो प्रकृति के इस काम में सहयोग दे। इसलिए ओपधि-उपचार 
बहुत करके सद्दायक होने के बदले हानिकर होता हू । इसीछिए महात्माजी 
प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर देते थे । उस पर उनका दृढ विश्वास था। 


थाप्‌ के कदमों में २७६१ 


उनके विश्वास की कठिन परीक्षा भी हुई थी । उन्होने अपने लड़के की कडी 
बीमारी में, ईश्वर का नाम लेकर, दूसरी घिकित्सा न करके, प्राकृतिक 
चिकित्सा का ही सहारा लिया था। ईइ्वर की दया से वह अच्छे भी हो 
गये । उनके ध्यान में इस सम्बन्ध की एक वात और भी रहा करती थी। 
आजकल की खर्चीली पद्धति, जो विशेषकर ऐलोप॑थिक चिकित्सा के नाम से 
प्रचलित हैं, गरीवो को सुलूम नही हूँ । हिन्दुस्तात के लाखो गाँव ऐसे हें 
जिनमें गरीव छोगो को इस तरह की खर्चीली चिकित्सा मिलना असम्भव 
है | प्राकृतिक चिक्त्सि।, जिसका अर्थ है प्राकृतिक जीवन द्वारा अपने को 
थीम।र होने ही न देना, अगर प्रचलित हो जाय तो अमीर और गरीब सवके 
लिए वह एक सुलभ जोर अत्यन्त लाभप्रद चीज साबित हो ! 

हमारे शास्त्रो ने कुछ ऐसा सिखाया हैँ और हमारी सस्कृति कुछ ऐसी 
बनी हू कि उनसे आनन्दमय सत्य निकलता है। आजकरू अक्सर छोग कह 
दिया करते हूँ कि धर्म के साथ राजनीति का कोई सम्बन्ध नहीं, सार्वजनिक 
जीवन का व्यक्तिगत जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हँं--इत्यादि, मर्थात्‌ 
जीवन के हर एक पहल को हम और-भऔौर पहलतो से अलग मानते हें, यह 
नहीं देखते कि एक का असर दूमरे पर कंसा पछता हैँ। हमारी सस्कृति 
इसके विपरीत बताती हैँ । मनृष्प का शरीर उसके मन से अलग नही 
किया जा सकता हँ--अर्थात्‌ स्वस्थ मन के साथ ही स्वस्थ शरीर हो 
सकता हूँ ओर स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मन भी । शुद्ध भोजन के 
बिना न तो स्वस्थ शरीर ही रह सकता हैँ और न स्वस्थ मन ही। यदि 
व्यक्ति स्वस्थ नही हे तो व्यक्ति का समूह भी स्वस्थ नहीं हो सकता । 
स्वस्थता चित्त की, शरीर की बौर क्रिया की भी होनी चाहिए ) इस दृष्टि से 
जीवन फे सभी पहल, विचार ओर गुण तीन श्रेणी में विभक्‍त किये गये हँ--- 
सत्त्व, रज और तम । इनमें से जिसका वाहुल्य अथवा प्राधान्य जिस मनुष्य 
में होता हैँ, जिसका विश्वास जिस तरह के समाज और काम में होता हैँ वह 
तदन गरार सात्त्विक, राजस अथवा त्ामस कहा जाता हूँ । इस तरह खाद्य, 
शरीर, स्वास्थ्य, मानसिक सत्ता और विचार की पवित्नता का एक दूसरे से 
इस तरह का सम्बन्ध है कि एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव पडे बिना 
रह नहीं सकता । तामस भोजन करके सात्विक प्रवृत्ति छाना असम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य हूँ | उसी तरह राजसी शरीर के साथ तामसी प्रमाद 
अथवा सात्तविक कर्म भी कठिन होता हूँ ) इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार 
जीवन में आहार-विहार का समन्वय किया गया हूँ, जिससे मनृष्य अपने 
परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके । 


२७२ बापू के फदमो में 


महात्माजी के बताये हुए ग्यारह ब्रत इसी सिद्धान्त के अनुसार बने हे! 
वे श्रत सब-फै-सब नये नही है । वे हमारे थ्वास्त्रो में बहुत करके पाये जाते 
है । उनका पालन बचपन से ही सिखाया जाता हूँ, या यो कहे कि जन्म के 
पूर्व से ही सिखाया जाता था तो यह भत्िश्रियोवित नहीं होगी, बयोकि सन्तान 
उत्पन्न करने के कृत्य में भी सयम भौर नियम बताये गये हूँ । स्प्री-पुरुष 
का ससर्ग केवल क्षणिक शारीरिक सुख के लिए ही नहीं, पर ससार चलाने 
के लिए भी आवश्यक मानकर वह नियमों द्वारा नियश्रित किया गया था। 
घसलिए जो सन्तान उत्पन्न होती थी वह सयम-नियमो के साथ ससस्‍्कारो 
तथा सुध्रस्कृत होती थी । उस सन्तान का सरकार एक प्रकार से जन्म के 
पहले ही, माता पिता के ससग के समय ही, आरम्भ हो जाता था। जन्म के 
समय से मरने तक, और मरने के वाद भी, कितने हो सस्करार हुआ करते 
थे जिनका विधान जीवन को सपूर्ण बनाने के उदंश्य से हुआ करता था। 
इस तरह, मनुष्य चाहे ब्रह्म चर -अवस्या में शिक्षा प्राप्त करता हो, चाह 
गृहस्थ-आश्रम में गृहस्यी का जीवन बिताता हो चाहे वानप्रस्थी होकर 
लोकसेवा करता हो, चाहे अन्तिम अवस्था में ईश्वर-आराधघन और ईइवर- 
चिन्तन में लगा हो, वह अपने सारे जीवन को भौर समाज के जीवन फो 
सम्पूण बनाने में लगा रहता था । भाज हम इन सयमो भौर नियमो को 
सच्चे अर्थ में भूल गये है, वहुत करके इन्हे समझते भी नहीं हे । इसका 
यह फल होता ह किया तो ये नियम हमको जीवन का सुख्र॒ प्राप्त करने में 
वाघक मालम होते है, या इनवी हम आवद्यकृता ही महसूस नही करते हें, 
या इन्हे एक व्यथं पुरानी लकीर मानकर छोड देना ही भ्रगतिशीलता का 
चिह्न समझते हू. महात्माजी न तो यहाँ तक अन्धविश्वासों से काम लेना 
चाहते थे गौर न उन्हे पसन्द करते थे। पर इनमें जो तथ्य हैँ उसे मानते 
थे। उन्होने उस तथ्य या तत्त्व का, आज की आधुनिक परिस्पिति के बनु- 
रूप, अपने ग्यारह ब्रतो में समावेश कर दिया हैं। इसलिए उनके खाद्य- 
पदार्थ-सम्वन्दी प्रयोग, स्वास्थ्य-चिकित्सादि-सम्वन्धी प्रयोग, ब्रह्मचर्य , तथः 
जीवन के मौलिक सिद्धान्त सत्य और अहिसा' का परस्पर घनिष्ठ और 
अनन्य सम्बन्ध हूँ | कोई एक को दूसरे से अलग करके उनको समझ नही 
सकता हैँ, जीवन में उनके उतारने की तो बात ही क्या हो सकती है। 
इन्ही तत्वों पर समाज-ठन फी रचना भी उनका घ्येंय था। 
इसलिए उनकी राजनीति जिसे हम घम्म कहते हैँ उससे अलग नही 
थी। इस त्तरह, पेयक्तिक जीवन साथ जनिक जीवन से अछूग नही किया 
जा सकता हूं । 


बापू के कदमों में २७३ 


इस विपय को कुछ उदाहरणों द्वारा समझ लेना अच्छा होगा। ऐसा 
अवसर लोग कह चंठते हूं कि अगर किसी मनुष्य का व्यवितगत चरित्र शुद्ध 
नहीं है, पर उसका सार्वजनिक जीवन अगर शुद्ध हैं, तो वह सावंजनिक 
काम जच्छा ही करेगा । महात्माजी इस बात को नहीं मानते थे कि जो 
आदमी रुपये-पैसे के वारे में, अपने निजी कारवार में, पहले साफ नहीं हूँ 
वह सार्वजनिक जीवन भ॑ साफ रह सकता हैं । जो अपने लिए इवर-उघर 
करके कुछ कमा लेना वूरा नहीं मानता, जो मपने निजी कारवार में 
अप्रामाणिक हैं, वह क्या कभी सार्वजनिक जीवन में जितना चाहिए उतना 
स्वच्छ हो सकता हूँ ”? यदि घनी होने का सीधा और सहज रास्ता कुछ 
छोटी-मोटी बातो में सत्य और असत्य का खयाल न रखना ही हो, तो वह 
ऐसा धनी मनृष्य कभी सच्ची सेवा नही कर सकता । इस प्रकार से उपाजित 
घन यदि सेवाकाय में ऊगाया भी जाय तो वह उतना फलदायी नही हो 
सकता, क्योकि जरूरत से अधिक घन-उपा्जन केवरू गर-जरूरी हो नही, 
बल्कि अनिष्टकर भी हो सकता हूँ । इसलिए, जरूरत से अधिक अपने लिए 
उपार्जन न करने को भी महात्माजी ने एक ब्रत मान लिया । अपने ग्यारह 
व्रतो का विस्तृत वर्णन और समीचीन मीमासा उन्होने अपने लेखों में की हैं, 
जिनका सग्रह “मगरू-प्रभात' के नाम से छपरा हैँ । उसका अध्ययन और 
अनूशीलन अनिवायं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर चन्द शब्दों में ही 
प्राकृतिक चिक्त्सि, भोजन इत्यादि का मौलिक तत्त्व बताया गया हैं । 


तीसवाँ अध्याय 


ऊपर कहा जा चुका हूँ कि भारत-जंसे देश में, मभिन-भिन्न घर्मावल- 
म्वियो के वीच विश्वास और सद्भावना उत्पन्न करने को, महात्माजी ने 
अपने सावंजनिक जीवन के प्राय आरम्भ से ही, एक मुख्य उद्देश्य ओर 
अनिवाय आवध्यकता बना रखा था। उनका दक्षिण अफ्रिका जाना एक 
मसलमान व्यापारी के मुकदमे की पंरबी के लिए हुआ था। वहाँ सव 
हिन्दुस्तानियो के साथ, चाहे वे हिन्द हो या मुसलमान, जो दुव्यंवहार हुआ 
करता था वही उनके वहाँ रह जाने का कारण हुआ । वहाँ के अन्यायों और 
अत्याचारो को दूर करने के प्रयत्न में ही सत्याग्रह का आविष्कार हुआ--- 
कैबल “सत्याग्रह शब्द का ही नही, सत्याग्रह के सारे कार्यकम का भी । 
वहां सत्याग्रह में हिन्दू भौर मुसलमान दोनों ने ही उत्साहपूर्ष क भाग लिया । 
वहाँ हिन्दू और मुसलमान में किसी प्रकार का भेद-माव होने का कारण 
पंदा नही हुआ । विदेश में जहाँ अपने देश के थोडे ही लोग हूं और जहाँ 
सबके साथ एक ही प्रकार का द॒ब्यंवहार होता हैँ तपा जहाँ की जनता 
अथवा गवर्न मेंट सभी भारतीयो को एक ही डण्ड से हाँकती हो, इस प्रकार 
की एकता आइचयंजनक नहीं--एक प्रकार से स्वाभाविक हैँ । महात्माजी ने 
वहाँ यह देख समझ लिया था कि भारत में, जहाँ कितने ही धर्मों के मानने- 
बाले और कितनी भाषाओं के बोलनेवाले तथा कितने ही प्रकार की नीति- 
रीति पर चलनेवाले लोग बसते हे, ऐसी एकता के विना न तो विदेशी 
सरकार से ही लखा जा सकता है और न एक दिन के लिए भी लोग चेन 
से जीवन बिता सकते हूँ । इसलिए उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों की एकता को 
“- जिसका अर्थ था हिन्दुस्तान में वसनेवाले सभी छोगो की एकता, चाहे उनका 
वर्म कुछ भी हो--यहाँ के सावंजनिक जीवन का एक अनिवाये और भत्या- 
वद्यक अग शायद मान लिया । 


बापू के कदमों में २७५ 


ऊपर कहा जा चुका हैं कि इसी रीति के अनुसार उन्होने हिन्दुस्तान में 
वरावर काम किया । खिलाफत के मामले में मुसलमानों का दुगुने उत्साह 
के साथ उन्होंने साथ दिया और मुसलमानों ने भी उस समय की राजनीति 
में पूरा भाग लिया, पर दुर्भाग्यवश ऐसा वलवा-फसाद आरम्भ हो गया कि 
जो एक्रता देखने में आने लगी थी वह भाहिस्ता-आहिस्ता धटती हुई 
दिखाई दी । उसको बचाने के लिए उन्होने १९२४ में इक्कीस दिनो का 
उपवास किया और वातावरण कुछ सुधघरा हुआ मालूम होने छगा, मगर वह 
स्थायी नहीं रहा, क्षीत्र ही दूषित हो गया । राजनीतिक कारणो से जैसे- 
जैसे देश में जागृति बढ़ती गई, मुसलमानों में भी जागृति फेलती गई, 
उनकी माँगें भी इसके साथ-ही-साथ बढती गई ॥। ब्रिटिश गवने मेंट का भी 
प्रोत्साहन उनको मिलता गया | गोलमे ज-सभा असफल हो गई । महात्माजी 
लदन से चम्बई पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिये गये । यह लडाई उन्होने मोल 
नही ली थी । ब्रिटिश गवर्नंमेंट की नीति ने उनको मजबूर करके देश को 
इसमें शरीक कराया था । मुसलमान तो शरीक बहुत कम हुए थे, पर जो 
हुए थे वे चहुत खुल करके । सीमाप्रान्त सारा-का-सारा सम्मिलित था । 
इधर भी जमायत-उलेमा जैसी सर्वमान्य सस्था राजनीतिक मामलो में वरावर 
काग्रेस का साथ देती रही--यद्यपि उसके घामिक विचार हमेशा क्ट्र रहे है । 

सन्‌ १६३७ तक, जत्र नये विधान के अनुसार पहला चुनाव हुआ था, 
मुस्लिम लीग का उतना जोर देश में नहीं था । १९२६ के बाद वह मुसलू- 
मानो की नई सस्या बन गई थी, जिसमें सभी पुरानी मुसलिम सस्थाएँ सम्मिलित 
हो गई थी, या ढीली पड गई थी । इनमें खिलाफत-कमिटी और मुसलिम 
लोग, दोनो का स्थाव एक प्रकार से थौण हो गया था--यचपि दोनों ने 
अपने-अपने समय में मुसलमानों का नेतृत्व किया । इसलिए जब १९३७ 
का चुनाव हुआ तब मुसलिमि लीग बहुत कम जगहो पर जीत सकी । अधि- 
काश जगही पर तो उसने उमीदवार ही नहीं खडे किये । चुनाव के वाद 
नये विधान के अनुसार जब मश्रिमडऊ बने थे तव उनमें मुसलिमि लीग को 
कोई विशेष स्थान नही मिला । पजाब भर वबगाल में, जहाँ की आबादी 
में मुतलमानो की सत्पा अधिक है और जहाँ की व्यवस्थापिका सभाओ में 
मी उनके लिए अधिक स्थान मिले थे, मसलिम छोग अपना मत्रिमडल नहीं 
वना सकी, क्योकि उसकी तरफ से बहुत कम लोग चने गये थे । मुसलमान 
भी, चाहे व्यक्षितगत रूप से अथवा दूसरी सस्थाओ की और से, अधिक करके 
अमेम्वली में आये थे । पंजाव में यूनियनिस्ट-पार्टी बनी थी, जिसमें हिन्दू 
ओर मृतलमान जमीदार एफ-साथ होकर काग्रेंस और दूसरे दलो से लडे थे । 


२७८ वापू के कदमो में 


देने से इनकार कर दिया । वे अपने को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि 
मानते थे भोर कहते थे कि उसी तरह काग्रस भी अपने को हिन्द्रओं का 
प्रतिनिधि मानकर हमसे बातचीत करे तो हम वातचीत करने को तैयार हें ! 
काग्र स के सारे इतिहास भौर सारे ध्येय ने इस प्रकार की साम्प्रदायिकता 
से अपने को अलग रखा था, क्योकि काग्र स में मुसलमान तथा दूसरे धर्म 
वाले सभी जातियो के लोग आरम्म से वरावर शरीक थे । यद्यपि काग्र स के 
साथ मुसलमानों का सहयोग वरावर एक तरह नही रहा तथापि काग्रेस भी 
मुसलमानों से एकवारगी खाली कमी न रही । खिलाफत-आन्दोलन के जमाने 
में तो काग्र स ही प्रायः सभी मुसलमानों का नेतृत्व कर रही थी। पर 
मिस्टर जिन्ना काग्र स को भी लीग की तरह साम्प्रदायिक सस्या बनाने पर 
तुले हुए थे । महात्मा गाधी ने उनसे बराबर बातचीत करने की कोशिश 
की जिसमें किसी तरह से आपस में समझौता हो जाय । पर मिस्टर जिन्ना 
ने उनको वरावर ठुकराया | 

मिस्टर जिन्ना का कहन। था कि हिन्दू और मृसलमान तो दो झलग- 
अलग नेशन हूँ, दोनों कभी एक साथ रह नही सकते, इसलिए हिन्दू हिन्दू- 
स्तान में राज करें मौर मूसलमानो को पाकिस्तान दे दें। महात्मा गाघी 
और काग्र स, दोनो ही दो नेशन' को नीति को कभी स्वीकार नही करते 
थे, क्योकि प्रय एक हजार वरसो का इतिहास यह बताता था कि हिन्दू 
और मुसलमान दोनो का प्रयत्न यह रहा हूँ कि वे एक दूसरे की सस्कृति, 
रहनसहन, बोलचाल, वेशभूपा इत्यादि का आदान-प्रदान करते रहे हें, और 
दोनो ने मिलकर हिन्दुस्तान में एक हिन्दुस्तानी नेशन पैदा किया हैँ, जो न 
तो सोलह आने हिन्दू है और न सोलह आने मुसलमान--यद्य पि अपने घामिक 
विश्वासो गौर आचारों में दोनो अपने सिद्धान्तो के मनु सार चलत्ते रहे, और 
उनमें भी बहुत बातो में मेल-जोल हुआ हैं । इसलिए अब इसी आधार पर 
कि दोनो दो नेशन है, देश का बटवारा अनुचित होगा और किसी तरह से 
मानने योग्य भी नहीं । महात्माजी वटवारा--अर्थात्‌ हिन्दुस्तान का ऐसा 
विभाजन जिसमें इसके दो अश एक दूसरे से तलिछ स्वतत्र हों--कमी 


मानने को त॑यार नही थे । पर वह सूब्री को « से सूताई का" *में 
स्वतन्त्र बनाने के लिए तैयार थे । इसके लिए करना ८ 

कर देते थे । पर इसका अर्थ यह होता क्लि एक देह 

और उसका एक शासन होता । मिर < नहं ह 
ब्रिटिश गवनेमेंट भी शायद बटवारा , फल 


को उससे प्रोत्साहन मिलता ही गा कल 
री] ४ 


बापू के कंदर्मों में २७२, 


पर और जोरों से डटे रहे । महात्माजी अपने विचार में वहुत दुड थे, 
इसलिए लीग ने उनको ही अपना सबसे बड़ा विरोधी मान लिया । छीगियो 
की ओर से कहा जाने छगा कि उनके रास्ते भें सबसे बड़ी रुकावट 
गघीजोी हूं । 

लडाई शुरू होने के कुछ ही बाद ब्रिटिश गवनंमेंट ने---जो उस वक्‍त 
तक इस प्रयत्न में थी कि १९३५ के विधान के अनुसार भारत में एक सघ- 
शासन कायम हो जाय जिसमें ब्रिटिश सूबे और रजचाडे सभी शरोक हो जायें 
ओर जो रियासतों के साथ उस समय तक एसी शर्तों के सम्बन्ध में वातचीत 
चला रही थी जिन शर्तों पर रजवाड भारत-संघ में शरीक होने के लिए 
तंयार होते--अपना रुख बदरकू दिया । लीग अथवा मिस्टर जिन्‍ना की वात 
मानकर उसने घोषणा कर दी कि १९३५ के विधान का वह भाग, जिसके 
अनुसार सघ स्थापित होता था, अब काम में नहीं छाया जायग्रा--वह 
स्थगित कर दिया गया । भिस्टर जिन्‍ना का विरोध, १९३५ के विधान के 
प्रति, इसी भाग के कारण था । इस तरह उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी 
गई ! कांग्रेस, विना सच्चे अर्थो में अधिकार पाये, लड़ाई में मदद करने की 
जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नही चाहती थी । इसलिए ब्रिटिश गवर्नेमेंट के 
साथ उसका कोई समझौता नही हो सका। समझौते का अन्तिम प्रयत्न 
१९४२ के आरम्म में, क्रिप्स-मिशन द्वारा, किया गया था । पर वह असफछ 
रहा । उसकी असफलता का विशेष कारण मिस्टर जिन्ना की जिद था। 
उसके बाद काग्रेस के लिए और कोई चारा नहीं रह गया था। उसको 
ब्रिटिश गवनंमेंट से कहना ही पडा कि 'भारत छोडो” ! 

यह स्थित्ति इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नही पहुँची, जता चन्द 
वाक्‍्यों द्वारा ऊपर बता दिया गया है । काँग्रेस के अन्दर भी काफी मतभेद 
था। कुछ लोग चाहते थे कि काग्रेस को ब्विटिग गवनंमेंट की मदद करनी 
चाहिए जौर अपनो माँग को एक तरह से लडाई के जमाने में तह में डाल 
रछना चाहिए । कुछ ऐसे थे, जो इतनी दूर तक जाने के लिए त्तेयार नही 
थे, पर तो भी ब्रिटिश गवरन मेंट के साथ झगइना पसन्द नहीं करते थे, 
किसी-न-किसी तरह से कुछ समझौता करना हो चाहते थे । महात्माजी को 
ब्रिटिश गवनं मेंट की कारंवाइयाँ देखकर यह विश्वास नही होता था कि वह 
भारत को माँग किसी तरह सच्चे अर्थ में मानने को तँयार हूँ या होगी। 
इसका बहुत वडा भ्रमाण इसी से मिलता था कि उसके द्वारा लीग को 


प्रोत्ताहन मिलता जाता था अथवा लीग को वह अपना हथकण्डा बनाकर 
अपना काम निकाल रही थी । 


२८० बापू के कर्मों में 


इसके अलावा और कांग्रेस-विद्धान्त की भी बात थी । महात्माजी ने 
लडाई आरम्भ होते ही छा लिवलिथगो से कह दिया था कि भारत की 
सहानुभूति ब्रिटेन के साथ है और उसे बिना शर्त ब्रिटेन की मदद करनी 
चाहिए | इस बात से जनता में और काग्रेस में भी कुछ असन्तोष था, 
क्योकि महात्माजी का विचार था कि इगलैण्ड की सबसे बडी मदद हिन्दुस्तान 
की सहानुभूति ही होगी--यदि ससार को यह मालूम हो जाय कि इालंण्ड 
के साम्राज्य के नीचे रहकर भी भारत की सच्ची सहानुभूति इगलेण्ड को 
प्राप्त है, तो इसका नेतिक असर सारे ससार पर पडेगा, खासकर बडे यूद्ध 
में इस प्रकार का नैतिक प्रभाव कुछ कम कीमती नही होता है । पर इस 
वाक्य को एक तरफ तो हिन्दुस्ताव के लोगो ने ठीक नहीं समझा और बहुतेरे 
कहने लगे कि बिना शर्तें मदद हम नहीं कर सकते--हमको तो जब ब्रिटिश 
सरकार स्वतन्त्रता देगी तभी हम उसके साथ सौदा कर सकेंगे । उधर जब 
गाघीजी ने अपने शब्दों का अर्थ नेतिक सहानूभूति लगाया तब अग्रेजो ने 
उनपर यह इलजाम लगाया कि वह अपनी बात से हट गये । बात यह थी 
कि महात्माजी के जीवन में इस १रकार के भौर भी मौके आये थे जब उनको 
इस प्रकार की गलतफहमी का शिकार बनना पडा था। काग्रेत ने अहिसा 
को अपने घ्येय में स्थान दे रखा था | महात्माजी फे जीवन का तो सत्य 
ओर अहिंसा लक्ष्य रहा ही हे । क्‍या वह इस युद्ध में, जहाँ सब प्रकार के 
नये-से-नये घातक अस्त्र-शस्त्र व्यवहार में लाये जा रहे थे, अपने जीवन के 
सिद्धान्तो को छोड़कर, अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करके मदद करते की बात सोच 
सकते थे ? साथ ही, उन्होने पिछली लडाई में रगरूटो की भर्ती करवाने में 
मदद दी थी, जिसकी बडी कडी समालोचना अन्य देशो के कट्टर झान्तिवादी 
( पैसिफिस्ट) छोगों ने की थी । 

जो हो, जब यह मामला वर्किड्र-कमिटी के सामने आया तो बहुत सोच- 
विचाश के बाद उसने निश्चय किया कि ब्रिटिश सलल्‍्तनत को अगर हिन्दुस्तान 
की सच्ची सहानुभूति चाहिए और वह उसकी मदद लेना पसन्द करती हैं, 
तो उसे दो बातें करनी चाहिए--एक तो भारत की स्वतन्त्रता के ध्येय को 
साफ-साफ मान लेना और स्पष्ट छब्दो में उसकी स्थापना का अपना निश्चय 
बता देना, तथा दूसरे, तात्कालिक काम के लिए भारतवासियो को गवर्नमेंट 
में अविछम्व अधिकार देना जिसमें वे सचमुच मदद कर सकें और भविष्य 
के सम्बन्ध में उनका विश्वास जम जाय | ब्रिटिश मवनंमेंट कहती थी कि 
उसकी इस युद्ध में प्रजातन्‍्त्र की रक्षा के लिए शरीक होमा पडा हूँ इसलिए 
उसको इस वात का अधिकार हूँ कि वह सभी प्रजातन्त्रवादी छोगो से 


बापू के कदमों में जम 


- सहानुभूति और मदद पावे | वककिज्भु-कमिटी ने जो निश्चय किया उसमें 
इसी वात पर जोर देकर कहा गया कि व्रिदिश सरकार अगर सचमृच 
अजातस्त्र की हामी है तो उसको चाहिए कि भारत की इन दो माँगो को 
पूरा करके इस वात का सबूत्त दे । जब उसने इस वात को नामजूर कर 
दिया तब कांग्रेस को मजबर होकर मत्रिमडल से, जहाँ-तहाँ जो काँग्रेस को 
वहुमत था, हट जाना पडा । ब्रिटिश सरकार को उत्त सूवी का शासत-मार 
गवर्न रो के हाथ में देवा पडा । उस समय जो वादविवाद चला था उसका 
विवरण यहाँ देना अनावश्यक है । में यहाँ, महात्माजी के साथ मेरा निजी 
एकमत किस्त प्रकार रहा, सिर्फ यही वता देना काफी समझता हूं । 
लडाई के आरम्म में भी काग्रेस-वर्किज्धू-कमिटी का जो प्रस्ताव हुआ 
था, जिसमें उपरोक्त दो माँगें पेश की गई थी, उसमें यह स्पष्ट नही किया 
गया था कि ब्विटिश गवर्न मेंट यदि उन माँगो को मात ले तो काग्रेस उसको 
मदद हथियारो दरा करेगी । «पर इसमें सन्देह नही कि इसकी तह में यह 
वात था जाती थी कि ब्रिटिश गवर्न मेंट अगर वात मान फेगी तो वह जिस 
त्तरह से और जिस प्रकार की मदद चाहेगी, कांग्रेस को देनी पडेगी, जिसमें 
'फौज के लिए आदमियों की भर्ती तथा पेसे की मदद भी शामिर होगी । 
पर उस समय यह बात साफ खलो नही; क्योकि छाई लिनलियगो ने माँग 
पूरी ही नही की, दस मदद देने का प्रश्न उठा ही नहीं। जेसे-जसे लड़ाई 
चढी और जन एक देश' के वाद दूसरे देश पर हमझा करके उसे जीतता 
गया तथा यह स्पष्ट होता गया कि वह किसी भी कमजोर देश फो--जो 
उसकी बात नही मानता--स्वतन्त्र नही रहने देया, वैसे-बैसे अग्नेजों के साथ 
हिन्दुस्तान के लोगों की सहानुभूति और भी वढती गई । हममें से बहुतेरे उस 
वबत काग्रेस के अहिसा-तत्व को मूल हो गग्रे / पर महात्माजी उसको कैसे 
मूल सकते थे ? काग्रेस-वर्किड्र कमिटी के अन्दर जब फिर इस पर विचार 
होने लगा तब मतभेद स्पष्ट हो गया ) महात्माजी का खयाल था कि हुम 
अपनी नीति छोडकर डाई में हिसात्मक साधनों द्वारा मदद नहीं क्र 
सकते । वह यह मानते थे कि हमारा महिसात्मक साधन केवल दो हो बिपयो 
को जाघार मानकर स्वीकृत हुआ है--एक तो यह हि हमे अगर अंग्रेजों के 
विरुद्ध स्वराज्य-प्राप्ति के लिए लड़ना पडे तो उसमें हम अहिसात्मक रहेंगे, 
इंसरा यह कि भारतवासियों के लापस के झगडो में हम कभी हिसात्मक 


साधनों से काम नही लेंगे । महात्माजी अपनी अहिसा में इस प्रकार का 
'कोई बन्धन या मर्यादा नहीं मानते थे । वात यह्‌ 


है है कि अगर इस तरह की 
मर्यादा मान ली जाय त्तो वह कायम नहीं रह सक 


ती और एक प्रकर से 


२८२ बापू के कदमों में 


हमारी अहँसा और दूसरे देशो की हिंसा में कोई मौलिक भेद भी नहीं 
रह जाता । 

कोई भी देश ऐसा नही है जो हिसा को घ्येय मानता हो अथवा उसे 
श्रेयस्कर समझता हो । जो घोर-से-घोर हिसात्मक काम करते हे वे भी यह 
कभी नही कहते कि हिंसा ठीक है, बल्कि वे यही कहते हे कि अहिसा' 
श्रेयस्कर है, पर उसकी मर्यादा है, सभी जगहों पर उससे काम नहीं चलता, 
इसलिए उनको वाध्य होकर अहिता छोडना पडता हैं । अगर काँग्रेस भी 
इसी प्रकार की मर्यादित और अवसरवादी अहिसा को ही मानती, तो उसमें 
ओर दूसरे देशो में कोई मौलिक भेद नहीं रह जाता । अगर भेद है तो इतना' 
ही कि किन विशेष स्थितियों में हिसा से काम लेना चाहिए भौर किनमें 
नही । इस विषय पर दो मत होने की गृूजाइश रह जाती हँ--अर्थात्‌ किसी 
विशेष स्थिति में काग्रेसवादी कह सकते हें--जेसा वे कह रहे थे-कि वहाँ 
अहिंसा से ही काम लेना चाहिए, और दूसरे कह सकते थे कि वह स्थिति ही 
ऐसी थी जिसमें मजबूरी हिसा से काम लेना पड सकता है। उदाहरण के 
लिए, स्वराज्य-प्राष्ति की बात ही ले लीजिए । जैसा ऊपर बताया गया 
है कि काग्रेस के अन्दर यह बात मान ली गई थी कि स्वराज्य प्राप्ति के 
काम में हमको हिसात्मक साधन काम में नहीं छाना चाहिए, पर दूसरे छोग 
मानते थे कि कोई कारण नही कि जिस देश को दूसरे देश ने इस प्रकार 
दबाकर मजबूर कर रखा हैँ वह अपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति के प्रयत्न में इप्त 
तरह अपने को क्यो मजबूर समझे, और कोई नंतिक कारण भी नही कि वह 
हिसात्मक साधन का इस्तेमाल न करे । अगर काग्रेस जमंवी से मृकाबलछा 
करने मे शस्त्रो द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद कर सकती है तो वह इसी- 
लिए कि ब्रिटिश गवर्नेमेंट प्रजातन्‍्त्र की मदद में लड रही हैं, ताकि दूसरे 
प्रजातन्त्रवादी देशों को दबाकर जमंनी भपने कब्जे में न कर ले, तो फिर 
कोई कारण नही कि उसी प्रजातन्त्र को हिन्दुस्तान में कायम करने के लिए 
हिन्दुस्तान ब्रिटिश गवनं मेंट के साथ शस्त्रो द्वारान लडे। इस तरह का 
सेद्धान्तिक मतमेद काग्रेस-वर्किज्ध-कमिटी में देखने में आया । 

काँग्रेस-वकिज्ध-कमिटी ने यह निश्चय किया कि उसकी माँग अगर प्रो 
हो जाय तो काग्रेस खुलकर ब्रिटिश गवर्न॑मेंट को मदद देगी। जब यह 
स्पष्ट हो गया तव गाधीजी के सामने बडी विकट समस्या उपस्थित हो गई । 
उन्होने किसी समय कहा था कि असत्य द्वारा अगर स्वराज्य भी मिले तो वह 
उसे नही लेंगे । तो वया इस अवसर पर हिसात्मक मदद देकर ब्रिटिश 
गवनेमेंट से स्वराज्य लेना उचित होगा ? इस विपय पर कई दिनो तक 


वापू के कदमों में २८३ 


मनन्‍्यन होता रहा । पर यह स्पष्ठ हो गया कि एक तरफ गावीजी फा 
छिद्वान्त था और दूसरी तरफ उनलोगो का जो स्वराज्य के वदले में शस्त्र 
द्वारा ब्रिटिश गवर्न मेंट की मदद करना चाहते थे । दिल्‍ली में, फिर वर्षा में, 
कई दिनो तक विचार होता रहा | में महात्माजी के सिद्धान्त को मानता हूँ, 
उस समय भी मानता घा--यद्यपि मुझमें न तो वह सत्य हो हैं जौर न उतनी 
हिम्मत ही कि जिस तरह वह अडकर रह सकते थे उस तरह में सी रह 
सक, तो भी जब वकिड्भू-कमिटी का यह निरचय हो गया तंत्र मेने इस्तीफा 
देना उचित समझा, क्योंकि ऐसा न करता तो हो सकता था कि अपने को 
एक बडी मुद्दिकल में पत्ता । मान छीजिए, अगर ब्रिटिश गवर्मेमेंट वकिड्ध- 
कमिटी की माँग मजूर कर लेती तो मेरा और वर्किद्धू-कमिटी के सदस्यो का 
यह कतुंव्य हो जाता कि हम उसकी मदद करें-वह हिसात्मक रूप से हो 
अथवा गहिसात्मक । उस समय यह कहना ने उचित होता और न सम्भव 
कि हम तो बहिसावादी हें, इपतलिए हिसात्मक युद्ध में--हमारी माँगो को 
ब्रिटिक्ष गवर्म मेंट के माव लेने के बाद भी--हम हिसात्मक मदद नहीं दे 
सकते । मे ते सोचा कि हम अगर हिसात्मक मदद देने को तैयार नही हूँ तो 
हमको पहले से अलग हो जाना चाहिए । इसलिए मेने इस्तीफा दे दिया। 
पर जद मुझे यह बताया गया कि अभी तो मदद देने का प्रश्न ही नहीं 
उठता हँ--वह तो तब उठेगा जब ब्विदिश् गवर् मेंट हमारी वात मान छेगी, 
जिसका अम्मी कोई करीना नही था, ऐसी अवस्था में क्काग्रेस में फट का 
प्रदर्शन करके उसे कमजोर करने से कोई (छाम नही, तब मेने इस्तिफा को 
स्पर्ित रखा । पर अब्दुल गफार खाँ, जिनका मत भी वही था, डटे रहें; 
उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया । 


जब वर्किज्ध-कमिटी की बात नखिलभारतीय काग्रेस-कमिटी में मजूरी फे 
लिए पेश होने को आई तब महात्माजी उस वेठक में नही गये। पर में 
गया । वहाँ मंने देखा कि अखिलमारतीय कमिटी में भी बहुतेरे छोग ऐसे 
हैँ जो महात्माजी से सहमत है । पर मंने उनछोगो की तरफ से एक बयान 
देकर, जिसमें अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, तटस्थ रहना ही मुनासिद 
समझा। पर काग्रेस को यह विकट समस्या हल नही करनी पडी , वयोकि ब्रिटिश 
गवर्न मेंट ने उसे अपने तरोके से बहुत जल्दी हल कर दिया। उसने काग्रेस 
को माँग नामजूर कर दी । कब मत देने की कोई बात नहीं रह गई । इस- 
लिए कांग्रेस में जो फूट और मतभेद देखने में भाते थे उनपर परदा पढ़ 
गया। महात्माजी, जो तदस्य हो गये थे, फिर काग्रेस का नेतृत्व करने लग 
गये--फिर अपने तरीके से उत्तको चलाने छग्र यथे ॥ हमारे छोगो को बहुत 


२८४ बापू के कदमों में 


सन्‍्तोष हुआ, क्योकि हमको काग्रेस-जेसी सस्था से झलग होने की बात 
सोचने की अब जरूरत नही रह गई । हम जिस तरह से और लोगो के साथ 
मिलकर काम करते आये थे उसी तरह करते रहे । पर इसमें सन्देह नही कि 
चह एक मौका था जब हमको बडी कठितवाई का सामना करना पडा । अखिल- 
भारतीय काग्रेसकमिटी के उसी अधिवेशन में स्वंसम्मति से एक यह निश्चय 
भी हुआ था कि जहाँतक स्वराज्य-गप्ति और देश में आपसी झगडे निपटाने 
का सवाल है वह अपनी अहिसा-नीति पर अभी अडी हूँ । सर्वेसम्मति से 
प्रस्ताव स्वीकृत तो हो गया, पर जब पानो की बाढ को रोकने के लिए जो 
बाँध बंधा रहता हूँ और मुश्किल से पानी को रोके रहता हूँ उसमें अगर एक 
छोटा भी सूराख हो जाता हे तब हम यह कहकर उसे सुरक्षित नही रख 
सकते कि यह एक छोटा-सा सूराख मात्र हमनेकिया है । और बाँघ के बाकी 
हिस्से को हम अब भी सुरक्षित रखना चाहते हें। इसलिए जब अहिसा के 
बाँध में, जो आजतक देश को हिंसा की बाढ से सुरक्षित रखता आया था, 
छोटे छेद से भी हिंसा का प्रभाव होने ऊगा तव-जैसा आगे हम दिखलायेंगे- 
हमारे और दूसरे देशो के हिंसा-अहिसा के सिद्धान्त में शायद ही कोई अन्तर 
रह गया है । 

इसके और भी दुखद परिणाम हुए हु जिनका थोडा-सा वर्णन किया 
जायगा । हम उस चक्कर में इस तरह से पड गये कि हमारे लिए अब निक- 
लना भी कठिन हो गया | महात्माजी ने अपनी जान देकर भी बाड़ को रोकना 
चाहा और उनकी अहिता ने चमत्कार भी दिखलाया, पर देश अभी पूरी तरह 
नही सेमला था । 

गवरनं मेंठ के काग्रेस की माँग नामजूर कर देने के वाद काग्रेस को व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह आरम्भ करना पडा, जिप्रका नेतृत्व महात्माजी ने किया । अब 
कायस के लोगो में कोई मतभेद इस विषय पर नही रह गया कि उन्हे ब्रिटिश' 
गवनमेंट को मदद करनी चाहिए या नही । अब प्राय सभी इस विपय पर 
एकमत हो गये कि ब्नलिटिश गवनं मेंट की मदद इस यद्ध में काग्रेस नही कर 
सकती । महात्माजी-जेसे विचारवादी छोग तो इस कारण मदद करना नही 
पा ते थे कि यह हिसात्मक युद्ध की मदद करना होगा और हम अपने को 
अध्सि'वादी मानते हुए ऐसा नहीं कर सकते थे । जो दूसरे विचार के थे 
उन्होने यह सोचा कि ब्रिटिश गवनंमेंट का जब ऐसा रुख है तव उसकी मदद 
कैसे की जा सकती हैं । इसलिए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप यह हुआ 
कि हम इस लडाई में मदद नहीं कर सकते । चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस 
अकार के प्रचार को वरदाश्त नही कर सकती, वह प्रचार क्रनेवालो को 


वापू के कदमों में २८५ 


रोकेगी ही । इस तरह सत्याग्रह आरम्म हो गया । यह सत्याग्रह उत्त नाग- 
रिक अधिकार की रक्षा के लिए था, जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना 
चाहिए। वह अधिकार अपने विचारो को, चाहे वह तात्कालिक शक्षासको के 
विचार्रो के विरुद्ध ही क्यो न हो, स्वतेंत्रतापूर्वक प्रकट करने का हूँ । 

सत्याग्रह आरम्म तो किया गया, पर इस वात की पूरी कोशिश की गई 
कि इसके द्वारा किसी प्रकार की हरूचल या कोई वलरूवा-फसाद न होने पावे, 
लोग अपनी ओर से अहिसात्मक बने रहें | यह मुमकिन था कि इसको व्यक्ति- 
गत रूप न देकर सामूहिक रूप दिया जा सकता, पर महात्माजी ने ऐसा नही 
किया, क्‍योंकि यह भी मुमकिन था कि उस वक्‍त वलवा-फसाद हो जाता । 
साथ ही, यह भी दिखलाना था कि सारा देश इस सत्याग्रह के साथ हुँ, जो 
बात सिर्फ चन्द आदमियो के व्यक्तिगतरूप में सत्याग्रह करने से प्रमाणित 
नही होती । इसलिए महात्माजी ने निश्चय किया कि थोडे ही लोग इस 
सत्याग्रह में सक्रिय माग ले, पर वह ऐसा होना चाहिए जो सारे देश के 
प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का दावा रखता हो, इसमे ससार को मालूम हो 
जायगा कि यद्यपि थोडे ही लोग सत्याग्रह में शरीक हुए हँ तथापि यह सत्या- 
ग्रह चन्द व्यक्तियों का ही सत्याग्रह नही कहा जा सक्रता, वल्कि सारा देय 
अपने चुने प्रतिनिधियों द्वारा इसमें शरीक हुआ समझा जाना चाहिए। इस 
तरह एक तरफ चने प्रतिनिधियों को सत्याग्रह मे घरीक होने का आदेश 
देकर यह सत्याग्रह सा्वदेशिक प्रमाणित किया गया और दूसरी तरफ अधिक 
होहल्ला न होने देकर तथा केवल ऐसे ही लोगो को इसमें शरीक होने की 
इजाजत्त देकर, जो गाधीजी के मसिद्धान्तो पर चलनेवाले थे, यह--जहाँ तक 
हो सकता था--अहिसात्म क्ष रखा गया । 


२८४ बापू के कदमों में 


सन्तोष हुआ, क्योकि हमको काग्रेस-जैसी सस्था से अलूग होने की वात्त 
सोचने की अब जरूरत नही रह गई । हम जिस तरह से भौर लोगो के साथ 
मिलकर काम करते आये थे उसी तरह करते रहे । पर इसमें सन्देह नहीं कि 
चह एक मौका था जब हमको बडी कठिवाई का सामना करना पडा । अखिल- 
भारतीय काग्रेसकमिटी के उसी अधिवेशन में सवंसम्मति से एक यह निश्चय 
भी हुआ था कि जहाँतक स्वराज्य-त्राप्ति और देश में आपसी झगडे निपटाने 
का सवाल है वह अपनी अहिसा-नीति पर अभी अडी हूँ । सर्वंसम्मति से 
प्रस्ताव स्वीकृत तो हो गया, पर जब पानी की बाढ को रोकने के लिए जो 
बाँध बंघा रहता हैँ भौर मुश्किलरू से पानी को रोके रहता हूँ उसमें अगर एक 
छोटा भी सूराख हो जाता हे तब हम यह कहकर उसे सुरक्षित नही रख 
सकते कि यह एक छोटा-सा सूराख मात्र हमनेकिया है । और बाँघ के बाकी 
हिस्से को हम अब भी सुरक्षित रखना चाहते हे । इसलिए जब भमहिसा के 
बाँध में, जो आजतक देश को हिंसा की बाढ़ से सुरक्षित रखता आया था, 
छोटे छेद से भी हिसा का प्रभाव होने रगा तव-जैसा आगे हम दिखलायेंगे- 
हमारे और दूसरे देशो के हिंसा-अहिसा के सिद्धान्त में शायद ही कोई अन्तर 
रह गया हूँ । 

इसके और भी दुखद परिणाम हुए हूँ जिनका थोडा-सा वर्णन किया 
जायगा । हम उस चक्कर में इस तरह से पड गये कि हमारे लिए अब निक- 
लना भी कठिव हो गया | महात्माजी ने अपनी जान देकर भी बाड को रोकता 
साहा और उनकी अहिता ने चमत्कार भी दिखलाया, पर देश अभी पूरी त्तरह 
नही सभला था । 

गवन मेंट के काग्रेस की माँग नामजूर कर देने के वाद काग्रेस फो व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह आरम्म करना पडा, जिप्तका नेतृत्व महात्माजी ने किया । अब 
फायस के लोगो में कोई मतभेद इस विषय पर नही रह गया कि उन्हे ब्नविटिश' 
गवनमेंट को मदद करनी चाहिए या नहीं । अब प्राय सभी इस विषय पर 
एकमत हो गये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद इस यद्ध में काग्रेस नही कर 
सकती । महात्माजी-जैसे विचारवादी लोग तो इस कारण मदद करना नही 
पा ते थे कि यह हिसात्मक यूद्ध की मदद करना होगा और हम अपने को 
अध्सि'वादी मानते हुए ऐसा नहीं कर सकते थे । जो दूसरे विचार के थे 
उन्होने यह सोचा कि ब्रिटिश गवरनें मेंट का जव ऐसा रुख है तब उसकी मदद 
केसे की जा सकतो हूँ । इसलिए इस व्यक्तिगत सत्य।|ग्रह का रूप यह हुआ 
कि हम इस लडाई में मदद नहीं कर सकते | चंकि ब्रिटिश गवनंमेंट इस 
अकार के प्रचार को वरदाश्त नही कर सकती, वह प्रचार करनेवालो को 


वापू के कदमों में २८५ 


रोकेगी ही । इस तरह सत्याग्रह आरम्म हो गया । यह सत्याग्रह उत्त नाग- 
रिक अधिकार की रक्षा के लिए था, जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना 
चाहिए। वह अधिकार अपने विचारो को, चाहें वह तात्कालिक श्यासको के 
विचारों के विरुद्ध ही क्यो न हो, स्वत त्रतापूर्वक प्रकट करने का हैं । 

सत्याग्रह आरम्म तो किया गया, पर इस वात की पूरी कोशिश की गई 
कि इसके द्वारा किसी प्रकार की हलचल या कोई वलरूवा-फसाद न होने पावे, 
लोग अपनी ओर से अहिसात्मक बने रहे | यह मृमकिन था कि इसको व्यक्ति- 
गत रूप न देकर सामूहिक रूप दिया जा सकता, पर महात्माजी ने ऐसा नही 
किया, क्योकि यह भी ममकिन था कि उस वक्‍त वलवा-फसाद हो जाता । 
साथ ही, यह भी दिखलाना था कि सारा देश इस सत्याग्रह के साथ हूँ, जो 
वांत सिर्फ चन्द आदमियो के व्यक्तिगतरूप में सत्याग्रह करने से प्रमाणित 
नही होती । इसलिए महात्माजी ने निश्वय किया कि थोड़े ही लोग इस 
सत्याग्रह में सक्रिय साग ले; पर वह ऐसा होना चाहिए जो सारे देश के 
प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का दावा रखता हो, इससे ससार को मालूम हो 
जायगा कि यद्यपि थोड़े ही लोग सत्याग्रह में शरीक हुए हँ तयापि यह सत्या- 
ग्रह चन्द व्यक्तियों का ही सत्याग्रह नही कहा जा सकता, वल्कि सारा देश 
अपने चुने प्रतिनिधियों द्वारा इसमें शरीक हुआ समझा जाना चाहिए । इस 
तरह एक तरफ चुने प्रतिनिधियों को सत्याग्रह में शरीक होने का आदेश 
देकर यह सत्याग्रह सावंदेशिक्र प्रमाणिव किया गया और ट्सरी तरफ अधिक 
होहल्ला न होने देकर तथा केवल ऐसे ही लोगो को इसमें शरीक होने की 
इजाजत देकर, जो गाधीजी के सिद्धान्तो पर चलनेवाले थे, यह--जहाँ तक 
हो सकता था--अह्टसात्मक रखा गया । 


इकतीसवों अध्याय 


व्यक्तिगत सत्याग्रह में मे खुद शरीक नही हुआ मेरा स्वास्थ्य खराब था 
महात्माजी ने मुझे रोक रखा । उनका विचार था कि मेरे जेल जाने का अर्थ 
यह होगा कि अपनी चिकित्सा का भार में गवन्नंमेंद पर डालता हेँ। अगर 
वह मुझे यो ही पकड ले तो उसकी अप रे ऊपर नही । पर में गर 
सरकार को मजबूर करके अपने को गि कराऊँ तो उसका अर्थ यही 
होगा कि में गवनंमेंट को इस दुबिधा में डालता हूँ कि या तो वह मुझे गिर- 
फ्तार करके मेरी देख-भाल का भार अपने ऊपर ले या मेरे नियम-भग करते 
रहने पर भी मेरी बीमारो के कारण मुझ गिरफ्तार न करे-- यह अच्छा 
नही होगा, इसलिए मुझे छारीक नहीं होवा चाहिए । इसी तरह, औरो को 
भी, जो बीमारी अथवा दूसरे किसी कारण से शरीक नही हो सकते थे, उन्होंने 
सत्याग्रह करने से बरी कर दिया । इस बार के सत्याग्रह में वह बहुत छान- 
बीन करके लोगो को जाने देते थे । उनकी इजाजत बगर कोई जा भी नही 
सकता था। जिस प्रकार सत्याग्रही के चुनाव में कडाई होती थी उसी प्रकार 
शान्ति कायम रखने की कडी ताकीद थी । भहात्माजी का विचार था कि 
चह ब्रिटिश गवर्नं मेंट को यह दिखला दें कि उनकी माँग सारे देश के लोगो की 
ओर से थी और जनता के प्रतिनिधि अपने ऊपर कष्ट झेलने के लिए तैयार 
थे, पर साय ही वे गरवर्नमेंट को किसी प्रकार मृहिकल में नही डालना 
चाहते थे । 

काग्रेस के सभी प्रमख लोग जेल चले गये ॥ काग्रस के सचालन का भार 
एक प्रकार से भाघीजी पर ही रह गया--यद्यपि काग्रेस के मश्नी आचाय॑ कृपा- 
लानी वाहर ही थे । महात्माजी ने उनको और मुझे बहुत करके सेवाग्राम या 
चर्चा में ही रहने का बादेश दिया | अधिकतर में प्राय एक वर्ष वही रहा | 


वापु के कदमों में २८७ 


उधर 7 द्ध ज्यादा जोर पकड़ता गया । जमंनो की जीत चारो तरफ होती 
हुई दीखने लगी। जापान भी यद्ध में ध्वारीक हो गया । सिंगापुर, मलाया, 
चर्मा, जावा इत्यादि के ठापू पर वह कब्जा जमा वेठा । चीन के बहुत बड़े 
मूभाग पर वह ॒ बहुत पहले ही से दखछ जमा चुका था । ऐसा मालूम होने 
लगा कि हिन्दुस्तान के दरवाजों पर ही खतरा आ पहुंचा । योरोप के प्राय: 
सभी देश या तो जर्मनी के कब्जे में आ गये या उसके असर में थे। इंगलेड 
को, फ्रास के हार जाने के वाद, प्राय अकैला ही लडना पड रहा था। पर इगलेंड 
के साथ दो बड़ी शक्तियाँ आ जुटी थी--एक यूरोप में रूस और दूसरा अमे- 
परिका । रूस ने जमंनी को अपनी सारी दावित लगाने के लिए मजबूर कर 
दिया था । अमेरिका के पास अस्ब-छस्त्रों का इतना वडा खजाना था कौर 
साथ ही उसके कारखाने इन चीजो के दैयार करने में इतने जोरों के साथ 
लगे हुए थे कि वह अपने साथियो की जलसेना, स्थल-सेना तथा नम-सेना की 
जरूरतों को बहुत हृए तक पूरा कर सकता था। अव उसने अपनी सेना को 
भी एक तरफ यरोप में और दूसरी तरफ जापान से छडनें के लिए भेजना 
आरम्म किया । पर यह सब होते हुए भी, १९४१ के अन्त गौर १९४२ के 
आरम्भ में, ऐसी स्थिति आ गई थी कि मालूम होता था, जन और जापान 
सबको हराकर ही रहेगे । 
स्थिति की गम्भीरता को देखकर, जव फ्रान्स पर जमेनी का घावा हुआ 
था तव, प्रधान मभ्नी चचिल ने यह प्रस्ताव किया था कि ड़गलेण्ड और फ्रास 
मिलकर एक राष्ट्र वन जाये। यह प्रस्ताव एसे समय हुआ जब फ्रास हार 
चूका था। उसमें कोई ऐसी शक्ति नही रह गई थी कि इतने वर्ड महत्वपूर्ण 
अश्न पर वह विचार कर सके | जब एशिया की स्थिति चैसे ही सकटाकीर्ण 
हो गई ततठ भी चचिऊ की गवर्न मेंट ने यह सोचा कि हिन्दुस्तान को किसी 
'तरह से राजी करना जरूरी हो गया हूँ । शायद अमेरिका ने भी इस वात पर 
जोर दिया। तब फिर उन्होने सर स्टंफोर्ड क्रिप्स को हिन्दुस्तान भेजा कि 
यहाँ के नेतामो से मिलकर वह कोई एऐंसा रास्ता निक्रा्ल कि हिन्दुस्तान 
राजी हो जाय बौर दिल खोलकर य॒द्ध में मदद करे। हिन्दुस्तान में युद्ध की 
तयारियाँ, विद्ोप करके अमेरिका की मदद से, बहुत तेजी के साथ हो रही 
थी। पर लाख तंयारी हो, जनता यदि विरोधी रहे अथवा कम-से-कम तटस्व 
भी रहें, तो केवल विदेशी सेना कहाँ तक दश्मन का मकाबला कर सकती 
। इसलिए श्रो भिष्प स्थिति को सेनाठने ने के लिए भज गये । वह सज्जन 
एक वहुत ही चतुर ओर कामयाव बैरिस्टर थे। मजदूर-दल में अग्नगण्य 
स्थान रखते थे । पर अपने विचारों की उप्रता के कारण मजदूरदछल से 


२८८ बापू के कदमों में 


अलग हो चुके थे । ऊडाई आरम्भ होने पर निजी तौर से वह एक बार 
हिन्दुस्तान आये थे । जिस समय वर्धा में काग्रेस कीं कार्यकारिणी यद्ध- 
सम्बन्धी अपनी नीति निर्धारित करने में लगी हुई थी उसी समय वह वर्षा: 
आये और नेताओ से मिले थे । उस समय रूस और जमंनी में अनबन नही 
थी, एक प्रकार का समझोता हो गया था । इगलंड का हित इसी में था कि 
जमेनी के साथ रूस लडाई में न फेसे । दृगलंड ने श्री क्रिप्स को दूत बनाकर 
रूस भेजा था । उन्होने वहाँ बहुत अच्छा काम किया | जव रूस गौर जमंनी 
में युद्ध उन गया तो उनका काम वहाँ पूरा हो गया । उनको इशगलेंण्ड ने मब 
हिन्दुस्तान भेजा । हिन्दुस्तान पहुँचने से पहले यह घोषित करते रहे कि वह 
हिन्दुस्तान के साथ समझौता कराने का कोई-न-न-कोई रास्ता जरूर निकाल 
लेंगे और हिन्दुस्तान को भी खुश कर लेंगे । 


जेसा ऊपर कहा जा चुका है, काग्रेस में इस विपय पर मतभेद था कि 
रूडाई में वह अस्त्र-शस्त्र की मदद दे या नही । पर इस मतभेद के कारण: 
लार्ड लिनलिथगो से जो समय-समय पर बातें हुईं वे टूट गई थी । टूटने का 
कारण तो यह था कि ब्रिटिश गवर्न मेंट हिन्दुस्तान की माँग को पूरा करने के 
लिए तैयार नही थी । एक माँग तो तत्क्षण अधिकार देने की थी और दूसरी 
माँग भारत के भावी विधान के रूप से सम्बन्ध रखती थी | अगर पहली माँग 
खुले दिल से मजूर कर ली गई होती तो दूसरी के सम्बन्ध में लोग लडाई की' 
समाप्ति तक ठहरने के लिए तेयार हो जाते । पर पहली माँग मज्र करने 
को ला लिनलिथगो तैयार नही थे। इसलिए समझौता नही हो सका था + 
पर झूठा प्रचार यह किय"् गया था कि भारत, महात्मा ग्राधी की अहिसा- 
नीति के कारण, युद्ध में मदद करने के लिए त॑यार नही था, इसलिए कोई 
समझौता नहीं हो सकता था। सर क्रिप्स के पहुंचने पर भी यही बात 
सामने आई । 

श्री क्रिप्स बहुत घम-घाम से हिन्दुस्तान पहुंचे । काग्नेस और मुस्लिम 
लीग के प्रतिनिधियो से मिलि। और दूसरों से भी मिले। काग्रेस की माँग, 
जैसा ऊपर कहा गया है, दो प्रकार की थी---एक तो यह कि भारत के प्रति- 
निधियो को अमी से शासन में पूरा अधिकार दिया जाय कि वे खुले दिल से 
लडाई में मदद कर सके भोर दूसरी वात के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका 
हैं कि जो स्थायी विधान बनेगा उसमें वह भारतीयों को कहाँ तक हिस्सा 
देने के लिए तैयार हूँ | काग्रेस की जोर से किसी एक जाति या पक्ष या दल 
के लिए अधिकार नही माँगे जाते थे । उसकी सारी जिन्दगी का इतिहास 
बताता हूँ कि वह किसी खास जाति या दल-विशेप की सत्या कभी नही रही 


वापू के कदमों में २८९ 


इस वक्‍त भी सबकी ओर से ही अधिकार माँगा गया था । इसके विपरीत्ता 
मुस्लिम लीग इस बात पर राजी नही थी कि जन-सख्या में वहुसमख्यक होने के 
कारण केन्द्र में हिन्दू हमेशा बहुमत में रहे, इसलिए मुसलमान इसपर राजी 
नही धो सके कि केंद्र में अधिकार दिया जाय । पर वात्त कई दिनो तक चलती 
रही अन्त में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक मसौदा दिया, जिसमें और सव विपयो" 
में तो अधिक्रार दिया यया था, पर सेना और युद्ध चलाने के विपय में वात्त 
साफ नही थी | कुछ ऐसा मालम था कि उस सम्बन्ध में भी कुछ सीमित 
अधिकार दिये गये गये हे | पर इस वात की भी छान-वीन की गई । अन्त 
में स्पष्ट हो गया कि सेना और लडाई के सम्बन्ध में प्राय नही के बरावर 
अधिकार दिये गये हे ! लडाई के दिनो में प्राय सभी दूसरे विभाग लछडाई 
फे काम में लग जाते हे । इसलिए उनके सम्बन्ध में भी जो कुछ मधिकार 
मिल सकते थे, वे भी एक प्रकार से नही के वराबर हो जाते थे, क्योकि 
युद्ध-विभाग और सेना-विभाग जिस तरह से चाहे उस तरह से दूसरे विभागों 
का उपयोग कर सकते थे । इसलिए काग्रेस ने उनके मसौदे कौ मजूर नही" 
किया । अन्त में, जब काग्रेस की ओर से यह जाहिर हो गया तव मिस्टर 
जिन्ना ने भी उसे नामजूर कर दिया, क्योकि वह अकेले अधिकार ले नही 
सकते थे, और छेते भी तो काग्रेस के बिना वह कुछ कर नहीं सकते थे । 
उधर इगलेड में वहाँ के प्रधान मन्‍्त्री चचिल इतनी दूर वढकर दिये जाने- 
वाले निकम्मे अधिकार को भी नापसन्द करते थे ! उन्होंने ही सर स्टैफोर्ड 
स्रिप्स को वापस बुरा लिया | बस वह चले गये । 

महत्माजी ने आरम्भ में ही देख लिया था। कि इसमें कुछ होनेवाला नही" 
हूँ । इसलिए उनकी इसमें कुछ दिलचस्पी नही थी । पर त्तो भी वह कई दिन 
दिल्ली में रहे । वातचीत में शरीक भी रहे । पर कुछ दिनो के बाद, श्री 
कफस्तूर वा की बीमारी के कारण, उन्हे सेवाग्राम चला जाना पडा । विरोधियों 
ने मशहूर किया कि समझौता हो जाने पर भारत को लडाई में इगलेड की 
मदद करनी होती गौर लड़ाई में भारत का मदद देना अहिसा-मिद्धान्त के 
विरुद्ध होता, इसलिए यह बातचीत निष्फल हुई ! जैसा ऊपर कहा गया हैं, 
सर भिप्स को बजफसलछता का कारण महात््माजी की बहिमा नही थीं; क्योकि 
अधिकार देने की काग्रेम की माँय यदि पूरी होती तो काग्रेस खुलकर लडाई 
में मदद देती । वास्तव में उनकी असफलता का कारण हिन्दुस्तान को 
बधिकार देने की इगर्लड की अरुचि थी * 





बतसीसवाँ अध्याय 


सर स्टफोड क्रिप्स के चले जाने के बाद देश के सामने बडा विकट प्रश्न 
उपस्थित हुआ । जापान तेजी से वर्मा की तरफ आगे बढ़ रहा था। अमे- 
रिका की मदद हिन्दुस्तान में अभी पूरी पहुँची नहीं थी--यद्यपि बडी तेजी 
के साथ फौज ओर अस्त्र-शस्त्र आ रहे थे । इगलंड की शक्ति इतनी नही 
थी कि वह बर्मा को बचा सके । हिन्दुस्तान को बचाना तो और भी बडा 
कठिन था । अगर बचाने का कोई साघन निकरू सकता था तो वह जनता 
का सकलप ही हो सकता था, जो उन्हें जआाक्रमणकारियो से मोर्चा लेने और 
मुकाबला करने के छिए अनुप्राणित और प्रोत्साहित कर सकता था। ऐसा 
सकलप तभी हो सकता था जब जनता को यह विश्वास हो जाय कि वह 
अपने देश की रक्षा के प्रयत्न में लगी है, जिसके लिए जो कुछ भी त्याग 
करना पडे उसे खुशी-खुशी करना चाहिए । पर ब्रिटिश गवनंमेंट संघर्ष 
बचाने के लिए अशक्‍त साबित हो चुकी थी। वह भारतवासियो के हृदय में 
देश के प्रति ममत्व की भावना, जो त्याग करवा सकती थी, जागने नही देना 
चाहती थी । महात्माजी ने सोच लिया था कि ऐसी अवस्था में स्वतन्त्र भाव 
से अपनी रक्षा का उपाय सोचना चाहिए । पर वह कोई अहिसात्मक उपाय 
ही हो सकता था । दूसरे लोग भी, जो भहिसा में इतनी शक्ति नही देखते 
थे और जो इस कारण से हिसात्मक युद्ध में भी हिंसात्मक रीति से मदद 
करने की अपनी तैयारी बता चुके थे, जब गवने मेंट ने मदद लेने से इनकार 
कर दिया तब, इस वात पर मजबूर हुए कि अब फिर महात्माजी के नेतृत्व 
में ही कुछ-न-कुछ करना होगा 

समय नाजुक था । काग्रेस के लोग अथवा कोई भी यदि ऐसी वात 
कहते, जिससे यद्ध-सचालन में वाघा पडती, तो विद्रोही समझे जाते | यदि 


बापू के कदमों में २९१ 


देश की रक्षा के लिए कोई स्वतन्ध उपाय सोचता तो वह भी विद्रोही समझा 
जाता, क्योकि ब्रिटिश गवने मेंट यह माने बंठी थी कि भारत की रक्षा के 
लिए उसके पास चाहें साधन हो या व हो, रक्षा का भार उसी पर था, 
किसी और दूसरे के साथ वह इस भार का बेटवारा नहीं कर सकती ' 
महात्माजी उन दिनो बहुत जोरो से देश को चेतावनी भी दे रहे थे कि 
अपनी रक्षा का भार उसे अलग से उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। 
प्रयाग में मखिल-भारतीय काग्रेस कमिटी की बैठक हुई। कार्यकारिणी के 
सामने इसी वात पर बहुत जवर्दस्त वहस चली । महात्माजी उस बेठक में 
नही आये थे | उन्होने कार्यकारिणी के लिए अपने विचार के अनुकूल प्रस्ताव 
का मसौदा मेज दिया था। वह काय कारिणी के कुछ छोगो को पसन्द नहीं 
भाता था । मंने वहुत प्रयत्व किया कि उसकी कुछ बातों को छोडकर यदि 
हम उसपर एकमत हो जाये तो ठीक हो । पर ऐसा भी न हो सका । अन्त 
में कार्यकारिणो के सामने प्रस्ताव के दो रूप आये-- एक जो मेने महात्माजी 
के प्रस्ताव में काट-छाँट करके, ययासाध्य उसकी मौलिक बातो को कायम 
रखते हुए, तंयार किया था और एक दूसरा । कार्यकारिणी में राय लेने पर 
बहुमत मेरे पक्ष में हुआ, पर इसका अर्थ यह होता था कि काग्रेस दो दलों 
में बेंट जाती थी । महात्माजी भी वहाँ नही थे कि उनसे कुछ राय ली जा 
सके । अखिलभारतीय काग्रेस-कमिटी के सदस्य प्रस्ताव का इन्तजार कर रहे 
थे। उसकी वेठक एक दिन के लिए ध्यग्रित हो चुकी धी। इसलिए सव 
वातो पर विचार करके, बहुत डरते-डरते, मेने अपने प्रस्ताव को वापस ले 
लिया । कार्यकारिणी को कह दिया कि अखिलभारतीय काग्रेस-कमिटी में भी 
दूसरे प्रस्ताव का विरोध नही करूँगा, चुप रह जाऊँगा । मुझे डर इस बात 
का था कि न जाने महात्माजी मरे प्रस्ताव को ही कहाँ तक पद करेंगे, 
क्योकि उनके भेजे मसोदे में बहुत काट-छाँट करके वह बनाया गया था, 
पर था उत्ती के अनुरूप । किन्तु मब तो मंने उसे भी छोड दिया । फिर भो 
पीछ मुझे यह जानकर सतोप हुआ कि यद्यपि भदह्यत्माजी ने स्वीकृत प्रस्ताव 
फो वहुत पसन्द नहीं किया, तो भी उन्होने उसमें से भी अपने काम चघछाने 
लायक मसाला निकाल लेना सम्भव समझा. काग्रेंस को ऐसे नाजूक समय 
में विभवत्र ने होने देने का मेरा निश्चय भी उनको सापनसन्द नहीं हुभा । 
बच जाहिर हो गया कि गवरन मेंट के साथ मतभेद हो जायगा औौर युद्ध 
फे जमाने में गवनं मेंट विसी प्रकार फे सक्रिय आनदोलन--अर्थात्‌ विरोधी 
फारय---फो वरदाएत न कर सकेगी । पर अभी तक यह साफ नही था कि 
महात्माजो जो करना चहेंगे--बर्थात्‌ ब्रिटिगनयनंमेंट तथा देश पर 


कक 


बे ् 


२९२ बापू के कदमों में 


आक्रमण करनेवालो का विरोध एक साथ ही करने के लिए जो कार्यक्रम" 
देश को बताये गे-- वह कांग्रेस के लोगो को कहाँ तक पसन्द आयेगा ॥ 
कार्यक्रम चाहे जो हो और दूसरे लोग चाहे जो करें, हमने तो निश्चय कर 
लिया कि अब समय आ गया है कि हम सबको महात्माजी के पीछे चलकर 
देश को अग्नेजी राज्य और बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जो कुछ किया 
जा सकता हूँ, करना चाहिए । 

कार्यत्रम कोई निर्धारित नही था, पर मेने जनता में जागृति लाने के” 
लिए अपने सूबे ( विहार ) का दोरा आरम्म कर दिया। बडी तेजी के 
साथ सूबे के बहुत हिस्सो में गया । खूब जोडो से महात्माजी के विचारों को" 
दूर-दूर तक के लोगो के पास पहुँचाया तथा छोगो को आनेवाले सघषं-सकट- 
से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाने को प्रीत्साहित किया ।' 
मुझे जहाँ तक स्मरण है, मंने जितने जोरदार और जबरदस्त भाषण इसे 
दौरे में किये, अपने जीवन में पहले कभी नही किये थे । प्रयाग की बठक के 
बाद में महात्माजी से जाकर मिला था । उनके द्वारा ही अनुप्राणित होकर 
में दोरे पर निकला था। में समझ गया था, गौर महात्माजी ने भी ऐसा 
कहा था, कि यह उनके जीवन का अन्तिम संघर्ष होगा । उस वक्‍त तक मेने 
कभी अपने किसी भाषण में ऐसा नहीं कहा था कि लोगो को मरने के: 
लिए भी तंयार होना चाहिए। में बराबर यही कहा करता था कि देश के 
लिए मरने का समय अभी नहीं आया है, उसकी माँग यही हूँ कि लोग 
अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उसकी सेवा में छगाने के लिए तैयार रहे । 
में इतना ही कहना काफी समझता था-- यद्यपि सत्याग्रह में बहुत लोगो ने 
अपनी जान देने की बात खुलकर जोरो से कह्दी थो कि समय आ गया हैँ जब 
हमको मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए | उस ववत मेरी यह धारणा 
की और ऐसा मे समझता भी था कि पहस समय यदि हम चुके तो फिर न: 
मालूम कब तक हम गिरे रह जायेंगे। 


तेंतीसर्वां अध्याय 


थोड़े दिनो के बाद अखिलभारतीय कमिटी की बंठक बम्बई में हुई। 
-<८ अगस्त (१९४२) को 'भारत छोडो' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । यह काँग्रेस के 
जुलए और भारतवासियों के लिए चुनोती थी । महात्माजी ने अपने भाषण 
फो 'करो या मरो' मत्र के साथ समाप्त किया था। रात समाप्त होने के 
"पहले ही महात्माजी तथा वर्किज्भध-कमिटी के दूसरे सदस्य गिरफ्तार कर लिये 
गये । फौरन वे अज्ञात स्थानों को भेज दिये गये । बहुत दिनो के बाद यह 
चात खुली कि महात्माजी पूत्रा के पास आगाखाँ महल में ले जाकर रखे गये 
हैं, जहाँ वे प्रायः ढाई वर्ष तक रहे । वहाँ पहुँचने के चन्द दिनो के भीतर 
ही श्री महादेवभाई देसाई का देहान्त हुआ  भहात्माजी के छठने के कुछ 
दिन पहले श्री कस्तूरवा भी चछ बसी ! वर्किड्र-कुमिटी के सदस्य अहमद- 
नंगर के किले में नजरबन्द रखे गये । में अस्वस्थता के कारण वम्बई को 
सभा में शरीक नही हो सका था | पर मुझे भी ६ बगत्त के सबेरे, ठीमारी 
की हाऊत में हो, गिरफ्तार करके पटना-जेल में रख दिया। वहाँमे॑ १५ 
जून (१६४३) तक रहा । महात्माजी के लेखों से सारे देश में बडी जागृति 
घी। विहार में मेरे दौरे ने भी कुछ असर पैदा किया था । पर यह कहना 
ठीक नहीं है, जैसा पीछे फहा गया, कि तोड-फोड वा कार्यक्म पहले से 
निश्चित परके छोगो को देता दिया गया था भौर जनता ने उसी कार्यक्रम 
के अनु सार रेल की पटरियो को उखाडा, रेलदे स्टेशनी को बेकार कर दिया, 
तार जौर देलीफोन के तारों को काट दाल्वा, स्टीमर के जट्धियो वो बहा 
दिया तथा सडको पर गाछो को काटकर एस तरह से डाल दिया कि उनपर 
पकिसो सवारी का आाना-जाना अमम्भव हो गया । 
सन्‌ १९३० के सत्याप्ह के दिनों में यह चर्चा चठी घी कि तक्वार काट 
दिये जाये । जितमे गवन मेंट की सबर जत्दी-से-जत्दी एफ स्थान से दूभरे 


२९४ बापू के कदमों में 


स्थान तक न पहुंच सके । सत्याग्रहियो के लिए तो तार काम बाते ही नही 
थे । काग्रेस के कुछ लोगो का विचार था कि लोहा-छकडी तो बेजान चीजः 
है, उसको तोडने-काटने में तो कोई हिसा की बात नहीं जाती । पर सब 
बातो पर विचार करके यह कार्यक्रम नामजूर कर दिया गया था । महात्माजी 
उस समय दिल्ली में थे । यह निश्चय उनसे बिना पूछे ही कर दिया गया 
था | बम्बई की सभा से कुछ पहले वर्धा में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी । 
वही पर बम्बई में सभा बुलाने का निश्चय किया गया था | इन्ही दिनो, जब 
वर्किज्र-कमिटी का काम खत्म करके बहुतेरे लोग जहाँ तहाँ चले गये थे, में 
कुछ दिन अभी वही ठहरा रहा । एक दिन किसी ने महात्माजी से यह प्रदरन 
पूछ दिया कि तार काटना हिसा हूँ या नही । उन्होने उत्तर दे दिया कि 
लकडी-लोहा काटने में हिंसा या अहिसा का सवाल नही उठता, पर यह 
काम कौन करता हूँ और किस विचार से करता है और इसका क्या नतीजा 
होता हैँ, इन बातो पर उस काम का हिसात्मक अथवा हिंसात्मक होना निर्भर 
करता हैं । 

जब में पटना लोटा तब, और बम्बई-सभा के पहले, प्रान्तीय काग्रेस- 
कमिटी के सभी छोगो को बुलाया | सेने इस बात का जिक्र किया था। 
साथ ही, यह चेतावनी भी दे दो थी कि यह काम महात्माजी की इजाजत के 
बिना नहीं करना चाहिए; क्योकि इससे बडी “दिक्कतें पेदा हो सकती हें 
और इसका असर भी बहुत बूरा पड सकता है । जब बम्बई जाने का समय 
आया तो मेने सोचा कि हो सकता है, वहाँ हम सब गिरफ्तार कर लिये 
जायें और लोगो को कोई हिदायत या कार्यक्रम देने का मौका ही न मिले, 
इसलिए मेने प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के मत्री से कहा कि एक कार्यक्रम तैयार: 
कर लेना चाहिए, जिसके अनसार, अगर लडाई छिड गई और हममें से कोई 
कार्य क्रम देनेवाला न रहा तो, काम होता रहेगा | में वीमार था और स्वय 
बहुत लिख नही सकता था इसलिए मेने बातें सिफ. बता दी थी। कार्यक्रम 
लिखकर मेरे सामने रखा गया । [मेने उसमें जो सशोधन उचित समझा, कर 
दिया । उसमें एक बात रेल-तार इत्यादि के तोडने-काटने के सम्बन्ध में थी । 
पर मेने उसे अपने हाथो काट डाला । मेने उस परचा को छप्वाकर रखने 
का आदेश दिया । में आशा कर रहा था कि में वम्बई जा सकगा, पर जब 
नही जा सका तब मेने आदेश दे दिया कि वह परचा अभी न छापा जाय, 
वम्बई के फैसले का इतजार किया जाय | में समझता था कि वह अभी नही 
छापा गया हँ, पर वात ऐसी नही थी | वह छप्वाकर तैयार रखा गया 
था | जव ९ अगस्त को हमारी गिरफ्तारी के लिए लोग आ गये तो मेने 


बापू के कदमों में श्ष्५ 


सोचा, अब समय आ गया है कि परचा छप्वाकर वटवाया जाय, नहीं तो 
जनता यह नही समझ पायेगी क्वि उसे क्या करना चाहिए । पर मझे मालूम 
हुआ कि परचा छपकर तैयार हू । जेल जाने के पहले ही मेने भादेश्व दे 
दिया था कि वह तुरन्त सारे प्रान्त में वटवाया जाय | मेरे जेल चले जाने 
के वाद यह मालूम हुआ कि वह वाँटा गया । बहुत करके उसीके अनुसार 
लोगो ने काम किया भी । पर उसमें, जैसा ऊपर कहा गया हूँ, रेल गौर 
तार तोडने-काटने की वात नहीं थी । यह काम विहार में बहुत जोरों से 
हुआ । जेल में में सोचा करता था कि यह विचार क्यो और कंसे फेला। पर 
इसका कारण जल्द ही मालम हो गया। गवर्नेमेंट का यह कहना कि 
कांग्रेस की ओर से यह कार्यक्रम दे दिया गया था, कम-से-कम विहार के 
लिए, जहाँ सबसे अधिक तोड-फोड हुआ, विल्कुक बेवुनियाद हैं ) फिर भी 

कहता हूँ कि मेने सेवाग्राम में हुई वातो का जिक्र कर दिया था, पर साथः 
ही चेतावनी भी दे दी थी । छपे परचे में, जो भेरी गिरफ्तारी के दिन ही 
विहार के कोने-कोते में पहुँच गया, इनका कोई जिक्र ही नही था । पर इस 
कार्यक्रम के चलाने में गवनंमेंट का ही विशेष हाथ था ! ८ अगस्त की 
रात को ही, महात्मा गाधी गौर वर्किज्धू-कमिटी के मेम्बरो की गिरफ्तारी 
के पहले ही, गवनंमेंट की जोर से एक विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 
सरकार ने काग्रेस के कार्यक्रम का जिक्र किया था बोर गिरफ्तारियो को 
इसी कार्यक्रम के कारण जरूरी गौर मुनासिव वताया था ! गवर्नेमेंट की ही 


विज्ञप्ति में प्रकाशित कार्य क्रम में रेल-तार शत्यादि का तोडना भी एक कार्य- 
क्रम बतलाया यया था 


यह विनप्ति, ९ अगस्त के उवेरे ही, सारे देश के पत्चों में छप गई थी । 
म॑ उसी विज्ञप्ति को पद रहा था जब मेरी गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट- 
मजिस्ट्रेंट पहुंच गये ! उसी दिन, या एक दिन के बाद, भारत-सचिव मिस्टर 
एमरटी ने इगलेड में वक्तव्य निकाला । उसमें भी इसका जिक्र था ! वह भी 
भारत में प्रकाशित हुआ । मेरा विश्वास हैँ कि जनता ने गवर्नमेंट की 
विन्प्ति से ही यह जाना कि काप्रेस के कार्यक्रम में यह सब दास्लिलू हैँ। 
ओर, जब वीई काग्रेस् के प्रमुख व्यक्ति इसे रोकने के लिए बाहर नही रह 
गये, तो ठोगो ने अपना घर्म समझा कि जहाँ तक हो सके, यह कार्यक्रम 
पूरा क्या ही जाय । विहार के सम्बन्ध में मे कह सकता हें कि छोगो की 
ऐसा ही घारपा हुई; क्योकि म्ने दो बातें जेल में माडूम हुई, जिवसे इस 
दातत की पुप्दि हुई 


२९६ बापू के कदमो में 


मेरी गिरफ्तारी के थोडी ही देर बाद एक दूसरे मित्र गिरफ्तार होकर 
आये, जिन्होने मुझ से एक बात कही, जिसका उल्लेख यहाँ ठीक होगा । 
'मेरे गिरफ्तार हो जाने के बाद कुछ यवक उनके पास पहुँचे । उन्होने उनसे 
'पूछा कि मे अपनी गिरफ्तारी के पहले कुछ कार्यक्रम उनको बता गया हूँ 
या नही । उन्होने उत्तर दिया कि मेरे साथ कई दिनो से उनकी म्‌लाकात 
नही हुई थी, इसलिए यह वही कह सकते कि मंने कोई काये क्रम दिया हैं या 
नही । इस पर उन यूवकों में से एक ने गवन मेंट की विज्ञप्ति को, जो समा- 
चार-पत्रो में छपी थी, उन्हे दिखलाया और कहा कि काग्रेस का कार्यक्रम तो 
छप गया हैं । उन्होने उत्तर दिया कि मुझको तो मालम नहीं, पर जब 
गवरनंमेंट खूद काग्रेस का कार्यक्रम बताती हूँ, तो सबको उसी के अनुसार 
कार्य करना चाहिए! इससे मेरी घारणा हो गई कि अब यह कार्यक्रम 
चलेगा । भेरी वह घारणा एक घटना से दूसरे ही दिन पुष्ट हो गई । पटना 
में लोगों ने तार भौर टेलीफोन जहाँ-तहाँ त्रोड डाले । यहाँ तक कि अब जे 
से किसी गवनं मेंट दफ्तर में या किसी अधिकारी के पास टेलीफोन द्वारा 
खबर नही दी जा सकती थी । सारे शहर में बहुत घूम थी । जुल्स बताकर 
लोग सेक्रेटेरियट तक गये । वहाँ एक-दो युवक किसी तरह छिपकर छत पर 
'जा पहुँचे । ऊपर ही राष्ट्रीय झडा फहरा दिया । कचहरियाँ बन्द हो गई । 
रास्ते पर गाडियो का चलना कठिन हो गया । सेक्रेटरियट के सामने गोली 
चली । कई यवक माहत हुए । बहुतेरे गिरफ्तार करके पटना जेल में ही 
लाये गये । जेल में इतने आदमियो के लिए जगह नही थी । इसलिए लोग 
वहाँ चारो तरफ अबहाते के अन्दर घूमते-फिरते रहे । वे जेल के दोमहले कोठे 
पर चढ़कर, जो सडक के किनारे की ओर हुँ, सडक पर चलते हुए लोगों को 
प्रोत्साहित भी करते रहे । जेल के अधिकारियो ने आकर हमलोगो से कहा 
कि हम अगर उनको नही संभालेंगे तो मुमकिन है कि दूसरे वडे अफसर 
आकर सख्ती करें और ये लोग, जिनमें प्राय सभी विद्यार्थी हे, गोलियों के 
शिकार बनें । 
इस समय तक विहार के प्रमुख काग्रेसी लोगो में से वहुतेरे पटना-णेर 
में पहुँच चुके थे । उनलोगो ने भी लडक़ो की रोक-थाम करने की कोशिश 
'की । वे जब उनके नजदीक जा जाते थे तव उनकी बात मान लेते थे, पर 
आँखो से ओझल होते ही फिर अपना काम शुरू कर देते थे । जो बातें वे 
विशेषकर सडक पर चलती जनता को चिल्ला-चिल्ला कर सुनाते थे उनमे 
विशेषरर रेल-तार इत्यादि तोडने-फोडने की बात ही रहा करती थी । अन्त 
“में, जेल के अधिकारियो ने ऐमे चालीस-पचाय लड़को को लारी में चढाकर 


बापू के कदर्मों में २९७ 


कम्प-जेल में, जो पटना में ही उस जेल से दो-ढाई मील की दूरी पर हैं, 
भेज देने का निश्चय किया | दो लारियो पर कुछ लडके सवार कराये गये । 
लारियाँ चल पडी । वाकी लड़के अभी जेल के बन्दर ही थे, छारी तक 
नहीं पहुँचे थे । इतने में जनता की भीड, जो जेल के नजदीक पहले से ही 
जुटी खडी थी, टूट पडी । लारियो में से उन लडको को उतार लिया और 
लारियों में आग रूगा दी, जो जेल के सामने ही जरू गई | कुछ लडके 
उसी भीड में मिल गये और भीड के साथ ही वाहर चले गये ! पर दो-एक 
जेल में भी वपस आजा गये । भव और ग्रवनमेंट की ओर से तैयारी होने 
लगी । फौज भौर पुलिस को बडी तायदाद में बुलाकर दूसरी लारियो में 
बाकी लोगो को ले जाने का प्रवन्ध किया जाने लगा | में तो बहुत वीमार 
था । ज्यादा वातें भी नहीं कर सकता था । पर तो भी भंने उन लड़को को 
समझाने की कोशिश की कि इस प्रकार लारी जला देना अयवा पुलिस पर 
हमला करके कदियों को छुडा लेना ठीक नही हूँ | पर यद्यपि वे मेरा चहुत 
लिहाज करते थे और शान्ति के साथ वातें भी करते रहे, तथापि उनको में 
समझा! नही सका कि तोडफोड का काम गलत हूं गौर अगर इसे करना ही 
हुँ तो एक तरीके से करना चाहिए। में मानता हूँ कि सत्याप्रह में छुपकर 
कोई काम करने की कोई गुजाइश नही हूँ । सत्याग्रही जो कुछ करता हैं 
हमेशा मनिर्मेय होकर करता हैँ, डके की चोट करता हूँ और अपने किये का 
फल भोगने को तेयार रहता हैं । इसलिए उसमे छुपनें-टपाने की जरूरत 
नहीं होती । छुपरने-छुपाने का अर्थ हूँ सजा से भागना भौर जो कुछ किया 
जाय उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेकर दूसरे के सिर थोपना । 

इस आन्दोलन में यह देखा गया कि रेल के आसपाम के लोगो पर घटी 
सस्ती की गई । इसका क्विसी ने पता नही लगाया कि किसने रेल त्तार 
त्तोडा है । नतीजा यह हुआ कि बहुत ऐसे लोगो को दमन का शिकार बनना 
पद्टा जो तोद-फोड में कभी घरीक नही हुए । मेने यही वात समझाने की 
कोशिश की और वाह्या कि अगर करना हूँ तो खुलेआम और हों सके तो सुचना 
देकर इस तरह का काम करना चाहिए, ऐसा न शरने से तो बेफसूर जोष 
पिन जायेंगे । पर उस वक्‍त तो यह सभी मानते थे कि चाहे शित्त तरह से 
हो गवरनंमेंट के काम को बन्द कर देना चाहिए। लोगो ने ऐसा ही किया 
भी। इसलिए, कम-मे-क्मम विहार में जो तोटफोड का काम इनने बडे पैमाने 
पर भौर इतनी सफठता के साथ हुआ, उनका श्रेय में काप्रेस को नहीं देता । 
में मानता हूँ कि यह जनता की अपनी सूस थी | क्तोगो ने इसमें कोर्ट हिंएए 
नहीं देखो, बस इसे जोरो से चला दिया । म॑ यह नी मानता हें वि. दृपत्ा 


२९८ बापू के कदमों में 


श्रेय किसी दूसरे दल के लोगो को भी नहीं मिल सकता है, क्योकि सभी दलो 
के प्रमूल लोग इस काम के फैलने के बहुत पहले ही प्राय सब-के सब 
गिरफ्तार कर लिये गये थे । वे कोई सगठन नही कर पाये थे । समठन खुद 
जनता ने किया । जनता ने ही अपनी वृद्धि के अनुसार, इसे काग्रेस का 
कार्यक्रम समझकर, जहाँ त्क हो सका, पूरा करने का प्रयत्वत किया । कुछ 
दिनो के बाद, आन्दोलन कुछ घीमा पड गया । बाहर बच रहे लोग प्रयत्न 
करने लगे कि यह काम जारी रहे, पर उनको कोई सफलता नहीं मिली ॥ 
इससे यह स्पष्ट हैँ कि जनता का जोश ही इसका एकमात्र कारण था। 
बिहार में यह आन्दोलन बहुत जोरो से चला । रेलो का चलना, बडी 
लाइन ( ६ई० आई० आर० ) तथा छोदी लाइव (ओ० टी० आर०) दोनो 
में हा, बहुत दिनो तक बन्द रहा । तार इत्यादि तो रुक ही गये थे । बहुतेरे 
पुलिस थानो पर जनता ने कब्जा कर लिया था । कई जिलो में ब्रिटिश राज्य 
का हुक्म केवल जिले के शहरो तक अथवा सडको के उस हिस्से तक ही 
सीमित रह गया था जहाँ तक पुलिस अथवा फौज की टोली गूजर रही हो । 
फौज ने भी बेतहाशा जहाँ लोगो को पाया वही गोलियो का शिकार बनाया | 
गाँवो की खूब लूटा और जलाया । लोगो ने भी रेल के मालगुदामो और 
माल से लदे डव्यो से जो लाइवो के टूट जाने की वजह से जहाँ-तहाँ पडे रहे, 
काफी माल लूटा । इस लूट में पुलिस का भी हाथ ओर हिस्सा रहा करता 
था, क्योकि यह आसानी से कहा जा सकता था कि लोग लटठ ले गये ! फौज 
ने चारो तरफ फलकर बडी सख्ती से दमन क्रिया। कई हफ्तों के बाद 
आहिस्ता-आहिस्ता रेल की पटरियाँ भी फिर से बंठाई गई । तब रेलो का 
चलना फिर से आरम्म हुआ । बिहार में गगा से उत्तर के प्राय सभी जिलो 
में, तथा सयुक्तप्रदेश के पूर्वी जिलो में भी, ओ० टी० रेलवे (छोटी लाइन) 
बहुत करके तहस-नहस हो गई थी। गगा से दक्षिण ई० आइ० आर० 
(बडी लाइन) भी, प्राय मुगलसराय से (पटना होकर) आसनसोल तक, 
बहुत जगहों में तोड-फोड दी गई थी । पर ग्राड-कौड लाइन, जो मृगलसराय 
से आसनसोल तक सहसराम-गया होकर जाती है, बहुत अशो में सुरक्षित रह 
गई । इसलिए ई० आइ० आर० का काम उतना नहीं रुका जितना 
ओ० टी० रेलवे का । 
सिर्फ रेल झौर तार ही नही, लोगो ने स्टीमर का चलना भी एक प्रकार 
से रोकने का प्रयत्न किया था| गगा में जहाँ-जहाँ स्टीमरो के ठहरने के 
लिए जो लोहे की बढी-बडी नावो के घाट वने थे, जिनको 'जेटी” कहते हें, 


०७. 


उनको भी लोगो ने नष्ठ कर दिया--जेटियो को खोलकर या तो गगगा में 


बापू के कदमों में २९९ 


डुबो दिया या वहा दिया । कई स्टीमरो के अन्दर घुसकर उनके पुर्जो को 
इस तरह तोड डाछा कि वे कुछ समय के लिए वेकार हो गये । सडको पर 
बडे-वडे दरह्तों को काठकर गिरा दिया, जिससे उनपर किमी सवारी का 
आना-जाना बन्द हो जाय | मेने सुना कि पुलो के तोहने का भी, चाहें रेल 
की लहाइनो पर हो मयवा सडको पर, प्रयत्त किया गया। पर डानेमःइट ने 
होने के कारण यह हो नहीं सका। यह सत्र इसलिए छोगो ने किया कि फोज 
या पुलिस जल्दी सव जगह पहुंच न सके और गवरन मेंट का शासत्र बन्द हो 
जाय । इस तरह, एक प्रकार से अराजकता फैल जाने पर भी यह आश्चर्य की 
बात हुई कि उन दिनो जनता के घरो में एक तरह से चोरी डकैती वन्द-मी 
हो गई |! अगर रेल या सरकारी दफ्तरो पर जनता की त्तरफ से लूटपाट की 
गई तो जनता के घरो पर लूठ॒पाट पुलिस तथा फौज की तरफ से की गई ' 
जहाँ-तहाँ फौज और पुलिसके कुछ आदमी मारे भी गये, पर उनकी सख्या 
वहुत कम्र थी। हाँ, जनता में आहतो की संख्या बहुत थी । 
इम क्राति का फल. उस समय यह नही देखने को मिला कि ब्रिटिश 
गवरन मेंठ एकबा रगी भारतवर्ष से उठ जायगी । कुछ दिनो के लिए कुछ स्थानों 
पर, विशेषकर विहार मं, अग्रेजी राज्य उठ गया था । पर यह बात नतो 
सर्वेग्यापक थी न स्थायी । पीछे चछकर फीज और पुलिस ने स्थिति पर कावू 
कर लिया । पर यह दो वातें स्पष्ट हो गई--पहली यह कि जनता अगर एक 
साथ सभी जगहो पर विगड जाय और अग्रेजी राज्य के ज्ञानन को मानने से 
इनकार कर दे तो अप्रेजी राज्य नही चल सकता हूँ जौर दूसरी यह कि जनता 
अगर विगड जाय तो गवनं मेंट की सारी फौज भी उसे दवा नहीं सकती । 
इस बार अगर लडाई के लिए इतनी वडी तादाद में फौज बिद्वार में न होती 
ओर उसप्रके पास जापान से लड़ने के लिए इतना समान मौजूद न होता, तो 
कम मे-कम घिहार को फिर से फतह करना आसान नहीं होता और होता 
भी तो उसमें समय बहुत लगता । पर लडाई के कारण अग्रेजी और अमेरिका 
फौज वडी तादाद में बिहार में ही मौमूद थी । उसके पास आमद-र॒पत्त और 
ठडाई के लिए काफो सामान मोजूद था, जिसका उसने जनता के इस विद्रोह 
फो दवाने में खूब ग्रयोग किया । जनता ने अपनी ओर से चाहे तोड-फोड़ 
क्रितना भी किया, पर उसने मनृष्य के जीवन पर भरसक हमज़ा नहीं 
किया । चन्द जगहों में जो कुछ खून हुए वे छोगो के आतुर हो जानें के 
पारप ही हुए, वयोकि पुलित और फौज को तरफ से जुल्म-्सउ्ी बढ्त्त हो 
रही थी । बरसात के दिन थे । नदियों में बाठ आाई हुई थी । फसझर राठी 
थी । बरसात में यो हो आना-डाना कठिन हो जाता है, एस वक्‍त तो उसके 


३०० बापु के कंदमो में 


साधन भी प्राय नष्ट कर दिये गये थे । जनता में आत्म विश्वास जग गया 
था । हमने यह भी सुना कि फौजवाले भी खेतो के--खास करके ऊल और 
मकई के खेतो के--पास होकर ग्जरने में डरते थे, क्योकि एक-दो जगहो में 
ऐसे खेतो में छिपे लोगो ने उनपर हमला कर दिया था । इन सब बातो से 
यह स्पष्ट हो गया कि इस बार यद्यपि ब्रिटिश गवनंमेट ने आन्दोलन को 
दबाने का भरपूर प्रयत्व किया, तो भी वह इस बात को समझ गई कि अब 
वह भरत को अपने कब्जे में नही रख सकेगी, उसे भारत के साथ कुछ-न-कुछ 
समझोता करना ही होगा । ऊूडाई के कारण उसको घन और जन दोनो 
बहुत खर्च करना पडा था । इसलिए ससार की शक्तियों में एक बडी दक्ति 
होते हुए भी वह कमजोर पडती जा रही थी, जिससे यह संभाल और भी 
कठिन हो गया था ओर यह कठिनाई दिन-दिन बढती ही जा रही थी। फल- 
स्वरूप वह भारत को दबाये न रख सकी । ऐसा ही हुआ भी । लडाई 
समाप्त होने के पहले ही मिस्टर चचिल ने भी, जिन्होने लड़ाई जीतने में 
अपना साहस दिखलाया था और जो भारतवषं को स्वराज्य देने का बशबर 
कट्टर विरोध करते आये थे, छा वेवछ को वायसराय बनाकर यहाँ भेजा 
और उनको आज्ञा दी कि काग्रेसियो के साथ कोई समझौता वह कर लें । 


चोंतीसवाँ अध्याय 


कुछ दिनो तक स्थिति का अध्ययन करने के बाद लाई वेवलू ने, १९४५ 
के जून में, काग्रेस-वकिज्ञकमिटी के समा-सदस्यो को छोड दिया। गाघीजी 
वुछ पहले ही छोड दिये जा चुके थे । एक कान्फरेंस शिमला में १९४५ में 
बुलाई गई । उसमें सभी प्रान्तो के प्रधान मत्री, जो उस समय तक काम कर 
चके थे और जो उस समय काम कर रहें थे अयवा जिन्‍्होने छडाई आरम्भ 
होने पर काग्रेम की आज्ञा से पदत्याग किया था, बुलाये गये। महात्माजी 
तथा मिस्टर जिन्ना भी निमत्रित थे । इनके अलावा केन्द्रीय धारा-सभा के 
भिन्न-भिन्न दो के नेता लोग भी बुलाये गये थे । कान्फरेन्स १४ जुलाई 
(१९४५) को हुई । ला्ड वेवल ने विज्वप्ति निकाल दी थी कि वे ब्रिव्शि 
सरकार की अनुमति से यह सम्मेलन कर रहें हुँ कौर काग्र स-वर्किड्ठ-कमिटी 
के सदस्यों तथा प्रान्तो के दूसरे नेताओं को छोडने का हुवम दे रहे हैं । 
ब्रविटिंग सरकार वा यह प्रस्ताव था कि वायसरथ की कौंसिल में, जिसमे 
अबतवा अधिक अग्रेज ही हुआ करते थे बोर मृ्‌रय विभाग--जैसे अव॑ं- 
विभाग ओर गह-विभाग तथा सेना-विभाग---अग्रेज भेम्बरों के हो हाथो में 
रहा करते थे, अब दो को छोडकर, अर्थत्त व्वय वायसराय बौर प्रधान 
सेनापति के अठावा, और सभी भेम्त्र हिन्दुस्तानी ही होगे, कॉघपिंठ के 
सदस्यों के अधिकारों में कोई फर्क नही पड़ेगा, वे अधियार वही रहेंगे जो 
१९३५ वे विधान के अनुसार उनयों दिये गये थे । छाड्ड वेवल ने अपने 
बपतब्यों में इसको और साफ कर दिया दिया कि इस योजना के अनमार 
पहुडे-पहल अर्थ-विभाग, गृह-विभाग औौर विदेशों से सम्बन्ध रखनेवाटा 
विभाग हिल्दुस्तानियों के हाथ में जावेंगे । उन्होंने यह भी बता दिया था क्षि 
उनके विचार से दस कोपसिल में हरिजनन छोडवर दूसरे हिन्द तथा मुसलमान 


३०२ बापु के कदमों में 


बराबर सख्या में होगे | उन्होने आशा प्रकट की थी कि इसपर यदि यह 
कान्फरेन्स सफल हो गई और कौंसिल भी बन गई, तो भविष्य का विधान 
कैसे बनेगा--इस पर भी विचार किया जा सकेगा | मुस्लिम लीग के कारण 
कान्फरेन्स किसी एक मत पर नहीं पहुँच सकी ! तब छलाड्ड वेवल ने सभी 
दलो से अनु रोध किया कि वे ऐसे लोगो के नाम दे दें जिनका वे कौंसिल में 
आना मूनासिव समझते हे और उन नामो में से वे स्वय ही सदस्यो के नाम 
सुन लेंगे । पर मुस्लिम-लीग ने ऐसी नामावली देने से भी इनकार कर 
दिया । बस कान्फरेंस बिना कुछ किये ही समाप्त हो गई | पर लाड्ड वेवरू 
ने कानफरेंस की समाप्ति पर भी आशा नही छोडी । उन्होने कहा कि फिर 
समय पाकर यह प्रयत्न किया जायगा, तबतक जैसे काम चलता था वेसे 
चलता रहेगा । 


यद्यपि १९४२ में, और उसके बाद भी, गवरनंमेंट की तरफ से दमन- 
नीति का प्रयोग काग्रेस के विरुद्ध बराचर होता रहा तथापि जत्र लार्ड वेवल 
ने यह कान्फरेन्स बुलाई और वकिद्भुकमिटी के मेम्बरों को जेल से मुक्त कर 
दिया, तब से महात्माजी के दिल में ऐसी भावना बन गई कि ब्रिटिश गवर्नें- 
मेंट सचमुच भारत के साथ कुछ-न-कुछ समझोता करना चाहती हूँ | यही 
भावना काग्रेस के बहुतेरे दूसरे लोगो के दिल में भी थी । यद्यपि ऐसे लोग 
भी थे जो काग्रेंस का इस कान्फरेन्स में शरीक होना अथवा इसके बाद 
जितनी कार्रवाई होती गई उसको नापसन्द ही करते गये, तथापि महात्माजी 
ओऔर कागझ्रेस-कार्य कारिणी का यह प्रयत्न सदा बना रहा कि यदि हो सके तो 
समझौता होना चाहिए । इस भावना का एक कारण यह भी था कि लडाई 
प्राय समाप्ति पर आ चुकी थी । जमेनी मोर इटली परास्त हो चुके थे । 
जापान भी लड रहा था, पर वह भी हारता ही जा रहा था, जिस भूभाग 
को उसने कब्जे में कर लिया था उससे आहिस्ता-आहिस्ता हटाया जा रहा 
था । १९४२ का आन्दोलन ऐसे समय में आरम्भ हुआ था जब जमंनी और 
जापान जीतते जा रहे थे । उस समय तक अग्रेज हार रहे थे । अब, जब वे 
प्राय विजयी हो चुके थे, समझौता करने का उन्होने प्रस्ताव किया, तो 
सचमुच वे समझौता चाहते होगे, यह भावना सच निकली, क्योकि अत में 
भारत स्वतन्त्र होकर रहा ' 


उक्त कान्‍्फरेंस समाप्त होने के थोडे दिन बाद इज्ुलेड में नया चुनाव 
हुआ । मि० चचिल का दरू हार गया। मजदूर-दरू का मत्रिमडल वन 
गया। मजदूर-इल ने पहले से ही वचन दिया था कि वह भारत को स्वतन्त्र 
वनायेगा । इसे वह भूला नही था । थोडे ही दिनो वाद उसने मत्रिमडल के 


पाए के कदमों में ३०३ 


तीन सदस्यों को भारत से बातचीत और कुछ समझौता करने लिए भेजा । 
यहाँ उन सब लोगो के सम्बन्ध में विस्तार-पुवक लिखने की जरूरत नही हैं । 
उनलोगो ने यहां काग्रेस और म्‌स्लिम छीग के प्रतिनिधियों के साथ वाततचीत 
की । अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि भारत का विधान वनाने के लिए 
विधान-परिपद्‌ बनाई जाय, जो भारत का विधान तैयार करे । साथ ही, 
तवतक यहाँ का शासन चलाने के लिए मन्रिमडल बनाया जाय, जिस मे 
काग्रेस और लीग के प्रतिनिधि रहें । वहुत वाद-विवाद के वाद ऐसा मन्त्रि- 
मडलऊ वन सका । पहले इसमें लीग के लोग शरीक नही हुए. पर पीछे वे भी 
आ गये । म्‌स्लिम-लीग इस पर तुली हुई थी कि पाकिस्तान की स्थापना हो 
जाय जौर वह भारत-जैसा ही स्वतन्त्र देश हो । इसके लिए मुसलमानों में 
बहुत जबरदस्त और जहरीला प्रचार होता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ 
कि कांग्रेस के मप्रि-पद-ग्रहण करने के घनन्‍्द दिन पहले ही कलकत्ता में मुस- 
लमानों ने वढा भारी वलूवा कर दिया, जिसमें वहुत हिन्दू मारे गये, उनके 
घर और घन छलटे गये, उनफी बडी वरवादी हुई । बंगाल में उत्त समय 
लीगी गवर्न॑मेंट थी, इसलिए उसकी तरफ से हिन्दुओं को कोई सहायता नहीं 
पहुँची । अन्त में हिन्दुओं ने भी अपना स्वतन्त्र संगठन वना लिया । भपने 
बचाव के लिए वे तत्पर औौर तंयार हो गये । फलत चहुत मुसल्मान भी 
मारे यये । कई दिनो तक यह खूनखरात्री चलती रही । चन्द्र दिनो के बाद 
पूर्व-बगाल में, जहाँ मुमलमानों की बहुत बडी बावादी हैँ, नोबायाडी बौर 
आसपास के स्थानों में, बडें जोरों से और बहुत बढ़े पैमाने पर वलवा शुरू 
हो गया । उत्तम बहुत हिन्दुओं के घर लूटे और जलाये गये । बहुतेरे हिन्दू 
जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये ! महात्माजी ने जब इन सव घटनाओं की 
फवर पाई तो उन्होने चगाल जानें का निश्चय किया ताकि वह हिन्दुओं को 
सान्त्वा। दे सकें जोर मुसलमानों को समसा सके । बह नोभमाखाडी गये । 
वहाँ जाना उनके लिए खतरे से खालो नहीं था, पर उन्होने अपने प्राणी की 
परवा न करते हुए वहाँ जाना ही उचित समझा । नतीजा यह हुमा कि 
हिन्दुरों में हिम्मत भा गई। मूनद्मान भी उनका वहा जाना पहले शुत्रह्म 
की नियाह से देसते थे । पर बाहिस्ता आहिस्ता वे लोग हनकी ओोर घने 
लगे | यहू अहिला के उन चमत्वारों में घा जो बागे चलकर एुछ शौर ही 
देपने मे बाये । 
बंगाल में विहार के चहतत लोग जाया करते हुँ । वहां मेहनत बरपे 
कुछ पंसे कमाया वरते हैं । उनमें पहें-लिखें बहत थोे ही हुआ करते हूं । 
ये छोटो-मोटी नौकरियों से सतुध्ट हो जाया बरते है । उनकी सस्या कक्‍ल- 


३०४ बापू के कदमों में 


कत्ता में बहुत बडी है । सारे बगाल में, जिसमे अब पूर्वी वगाल भी शामिल 
है, बिहार के आदमी गाँव-गाँव में फंले हुए मिलते है । कलकत्ता के हृत्या- 
काड में बहुतेरे बिहारी भी आहत हुए । बहुतेरे भागकर अपनी जान बचाने 
के लिए अपने प्रान्त के गाँव में वापस चले आये । उनके साथ जो जुल्म और 
ज्यादतियाँ हुई थी, कलकत्ता में मुसलमानो की ओर से हिन्दुओं के साथ जो 
बर्ताव किया गया था, सबकी खबर उन्होने बिह्दार के गाँवों में फला दी। 
नतीजा यह हुआ कि बिहार में मुसलमानों के प्रति बडा रोप पंदा हुआ। 
एक मौका पाकर वहाँ भी बडे जोरो से बलवा-फसाद शुरू हो गया। वगालढ 
की परिस्थिति विह्वार की परिस्थिति से बिल्कुल प्रतिकूल हैँ । बिहार में 
हिन्दुओं की जनसख्या बहुत है । यद्यपि मुसलमान भी सगठित और घनी हूं 
तथापि हिन्दुओ की बडी सख्या के सामने, अगर वे सगठित हो तो भी, उनका 
ठहरना असम्भव नही तो बहुत मुदिकल जरूर हो जाता हे । उनकी बस्तियाँ 
भी बहुत करके अलग हो गई है । पर तो भी सभी जगहों में हिन्दू-मसलमान 
एक दूसरे के पडोस में बसे हुए हे । 
कलकत्ता और नोआखाली की खबरो ने बारूद में चिनंगारी का काम 
किया, क्योकि मुस्लिम लीग के ऊधम और बे लगाम प्रचार से छोग पहले 
से ही ऊबे हुए थे | पटना, मुगेर और, गया जिलो के कुछ हिस्सों में हिन्दुभो 
ने मुसलमानों से पूरा बदला चुकाने का ठान लिया। बहुतेरे मुसलमान मारे 
गये । उनके घर और घन लटे गये । बगाल और बिहार के बलवे में एक 
वडा अन्तर यह था कि बंगाल में सरकारी कर्मचारी और पुलिस के लोग 
प्राय तठस्थ होकर बैठे रहे--हिन्दुओ को खूब लूटने पिटने दिया, पर 
विहार में गवनं मेंट और पुलिस ने बडी तनदेही के साथ बलवाइयो को रोकते 
का प्रयत्न किया और फौज को भी हस काम में लगा दिया । हमलोग भारत- 
सरकार में कप्म कर रहे थे। पडित जवाहरलालजी, सरदार वल्लभभाई, 
काग्र स के प्रधान कृपालानीजी, मुस्लिम लीग के केन्द्रीय मत्री तथा में--- 
सब-के-सब्र दौड़कर विहार पहुँचकऋर फसाद रोकने में बडी तत्परता से रूग 
गये । उघर महात्माजी ने बिहार के बलवे की खबर पाते ही बिह।रियो के 
नाम अपील निकाली भौर यह धमकी दे दी कि बलवा अगर न रुका तो 
उनको अनशन करना पडेगा। उन्होने अनशन की तैयारी अपना भोजन कम 
करके वता दी ।॥ उनके अनशन की बात सुनते ही बिहार घबरा उठा। 
बलवा-फसाद रुक गया । विहार कै साथ महात्माजी का जो पुराना सम्बन्ध 
था और विहार पर उनका जो विश्वास तथा भरोसा रहा करता था उसीके 
वल पर उन्होने अनशन की घमकी दी थी । बिहार की जनता ने उनकी 


बापू के कदमों में ३०५ 


वात नुनी । चछवा ठढा पड़ गया । वगार में भी जो कुछ अन्देशा बलवा 
फंलने का रह गया था वह उस वक्‍त तक के लिए समाप्त हो गया । 

पर इतने से ही सव झगड़े तय नही हुए । मुस्लिम छीय पाकिस्तान छेने 
पर तुली हुई घी । इसके लिए सभी जगहो पर बलूवा-फसाद होने की 
सम्भावना हमेगा सामने खडी रहती थी । कुछ दिनो के बाद पब्चिम पजाव 
और सीमाग्रान्त में भी बहुत बडे पैमाने पर बलवे गुरू हो गये। मिक्ख 
और हिन्दू मारे-पीदे-लूटे जाने छगे । उनकी एक वहुत वडी सस्या, १९४७ 
के भार्े-अभ्रैल में, जान बचाने के लिए, अपनी सव घन-दोलत वही छोड़कर 
हिन्दुस्तान भाग आई । इस तरह झगड़े कदी-न-कही अवसर होते ही रहे । 


पेंतीसवाँ अध्याय 


केन्द्रीय भारत-सरकार में भी काग्रेस और लीग के मत्रिमडल का 
मिलजूलकर काम करना असम्मव था । वहाँ सी बराबर खटपट हुआ ही 
करती थी । ब्रिटिश गवनमेंट भी इस स्थिति से सतुष्ट नही थी । उसने लाई्ड 
वेवछ को वापस बुला लिया, उनके स्थान पर लार्ड माउण्टबेटन को वायसराय 
बनाकर भेज दिया । लाडं माउण्टबेटन भारत आते ही स्थिति का अध्ययन 
करने लूग गये । थोडे ही दिनो में फिर सलाह देने के वास्ते वह कूदन लौंटे । 
ब्रिटिश गवनं मेंट ने उनकी नियुक्ति के समय ही यह घोषणा कर दी थी कि 
१९४८ के जून तक वह सारा अधिकार भारत को सोंप देगी । वायसराय के 
भारत लोटन पर उसने एक और घोषणा निकाली, जिसमें उसने अपना यह 
निरचय प्रगट किया कि १९४८ तक न ठहर कर १९४७ में ही भारत का 
शासन भारतीयों के हाथो में सुपु्दं करके वह अलूग हो जायगी । इसके साथ 
उसने यह भी घोषणा की कि भारत के दो भाग कर दिये जायेंगे---एक वह 
जिसमें सिन्ध, बल॒चिस्तान, सीमाप्रान्त ओर पजाब के वे हिस्से रहेगे जिनमें 
मुसलमानों की आबादी अधिक हूं तथा दूसरा वह जिसमें बंगाल का पूर्वी 
हिस्सा और आसाम के सिलहट-जिले का वह हिस्सा जहाँ मुसलमानों को 
कसरत है, इस तरह पाकिस्तान बनेगा और बाकी सब हिन्दुस्तान रह 
जायगा, दोनों ही स्वतन्त्र उपनिवेश बन जायेंगे, दोनों की अलूग अलूग 
विधान-परिषदें होगी, जिनमें उन विभागों के रहनेवाले सदस्य होगे, इन 
विघान-परिपदो को अधिकार होगा कि जैसा चाहे वैसा अपने लिए विधान 
बना लें। ब्रिटिश पालियामेंद ने एक कानून भी इडियन-इण्डिपेंडेंस-ऐक्ट के 
नाम से पास किया, जिसके अनूसार भारत के ये दोनो खण्ड अलग और 
स्वतन्त्र उपनिवेश मान लिये गये । दोनो की परिपदों को स्वेच्छानुसार 
विघान-निर्माण का पूर्ण मधिकार दे दिया गया। यह भी अधिकार दिया 


बापू के कदमों में ३०७ 


गया कि उस वक्‍त तक जो कानून जारी है, चाहे वे पालियामेंट के बनाये 
हो भयथवा भारतीय घारासभागो के, और चाहे जँसे भी हो, उनमें सशोघन 
कर ले । विघान-परिपदो को यह भी मविकार दिया फि चे चाहे त्ी ब्रिटि 
साम्राज्य से बपने-अपने मुल्क को, पूर्ण स्वतन्त्र होकर भी, अछग कर छे 
सकते है । जिम समय छार्ड माउण्टचेटन लद॒न वापस गये, इस वटवारे के 
लिए काग्रेमत और लीग की महमति लेते गये थं। उसी के अनुसार ब्रिटिश 
गवर्न मेंट ने बटवारा मजूर कर लिया ' 


४ पर यह कह देना जरूरी हैं कि इस बटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस 
की बकिज्ञ-फमिटो ने, गौर विद्येपकर उन लोगो ने जी उस समय भारव- 
सरकार के मत्रि-पद पर नियुक्त थे, अपने ऊपर ली । महात्माजी ने नत्तो इस 
बटवारे को ठीक समन्ना और न कमी उस सिद्धान्त को माना शिसके बल पर 
मस्लिम लीग बटवारा चाहती थी । मस्लिम लीग का यह दावा था कि हिन्द 
गौर मुसलमान बिल्कुल दो राष्ट्र हें, इसलिए वे कमी एक सरकार के मानतहन 
नहीं रह सकते हूँ, मुसलमानों को पूर्ण स्वतन्ध्र रूप से उन इलाको में शासन 
का अधिकार होना चाहिए जहां थे बहुमत्यक हूँ जौर हिन्दुओं को उन 
इलाको में जहाँ उनकी बावादी ज्यादा हूँ । महात्माजी इस “दो राष्द्र' को 
नीति को घातक समझते थे, इसलिए इसको नहीं मानते थे ॥ पर जिन लोगों 
ने वटवारा मजूर किया वे उस समय की परिस्थिति से उच गसे थे। वे 
देपते थे कि घलवा-फरमाद होते ही जाते हू भौर होते ही रहेगे--सरकार, 
जिसमें काग्रेसी लोग भी थे, कुछ कर नही पाती; क्योंकि मुस्लिम छीग के 
मप्री सभी जगही में मढगे लगाते रहते थे मौर जो विभाग उनके सुपुर्द थें 
उनमें वे अपनी मनमानी करके उन्हे अपने हाथो में करते छा रहें थे, चाहे 
इससे सारे देश का नकतान भी हो, तो भी उसकी परवा न बरके अपने दल 
को मजबत करते और जहां मौका होता वहाँ हिन्दुओं को दबाते । इन सब 
वातो के वारण एक प्रवार से घासन चलाना बनसम्मवन्सा होना जा रहा 
घा | हमने सोचा कि बत्यारा हो जाने से कम-से-वम जिन हिस्पों में हमारा 
पघिवार रहेगा उनमें हम डजँया चाहेगे वैसा शासन चला खलेंगे कौर इस 
तरह भारत के बहुत बड़े हिस्से को सुरक्षित तथा ससयठिस रफ्त सर्ें गे लिससे 
नारत-गप्ट्र की पूर्ण म्पण सेवा हो सदेगी । यह साफ़ था ति एस चद्या से 
हिन्दू मुस्लिम समस्या हल नहीं हो रही पी, बयोकि दोनों भागो में कअऋत्य- 

ग्यया जानियाँ रह ही जाती पी जौर जो व उनके शिए किया पा सना 
पा वहीं सारे भारत फे लिए भी किया जा सकता पा । पर यहु रात चस्ठ 
नहीं सत्री, मजबर होकर वटवारा मानना ही पहा । 


३०८ बापू के कदमों में 


भहात्माज्ञी को डर था कि इस बठटवारे का नतीजा अच्छा नहीं होगा, 
जो हिन्दू और सिक्‍्ख करोडो की सख्या में पाकिस्तान में रह जायेंगे ओर जो 
मुसलमान करोडो की संख्या में भारत में रह जायेंगे--उनके साथ न मालूम 
कसा व्यवहार होगा, इसलिए वह अन्त तक बटवारा को नापसन्द करते रहे, 
पर जब उन्होने यह देख लिया कि जिन लोगो को शासन चलाने का भार 
सौपा गया है वे ही जब यह महसूस करते हूँ कि या तो अब खुलकर लीग के 
साथ यूद्ध हो या बटवारा हो, तब उन्होने चुप रहना ही मृनासिब समझा, 
और बटवारे में किसी प्रकार की बाधा नही डाली । जिन दिनो दिल्‍ली में 
बटवारा हो रहा था--यानी गवनंमेंट की सभी चीजों का बटवारा भारत- 
सरकार के काग्रेसी और लीगी सदस्य आपस में मिलकर रहे थे--उन दिनो 
महात्माजी दिल्ली में ही थे। एक बटवारा-कमिटी मुकरंर कर दी थी, 
जिसमें सरदार वललभ भाई पटेल और में काग्रेस की ओर से थे। एक-एक 
विषय लेकर--.जं से भारत सरकार के लिये या दिये हुए कर्ज, रोकड में 
कोई रुपये, सामान, फौज, फोजी सामान, इमारतें, इमारतो के सामान, 
रेल इत्यादि, यहाँ तक कि टेबिल, कुर्सी, टाइपराइटर तथा कमंचारियो का 
बटवारा भी इसी कमिटी ने किया । 


म॑ जब इस कमिटी में काम कर रहा था, प्रतिदिन महात्माजी से सवेरे 
टहलने के समय मिला करता था। उन्होने ही कहा था कि रोज आ जाया 
करो । इसलिए मुझे मौका मिलता था कि कमिटी में जो बातें होती उनको 
में प्रतिदिन सवेरे उन्हे बता दिया करता । म॑ देखता था कि इन सब बातो 
से वह असन्तुष्ठ थे, पर साथ ही कोई बाधा नही डालना चाहते थे, कहा 
करते थे कि देखो, जहाँ तक हो सके, अनिष्ट को तो बचा लो । कर्मचारियों 
को आज्ञा दी गई थी कि वे अपनी सेवा चाहे भारत सरकार को या पाकिस्तान 
को, जिस सरकार फो चाहे, दे सकते हे । यही बात फौज के साथ थी। 
इसका नतीजा यह हुआ कि प्राय सभी मृसलमान कम चारियो ने पाकिस्तान 
की सेवा पसद की और दूसरो ने भारत की । इसी सिद्धान्त पर बहुत करके 
फौज का भी वंटवारा हो गया। पर यह बटवारा भारत-सरकार ने अपने 
कमंचारियो के सम्बन्ध में किया । प्रान्तीय सरकारो ने भी, जिन-जिन प्रान्तो 
का वटवारा हुआ उन प्रान्तो ने--जेसे पजाव, वगाल और जासाम ने-- 
अपने माल, सामान तथा कमंचारियो का इसी तरीके से बटवारा किया । पर 
जो सूबे बटवारे से अछते रह गये उनमें न॒ तो मार या सामान में किसी 
प्रकार का वटवारा हुआ और न कर्मचारियों में । बटवारे का काम बडी तेजी 
के साथ प्रा किया गया । १५ अगस्त (१९४७) के पहले यह काम समाप्त 


बापू के कदमों में ३०९ 


हो गया--यद्याप अभी फौज का बटवारा पूरा नहीं हो सका था। इमक्ता 
नतीजा एक यह भी हुआ कि फौज के सिवा बोर सभी जगहों से हृटकर 
अग्नेज कर्मचारी बहुत करके भारत से चले गये, उनमें से बहुत थोई ही रह 
गये । किन्तु पाकिस्तान में, मारत के अनुपात में, उनकी सन्‍या अधिक रह 
गई । इसीसे यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि अग्नरेज कमंचारियो में मधिकाथ ऐसे 
थे जिनकी सहानुभूति मुसलिम-लीग तथा पाकिस्तान के साथ थी | फोज का 
बटवारा होने पर भी अग्रेज मफसर, पाकिस्तान के मुकाबले, सारत में बहुत 
कम रह गये थे । इस प्रकार कम चारियों के वटवारे का एक मयकर फल यह 
हुआ कि पाकिस्तान में हिन्दू उच्च पदाधिकारी कर्मचारी नहीं के बरावर रह 
गये । वहाँ हिन्दुमो और सिक्‍लो के साथ अत्याचार होने रूगा । वहाँ उनकी 
वात्त पूछनेवाला भी कोई नही रह गया ' 

दिल्‍ली में बैठ-वठे बटवारे का काम शान्ति के साथ समाप्त हुआ । उत्ती 
तरह लाहौर औौर कलकत्ता में भी । १५ बगस्त के पहले ही पश्चिम बगार 
और पूरवी पजाव का घासन काप्रेसी मन्ध्रिमण्डल ने अपने हाथ में लिया। 
पाकिस्तान के सूवो में लीगी और हिन्दुस्तान फे सूबो में बाग्रेसी मश्रिमण्डल, 
जो जहाँ पहले से काम कर रहे थे, घासन चलाते रहे | पूर्व और परिचम 
पजाब की तथा पश्चिम और पूर्व बंगाल की तथा आसाम की नसरह॒दें मिली 
हुई थी । कहाँ पर ठीक भारत बौर पाकिस्तान की सीमा पदच्ती हैँ, यह 
बहुत कुछ साफ होने पर भी कुछ बअनिश्चित-सा घा। इसोलए पाँच आद- 
मियो की पचायत बनी, जिसमें दो काग्रेस वी जोर से और दो लीग की ओर 
से पच मुकरंर किये गये । इस चारो पर एक अग्रेज सरपच सर श्रीरेड- 
पछीफ किन्तु १५ नगस्त के पहले ये पच अपना फैसला नहीं दे सवे। 
इगका फंसला जब चन्द दिनो के चाद मालूम हुला तव यह पाया गया कि 
पुछ हिस्से इधर से उघर कर दिये गये हू, जिसके कारण हिन्दुओं में -- मौर 
विशेपकर उने जगहों के लोगो में, जो समझते थे कि उनको भारत के साथ 
ही रहना चाहिए, पर पंघष के फंसेले के बनुसार थे पाब्न्तिन में देद दिये 
गये घे--दणा शोर मचा ' 

१५ वगस्त के परले से ही भारत बौर पाजिस्तान वे दीच की सरहदों 
पर अप्रेंज कफमरों फी मातहती में फौज ररी गई थी । झाणा की जाती घी 
कि सरहद पर कषगर दुए गटबडी हुई तो वहु फोज जनना थी रक्षा करेगी, 
पर एसा हुआ नहों । जब पश्चिमो पजाब कौर पाकिस्तान ऊे दूसरे हिस्दो 
में हिच्दुणें मौर मिव्यों पर बहुन वस्याचार शए तथा बहतेरे मारे गये, प्राय 
व घन-पम्पत्ति लूटी गई, ठव एस फौज से बोई सहायता हिन्दुओं को नहों 


३१० बापू के कदमों में 


मिली ! इधर दिल्ली में हमलोग १५ अगस्त को स्वतन्त्रता पाने के उपलक्ष 
में खुशियाँ मना रहे थे और इधर पश्चिमी पाकिस्तान में सिब्खो और 
हिन्दुओं को मार-काठ कर पाकिस्तान को हिन्दुओ से बिल्कुल पाक-साफ 
बनाने का प्रयत्न हो रहा था ' इसकी खबर दिल्‍ली तक तो कुछ देर से पहुंची, 
पर पजाब के लोगो को जल्द पता चल गया । उन्होने पूरबी पजाब में और 
आसपास के रजवाडो में बसे हुए मुसलमानों के साथ बदला लेना शुरू कर 
दिया । दिल्‍ली भी अछती न रह गई। चन्द दिनो के बाद वहाँ भी बडे 
पैमाने पर बलवा-फसाद आरम्भ हो गया । इस सारे बलवे का नतीजा यह 
हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान से हिन्दू और सिक्‍्ख, बेपनाह होकर, अपनी 
सारी घन-सम्पत्ति छोडकर, अलग-अलग बिखरी टोलियो में, पूर्वी पत्राव की 
और या उससे भी और पूरब निकलकर, अपनी जानें बचाने के लिए, भारत 
की दिश्वा में निकल पडे । उसी तरह, इस तरफ से म्सलमान भी पाकिस्तान 
को ओर चल पड़े 


१५ अगस्त के पहले ही महात्माजी दिल्‍ली से चले गये थे। वह नोआ- 
खाली के रास्ते में कलकत्ता में ८हरे थे । वहाँ भी भयकर बलवे का सामान 
हो गया था । मुसलमानों से बदला लेने के लिए हिन्दू तैयार हो गये । 
महात्माजी ने ऐसी स्थिति देखकर वहा ठहर जाना उचित समझा, जहाँ 
मुसलमानों की ही आबादी जादा थी । बहुत ही सख्ती के साथ अपनी जानो 
पर जोस्िम लेकर उन्होने बलवा न होने दिया, ऐसा वांतावरण पैदा किया 
कि बलवा एक प्रकार से असम्भव सा हो गया । इस घटना को सभी लोगो 
ने मुक्त कठ से उनके व्यक्तित्व के एक चमत्कार तथा उनकी अहिसा के जादू 
के नाम से मशहूर किया । उनकी अहिसा और उनके दृढ सकलप नें मुसल- 
मानो की रक्षा कर दी । पर परिचिम में अम।नुषिक अत्याचार हो ही गये । 
किसी भी जाति के लोग यह नही कह सकते कि उनकी जाति अपडे को इन 
दुष्कर्मों से अलग रख सकी । 

दिल्‍ली में स्थिति विगडने की खबर पाते ही महात्माजी दिल्ली चले 
आये । आते ही यहाँ भी फसाद रोकने में पूरी शक्ति के साथ डट खडे हुए । 
दिल्ली में यह खबर हो गई थी कि पाकिस्तान में सब कुछ जान बूझकर 
कराया गया है । गौर पाकिस्तान की इच्छा हैँ कि वह दिल्‍ली में भी काग्रेस- 
मत्रिमडल की हत्या कराके यहाँ के सेफ्रेट रियट पर दखल जमा बैठे तथा इसी 
प्रकार सारे भारतवध में अपना राज्य कायम करे, कम-से-कम गडबडी तो 
मचा ही दे । हिन्दू इस पर तैयार हो गये कि अब मुसलमानों को यहाँ से 
निकाल देना चाहिए । किन्तु महात्माजी ने दिल्‍ली पहुँचते ही स्थिति को 


दापू के कदमों में ३११ 


समस लिया | जो फमाद दिल्‍ली में चल रहा था उसे ही सबसे पहले रोकने 
में बहु लग गये | उनके बीच में पडने का फल यह हुआ कि हिन्दुओं ने 
मुसलमानों को भारतवर्प से तिकालने का इरादा या प्रयत्त छोड दिया। 
पर इसके पहले ही बहुतैरे मुसलमान कम चारी या तो पाकिस्तान चले गये 
या किसी-न किसी तरीके से हिन्दुस्तान में रह गये । यह सच छुछ होने पर 
भी हिन्द और सियख पश्चिमी प॒जाव से निर्वासित हो गये--उसी तरह पूर्वी 
पजाव और कुछ रियासतो से मुसलमान भी ' 

यह महात्माजी की ही अठौकिक शवित धी, जिसने हिन्दुस्तान में मसल- 
मानों को मारे जानें से अथवा निर्वानित किये जाने से वचा लिया। आपस 
का वँमनस्थ इस दर्ज तक बढता गया था कवि कही भी किसी कारण से अयवा 
विन्ता कारण के भी बलया-फत्ताद हो सकता था। मुसलमानों की फिर भी 
एघर वही दा होती जो हिन्दुओ भौर सिपसों की उघर हुई। 

दिल्‍ली शहर के कोने-कोने में फसाद फलता जा रहा था | पुलिस भौर 
फौज मुस्तंदी से शान्तिरक्षा में लगा दी गई थी; किन्तु वज़वाइयो पर अभी 
तक वह काव्‌ नद्दी कर पाई थी । पंडित जवाहरलालजी अपनो जान को 
जोखिम में डालकर, जहाँ-कही से सवर मिझतों वहाँ, चाहे दिन हो या रात, 
दौड जाते । उन्होने तो गवने मेंट की तरफ से पुलिस भौर फौज को हुक्म दे 
ही दिया घा कि बलवे को जल्द-से-जल्द सरती से रोको, महात्माजी ने भी 
गाते ही गपनी सारो शवित इसमें ठगा दी थी। अत चन्द दिनों में ही 
स्थिति घान्त हो चली ॥ 

महात्माजी हिन्दू बौर मुसलमान को, उनकी घामिक विभिन्नता होते हुए 
भी, एक हो राष्ट्र मानते थे । वह मानते और वहते थे कि गवनंमेंट का फर्ज 
हैं कि वह सभी लोगो को, चाहे किसी भी जाति के क्यो ने हो, बचाने का 
अपक प्रयत्न परे, जोर सवका जान-मालर सुरक्षित रखा जाय । उनकी इच्टा 
घी कि मोका अगर मिस्ते और पाकिस्तानी सरकार मजूर करे तो वह परद्चिचमी 
पाफिस्तान का झी दौरा बरेंगे । पर एसझा मौका ही नही कराया । गवनमेट 
ने जय देख लिया कि हिन्दू लौर सिक्स पाकिस्तान में ठहर नहीों सकेंगे तथ 
उसने पाकिस्तानी सरफार के साथ मिलयार उस बात का प्रबन्ध किया कि 
दोरी तरफ में सभी छोगो को चले जाने का मौका और सुविधा दी जाय बौर 
रास्ते में भी उनकी रप्ता फी जाय । इस प्रकार पचास और साठ छाम के 
बोच में हिन्दू गौर सिक्स पश्चिमी पराशिसतान से भारत चछे बाये और 
उतने हो मुस्र्मान भारत ते पराणिस्तान चले गये |! सद अपनी-अपनी 
सम्पत्ति छोटडकर टी ब्रायेन्यये । रास्ते में मी बटुतेरों पर हमले हए, छोग 


३१२ बापू के कदमो में 


मारे-लूटे गये । बहुतेरे तो लम्बी सफर की कठिनाइयो को बर्दाश्त न कर सकते 
के कारण रास्ते में ही चल बसे ! बहुतेरे लोग गवनंमेंट के प्रबन्ध में रेलो 
द्वारा लाये और पहुँचाये गये । पर अधिकाश पैदल ही, अपनी बेलगाडी या 
ऊँट या घोड़े इत्यादि पर, ला सकने योग्य बचा-खुचा सामान लिये-दिये, 
चले थाये | 

हिन्दुओ ने कई करोड रुपये लगाकर ल होर में बहुत बडी-बडी सस्थाएं 
कायम की थी । उनकी इमारतें तथा इनके सामान जहाँ-के-तहाँ रह गये । 
सख्या में तो प्राय जितने हिन्दू और सिक्ख पश्चिम से पूरब बाये, करीब 
उतने ही मुसलमान पूरब से पश्चिम गये । पर हिन्दु तथा सिक्ख बहुत घनी 
थे । उनके पास बडी-बडी इमारतें, जमीन के बडे-बडे चकले, बाग-बगीचे 
इत्यादि थे । मुसलमान उतने खुशहाल नही थे, इसलिए उनकी न तो उतनी 
बडी-बडी इमारतें थी और न उतनी जमीन ही । इसके अलावा, पश्चिमी 
पजाब में बहुत-सी नहरो के जरिये पानी पढाने का बडा अच्छा प्रवध था, 
इस कारण से वहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ थी । ऐसी बात पूरबी पजाब 
में नही थी, इसलिए घन वेभव तो हिन्दुओ ने ही बहुत खोया, जो बहुत ही 
खशहाल थे वे दरिद्र बनकर किसी तरह जान बचा भारत में आ गये ! 

इन सब घटनाओ से महात्माजी बहुत दुखी थे । वह पहले बराबर कहा 
करते थे कि वह इस प्रयत्न में हं कि १२५ वर्ष तक जीवित रहे । पर जो 
दुघंटनाएँ उन्होंने देखी-सुनी उनका इतना गहरा असर उनके दिल पर पडा 
और उनसे इतनी चोट उनको लगी कि अब वह कहने लगे, ऐसी परिस्थिति 
को देखने के लिए में जीवित रहना नही चाहता ! उनको इस बात का बडा 
दुख था कि इस अमानुषिक खून-खराबी में हिन्दू-मुसलूमान-सिव्ख सब-के- 
सब छारीक हो गये, कोई भी अपने को इस पाप से साफ नही रख सका ! 
इतना होने पर भी वह बिल्कुल निराश नही थे । वह समझते थे कि यह तो 
पागरूपन का एक झोका हैँ, जो कुछ समय पाकर निकल जायगा भौर तब 
सब लोग फिर एक बार उस्ती तरह आपस में मिलजुल कर रहने लग जाय॑गे, 
जिस तरह पहले रहा करते थे । इस प्रकार के वातावरण को फिर से पंदा 
करना वह अपना परम कत्तेव्य समझते थे । इसलिए वह किसी एसी काये- 
वाही को पसद नहीं करते थे जिससे इस वातावरण के फलने में कोई वाघा 
पडे । उनकी आशा थी कि अहिसा से अगर काम लिया गया और बदला न 
लेने की भावना को प्रोत्साहन दिया गया, तो एक समय ऐसा आयेगा 
जव हिन्दू और सिक्ख तथा मुसलमान फिर अपने-अपने घरों में जाकर वसेंगे, 
अपनी वचीखुची जमीन और सम्पत्ति फिर से पा सकेंगे । उसी नीति के अनु- 


जी 


बापू के कदमों में ३६३ 


सार वह भारत सरकार को काम करने की वरावर सम्मति देते रहे और 
सर मावना को फिर से स्थापित फरने में प्रयस्तनशील रहे । 

दिल्ली में वलवा-फसाद तो जल्दी ही रक गया, पर वायमणडल बमी 
सुघरा वही था--वह सदुभावना, जो महात्माजी चाहते थे, अमी छोटो नहीं 
थी । जो मुसलमान यहाँ से चले गये थे उनके मकाव खाली पडे हुए थे। 
गवर्न मेंट उनको क्षमी खाली रख रही थी कि उनके मालिक वापस आावार 
फिर यहाँ वर्मेगे । पर इसमें कठिनाई बहुत थी, वयोकि छास्रो-लास हिन्दू 
सौर सिबित् अपना घर-वार छोडकर भारतवर्ष चले आये थे। वे बिना 
घर और घिना रोजगार के, सहइको पर और गलियों में, ठ'करें खाते 
फिरते थे। वे मकान सालो रखना वर्दाशत नहीं कर सकते थे । वहुतेरी 
मस्जिंदे ऐसी थी जित पर हिन्दुओ ने कंब्जा कर लिया था। वातावरण 
फिर इसना दृषितस होता जा रहा था कि परयग पर आश्यका होती, 
धायद फिर कही फ्राद न पडा हो जाय । महात्माजी ने इस क्षुब्प वाता- 
वबरण को दुग्स्त करने के लिए अनधन आरपध्म क्र दिया। वह अनशन 
तब तक जारी रखा जबतक हिन्दुओं भौर सिक्‍पों ने मुसलमानों को यह 
आश्वासन पर संतुष्ट नही कर दिया कि वे निश्चिचन्त अपने घरों में आक 
रहें तथा तयती रत) वा यार हम हिन्दू-विवों पर छोड दे । मस्जिदों का 
खाली होना भी शुरू हो गया। बाहित्ता-भाहिस्ता बहुतेरी मत्तजिदें 
मुसलमानों को वापस कर दी गई । 

महात्माजी के अवशन का यह नतीजा हुआ कि वातावरण वित्कुछ 
चंदल गया । जो टुर्भायना फल रही थी वह बहुत हृद तक दूर हो गई। 
मसलमानों को इतमोनान हो गया । में दिल्‍्डी में हो था, पर नस्वस्थ था । 
तो भी, अनशन के दिनो में जो एक भान्ति-करमिटो बनी उसका प्रधान मुझे 
लोगो ने बना दिया । उत्ती फमिटी को तरफ से महात्माजी को जत्र प्रा 
आश्वासन दिया गया तब उन्होंने अनशन तोड़ा । अब मुसलमान समझ गये 
४ महात्माजी से वठकर उनसझा दूसरा कोई रक्षक और हितजिन्तक नहीं 
हैं । उनमें से जो ठोग पहले उनको अपना चैरी मानते थे वे कव उन्हें अरना 
मित्र समसने ये । सब जगहों में उनकी अहिसात्मक वबृत्ति अप्रत्यक्ष रीति 
मे--पर बहुत जोरों के साथ--फ्राम कर रही थी । यदि बह जीवित रह जाते 
तो उसमें सन्देह नहीं थिः उनरी तथा राष्ट्र झी ऐसा दिन भी देखने को मिझता 
उब सभी हिन्द्र और घपिफल अपने घरो पर यापम्र चद़े जाते तथा पारिल्वान 
गये हुए छमी मुसहमान भारत वादस जाते । पर ईवयर यो यह सहूर नही 
था सत्‌ ३१९६८ ४० यी ३० जनप री को एक हिन्द ने उनकी हत्या कर उाली ! ! 





छतीसवाँ अध्याय 


ऊपर कहा जा चुका है कि हम लोग छाडे वेवरू के म त्रिमडल में शरीक 
हुए । यह १९४६ के २ सितम्बर को हुआ । मेरे जिम्मे 'खाद्य और कृषि के: 
विभाग आये । 'उस समय देश में अन्न की वहुत कमी थो । इस बात का 
बहुत डर थां कि किसो-न-किसी भाग में भारी दुष्काछ आ जायगा। जिस' 
तरह बगाल में लाखो-लाख आदंमी अन्न॑-विंता भूंखो मर चुके थे, उसी तरह 
फिर एक वार यहाँ की भी दुर्ग ति-दुब्भैवस्था हो सकती हँ। सारे देश में 
जहाँ-जहाँ अन्न था, गवनंमेंट की तरफ से छोगो से लिया जा रहा था। 
भारतवर्ष के प्राय सभी शहरो में, बहुतेरे गाँवों में, विशेष, करके दक्षिण में, 
प्रत्येक आदमी के लिए नाप-तौल कर पाँच-छ छटाँक या इससे भी कम अन्ना 
दिया जाता था। इसी प्रथा को 'राश॑निग” कहते है । मे इस चित्त्त। में था 
कि कही राशन के लिए अन्न घट न जाय और लोगो को अन्न मिले ही 
नही । इसलिए बहुत जोरो से, चाहै देश का हों चाहे विदेश का, सभी 
जगहो में अन्न जुटाने का काम किया जा रहा था | पर जो अन्न इस तरह 
जुदाया जा सकते था वहं प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रति दिन पाँच छ. छठ्ाँक 
से ज्यादा नहीं हो संकता था । जहाँ के लोग जो अन्न बराबर से खाते जग; 
रहे थे,' उनको वही अन्न नही दिया जा सकता था । पहले चावरू की इतनी 
कमी थी कि दक्षिण के लोगों को भी, जो चावछ ही बहुत अधिक खाया 
करते हें, विदेश से आये हुए मकई भर गेहें दिये जाने लगे । उन लोगों के- 
घरो में इन अन्‍्नो को खाने योग्य बनाने के चवकी, तावा इत्यादि-जैसे न तोः 
साधन थे और न उनके पकाने का ढंग ही उन्हे आता था। कुछ दिनो के 
बाद दिल्‍ली और पश्चिमी सयुक्तप्रान्त में भी लोगो को गेहें के बदले चावरू 
अधिक दिये जाने लगे और वही उनको खाना पडा । उनकी यही स्थिति 
प्राय, १९४६ से ४७ के 'अन्त तक, जबतक में मन्रिमडल में रहा बनी रही । 
कभी-कभी ऐसा समय भी आया'कि किसी स्थान पर दो-चार दिलों से 
अधिक के लिए जन्न नहीं रह जाता था । इस तरह की खबरें देश के कोने- 
कोने से वंरावर आया करती और आवद्यकता के अनुसार अन्न पहुँचाने का 
प्रयत्त भी वरावर होता ही रहता । 


बापू के कर्मों में ३१५ 


नवम्बर १९४६ में काग्रेत का अधिवेशन मेरठ में हुआ;' जिसके प्रधान 
आचार्य कृपालानी चुने गयें। अब केन्द्र और प्रान्तो में जहाँ जहाँ बाग्रेस का 
चहुमत या, कांग्रेसी मश्रिमडल वन गये थे । फाग्रेस के घोषणापत्र के अनु- 
सार वे काम घला रहें थे । ज॑त। ऊपर कहा गया हूँ, केन्द्र में मुस्लिम 'लीग फे 
झगड़े के कारण कुछ विशेष हम कर नही पाते थे | बटवारे के वाद, जब हम 
फुछ फरने योग्य हुए तव, बलवा-फसाद के कारण छुछ कर न सके । फिर 
उत्के वाद तो छाखो-लाख निर्वा्तितो के प्रवन्ध का एक इतना बडा काम 
भारत-स रकार के हाथो में आया जिसे वह आज तक पूरा नही कर सकी हूं । 
हला काम तो यह था कि लोगो फी इतनी वडी सरया, सुरक्षित और सुब्य- 
वस्यित रीति से, किसी तरह पद्चिचम से पूरब लाई जाय गौर फिर पुरव से 
पश्चिम भी भेजो जाय । इस काम की फौज ने वडी तनदेही और सुव्यवस्पा 
फे साथ पूरा किया। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सभी लोग 
सुरक्षित ही पहुंचे । वीच दीच में काफलों पर हमले हो जाते भौर बहुतेरे 
मारे जाते तथा जो कुछ योडा-बहुत उनके पास होता वह्‌ छूठ लिया जाता । 
रेल के मुसाफिरो को भी इसी प्रकार हूट-मार का शिकार बनना पडता ॥ 
पहले जो लोग आये उनको छावनियो में रसने तौर टिकाने का प्रवन्ध किया 
गया । अब आहिस्ता-आहिस्ता उनको जहाँ-तहाँ वसाने का काम किया जा 
रहा हूँ, जो अभी तक पूरा नही हुआ हूँ । गवर्न नेट इस काम में करोड़ो रपये 
सर्च कर रहो हूं । नये गाँव मौर शहर वसाये जा रहे हूँ । हजारो-हज र की 
तादाद में उनके लिए जहाँ-तहाँ नये मकान बनाये जा रहें हूं। जहाँ जो 
जमीन खाली पडी हूं वह उनमें वाटो जा रही हूँ | पर उनकी सरया इत्तना 
अधिक हूँ और जमोन इतनी कम हूं कि गर-आवाद जमीन यथा पराविस्तान 
चले गये हुए मुसलमानों की छोडी हुई जमीव मिलाकर भी उस जमीन के 
मुफावले बहुत ही कम पटतोी हूँ जो हिन्द और सिक्स पराकित्तान में छोड 
आये हू । इसलिए प्रत्येक किसान-परियार को उस जमीन के मुकाबले में जो 
उमके पास पहले थी, बहुत फम ही जमीन दी जा सकती है, वह भी नहरों 
ओर आवपाशों के इसरे साधनों फे अभाव में बहुत कमजोर जमीन ' 
किसानों के मअछावा एक बहुत बड़ी संस्या आज के भारत में ऐमे लोगों 
की भी हूं जो दूसरे रोजगार किया फरते पे--ज॑से व्यापार, सरवारों तथा 
गेर-सरफारी नौकरी, फारखानों फी मजूरी शत्पादि। वाणपिज्य-व्यापार 
बहुत फररे हिन्दुओं जौर सियसों के हाय में हिन्दुस्तान फे उस टिस्से में था 
जो पाकिस्तान में पटा हैँ । हिुनो कौर सिक्यों फी दूकानें फेचल हिन्दू और 
सिफ्सय के लिए ही सामान नहीं बेचा फरती थी, दल्डिः मुसछमान के छिए 


३१६ थापू के कदमों में 


॥ ! के 

भी । अब वे दूकानदार इधर चले आये | यहाँ पहले से ही काफी दृकानदार 
मोजूद हे, क्योकि इधर भी बहुत करके व्ाणिज्य-व्यापार हिन्दुओ के ही 
हाथो में था । और, जो मुसलमान पाकिस्तान गये वे दुकानदार नही थे, 
खरीदार ही थे । इस तरह तिजारत-पेशा लोगो की एक बहुत बडी सख्या 
इधर आ गई हूँ, जो पहले बहुत खुश-हाल थे, पर जिनको हृधर कोई रोज- 
गार नहीं मिलता । इस तरफ के बहुत ऐसे काम करनेवाले, जो बहुत करके 
देहाती जीवन के मुसलमान थे, उधर चले गये । नतीजा यह हुआ कि एक 
बहुत बडी सझ्या ऐसे लोगो की आज भारत में आ गई हैँ जिनको कोई 
घन्धा या रोजगार देना कठिन हूँ । उसी तरह ऐसे लोगो की बडी सख्या 
उघर चली गई हूँ जो यहाँ मजूरी के काम करते थे । इसके उल्टा, पाकि- 
स्तान को इस्त हलचल से लाभ-ही-छाम रहा है | एक तो उसके हाय बहुत 
अच्छी उप्जाऊ जमीन आ गई । इधर से गये हुए मुसलमानों क। ही नहददी, 
बल्कि वहाँ के रहनेवाले मुसलमानों को भी वह सारी जमीन बाँट दी गई । 
इस तरह निर्वासित लोगो को, ओर बहुतेरे दूमरो को भी, पहले के म॒काबले 
अधिक और काफी जमीन मिल गई । हिन्दुओ के बडे-बडे आलीशान महरूू 
उनके कब्जे में आ गये । दूकानदारी और तिजारत का नया रोजगार वहाँ के 
बाशिन्दो को, चाहे वे निर्वात्तित हो या दूसरे मिल गया । इसलिए पाकिस्तान 
की गवरनंमेंट के वास्ते निर्वासितो की समस्या बहुत हल्की और सीधी रही 
है ! शायद उन्होने शरणाथियो को बसाने का काम पुरा भी कर लिया हूँ । 

बटवारे के चन्द दिनो के अन्दर ही कश्मीर का बडा मसला भारत के 
सामने आ गया । अग्रेज-सरकार ने अपने जाने के वक्‍त सभी रजवाडो को 
सुलह की उन सभी शर्तों से मुक्त कर दिया जो दोनो के बीच में हुई थी। 
इसका नतीजा यह हुआ कि प्रत्येक रजवाडे को इस वात की स्वतन्नता मिल 
गई कि वह चाहे पाविस्तान के साथ मिल जाय अथवा भारत के साथ । 
“१५ भगस्त' ४७ तक ही, कुछ को छोड, प्राय सभी रजवाडे जो भारत के 
दायरे में थे, भारत से मिल गये । जबतक सव बातें विधान-परिषद्‌ द्वारा 
और आपसी बातचीत से तय न हो जाये, तबतक के लिए उन्होने मारत- 
सरकार के साथ वही सम्वन्व जारी रखने का अस्थायी सुलहनामा कर लिया 
जो उनका अग्रेजो के साथ था | केवल कश्मीर और हँदराबाद ने अस्थायी 
सुलहवामा नही किया, भारत में सम्मिलित नही हुए। कद्मीर में हिन्दू 
महाराजा, पर प्रजा का अधिकाश मुसलमान  हैँराबाद में मुपलमान 
निजाम बोर प्रजा अधिकाश हिन्दू ! रजवाडो में यही दोनो राज्य सबसे बडे 
भी थे । कश्मी र--मा रत और पाकिस्तान दोनो की सीमा से छमा हुआ प्रदेश 


बापू के फदमों में ३१७ 


और हंदराबाद भारत के मध्य में ! कश्मीर के मुसलमानों में बहुत ऐसे थे 
जो हिन्द राजा को तो नही, पर भारत के साथ रहना चाहते थे | हेँदराबाद 
के चहुतेरे मुसलमान उसको एक स्वतय् राज्य बनाकर पाकिस्तान के साथ 
मेल-मुआफकत रखना चाहते थे पाकिस्तान की बांखे भी उस तरफ लालच 
की निगाहे डाल रही थी । पाकिस्तान शायद आशा करता था कि सारे भारत 
में इस्डार्मी सल्तनत कायम करने में हंदराबाद से उसे पूरी मदद मिलेगी | 
किन्तु वहां की हिन्दू प्रजा, थो सी में मद्वामी थी, मारत के साथ रहना चाहती 
थी । कुछ दूसरी छोटी-मोटी मुसलमानी रियासतें भी रही जिनमें कई ऐसी घी 
जो मौका मिलने पर शायद पाकिस्तान के साथ रहना ही पसद करती | पर 
एवाघ ऐसी भी थी जिन्होंने खुले दिल से भारत के साध मिलना पसद किया । 
फश्मीर के महाराज भौर मुसलमान प्रजा की एवं वंडी सरया दस 
हुविधा में पडकर समय वाट रही थी कि हिन्दुस्तान के साथ मिलकर न तो 
पाकिस्तान को नाखुश करें बौर न पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को | 
यह वात पाकिस्तान को वर्दाइत नहीं थी । उसने सरहद के कवीला लोगों 
फो कश्मीर पर घढाई फर देने के लिए प्रोत्साहित किया | फेवल अपने देश 
से होकर उनको राष्ता ही नही दिया, वल्कि हृपषियार कौर योग्य फौजी मदद 
भी दी, पर गप्त रीति से ही, ताकि थे फ्थ्मीर पर घावा बोलकर कब्जा भी 
कर ले । स्थिति बहुत नाजुक हो गई । हमला करनेवालो ने बहुत ज्यादतियां 
भी की, जिनके यगरण वहाँ की जनता बहुत दुपी हुई । अन्त में, जय कश्मीर 
की राजधानी श्रीनगर से घोडी हो दूर पर आफ्रमणका री रह गये थे तब 
महाराज और प्रजा के प्रतिनिधि शैेस अच्दल्छ़ा-दोनो--ने एक साथ ही 
मिलकर हिन्दुस्तान के साथ कश्मीर को मिला देने का प्रस्ताव दिया और 
भो भमाँगो । भारत-सरकार ने फश्मीर फे उस प्रस्ताव को मजर पर 

मदद भेजी । एम त्तरह छणई घर हो गर, जो अनी तक समाप्त नहीं ह 
है । लड़ाई में भारतीय सेना ने आफक्मंगवारियों थो ओर पाहिस्तानी फौज 
फो पष्मीर के बटय बट भूमाग से निशाल दिया है । बब यहाँ भारत यी 
तरह प्रजायन्‍प वा बाम चघ रहा है | बर ऊप्मोर वे झुछठछ उस ट्समि पर जो 
बिउल पदिप्री पजात से मिटा हुआ हैं ओर उस हिस्दे पर भी जो पशिवप- 
उत्तर में पहाही इलाया #, परायिस्तानियों यो वाजा भो है। मामएा 
अन्तरराष्ट्रीम सपर के मामने पेण है । ज्न्नों ता कोई फैपला नही हम्ा हैं । 
दो! तरझ की णोजें जपनो-तपनी जगरो पर सब तरह में हम 4ठी #5 7 । 
एूँदरादाद में मुसप्मानों फा शत्र रठ था, लो बायने यो 'रजायार' रहा 
फरसे ये लौर जो यह मनमूदा रापते थे झि दिल्‍ली फे शाल-दिले पर निशाम 


का 


३१८ बापू के कदमों में 


का भासफजाही झडा फहरायेंगे । रजाकारो ने वहाँ के हिन्दुओ के साथ बडी 
ज्यादतियाँ की । जो मुसलमान उनका विरोध करते थे गौर हिन्दुस्तान के 
साथ रहने में ही वहाँ की प्रजा का मा समझते थे उनके साथ भी बहुत 
बुरा ब्रत्ताव किया गया । जब यह जुल्म बर्दाश्त के बाहर हो गया भोर 
इसका बुरा असर भारत के दूसरे हिससो पर भी पड़ने रूगा, तब भारत- 
सरकार ने हँदराबाद में जाकर अपना कब्जा जमा लिया। रजाकार भाग 
खडे हुए। निजाम ने भारत-सरकार का स्वागत किया । मब और रजवाड़ो 
की तरह हेदराबाद भी भारत के साथ मिल गया हैं । 

इन सब उलझनो और अन्न की कमी की कठिनाइयो तथा निर्वासितो के 
बसाने की समस्या में ही अबतक भारत-सरकार की शक्ति बहुत करके रूगी 
रही । गौर-ओर दूसरे मामले तो उसके सामने थे ही । यह ईश्वर की दया हे 
कि इन आफतो में रहकर भी भारत अपने को अभी तक बचाये रख सका हैं । 

ऊपर कहा जा चुका हैँ कि विधान-परिषद्‌ बन चुकी थी । उसका पहला 
अधिवेशन १९४६ में ९ दिसम्बर को हुआ था । उसमें में ही उसका सभापत्ति 
चुना गया । खाद्य-विभाग के काम के साथ साथ में यह्‌ काम भी करने लगा । 
जब बटवारा-कौंसिल बनी तो वह फाम भी मेरे जिम्मे आया । में किसी तरह 
इन सबको निबाहता गया । बापू का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता गया। 
जहाँ तक अपने जिम्मे के काम का सम्बन्ध था, उससे मुझे सतोष रहा । 

महात्माजी का विचार था कि अन्न पर नियत्रण गैर-जरूरी हु, उसे 
उठा ही देना चाहिए । उन्होने गपना यह मत कई बार प्रकट भी किया, पर 
प्राय एक बरस तक में कुछ कर नही सका, क्योकि स्थिति इतनी नाजुक 
थी कि उस वक्‍त कोई परिवत्तंन करना खतरे से खाली नही था । मुझे सब 
वातो के समझने गौर देखकर अपना मत स्थिर करने में भी समय लगा। 
इसलिए जत्र १९४७ के प्रारम्भ में महात्मगजी ने नियत्रण उठाने के सम्बन्ध 
में जोर लगाया तब मेने भी निग्चपय किया कि अब इसे हटा देना द्वी 
चाहिए। पर इसमें कठिनाई बहुत थी । एक कठिनाई तो यह थी कि 
मत्रिमडल के हमारे साथियो में बहुतेरे सहमत नही थे, दूसरी यह कि खाद्य- 
विभाग के बडे और छोटे कमंचारी प्राय सव-कैे-सब इसके विरोधी थे ! यहाँ 
तक कि अधिकाश प्रान्तीय सरकारें भी इसका विरोध कर रही थी, और जो 
विरोध नही करती थी वे भी केवल मौन रखती, खुरूकर समर्थन नहीं 
करती । मेने पहले खाद्य तेलो पर से नियत्रण उठाया, क्योकि वहुत जगहों 
में तेल मिलता ही नही था और जो मिक्ता था वह भी बहुत महंगा। 
नियत्रण उठाने का फल यह रहा कि तेल मिलने लगा । अब भी वह यद्यपि 


बापू के कदमों में | रै९ 


सरकारी नियत भाष से महंगा पडता तथापि जिस भाव में वह चोरचाजार 
में बियय करता उससे बहुत सस्ता और सभी जगहों पर मिल जाता । इससे 
भेरा उत्साह बढ़ा । मेने एक कमिदी मुकरंर कर दी थी जो साथ समस्या पर 
विचार करके गवर्न मेंट फो राय दे कि उसे क्या करना चाहिए। उस कमिटी 
के सामने दोनों हो वात घी--श्लाद्य-पदाधों के वितरण की कौर उत्तत्ति फो 
भी । इनमें वित्तरण का सम्पन्ध नियत्रण के साथ था। उस्त कमिदो ने 
सिफारिश की कि नियत्रण आहिस्ता-आहिस्ता फरके हदाया जाय और 
गवरनं मेंट अपन पास अर रखने का प्रवन्ध करे, ताकि जहाँ भी हनन्‍त को 
कभी हो वहाँ वह आसानी से जल्द-से-जल्द पहुँचाया जा सके। इस सिफारिश 
से मे बल मिझा । अन्त में मश्रिमदल ने भी मेरी सिफारिश मजर कर 
ली । नियप्रण हल्के-हल्के उठाने का निश्चय किया गया । 

इसमें मुझे महात्माजी से मदद लेती पड़ी) उन्होंने मेरे कहने से 
मधिमडल के लोगो के साथ बातें की, उनको अपना दषप्टिकोण बतलाने ओर 
समसाने का प्रयत्न किया । उठी तरह उन्होने प्रान्तीय मत्रियों के सम्मेलनों 
में आंणे 2ए छोगो से भी बातें फीं और नियत्रग उठाने पर जोर दिया १ 
सेने नियश्रण उठाने का निश्चय साद्य-मत्री की हेसियत से किया । अब मु्ने 


एस निश्चय को यार्यान्यित करना था। एतने में मुस्ते अचानक कोर अनायास 
सपम्रमिमठल से हट जाना पडा । । 


आताय॑ छृपालानीजी राष्ट्रपति थे, पर बह गवनमेंट के कामी से नासणभ 
थे। भंकि वह समझते थे फि काग्रेस फी मोर से मप्रिमहल पर वह उतना 
अजगर नही डाल सकते जितना पड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने पद- 
त्याग थी इच्छा कई बार प्रवट की । महात्मात्ी ने और छोगो ने भी उनको 
समसा-धु सावार ऐसा करने से छुछ दिनो तक रोक रसा ) पर बब बट ऐसी 
अवस्था में पहुंच गया कि वह विस्‍्सी तरह रहुना नहीं चाहते थे। अखिल 
भारतीय फापग्रेम-पमिटी पी एक बैठक दिल्‍्ल हुई । ययारोति वकिग- 
फमिटी यो बैठा नो ह४। वहाँ पर यह मामा पेश हा । एक प्रकार से 
निश्चय हुआ कि उनवंग इस्तीफा सजूर फ लिया दूसरा बोए रास्ता 
नहीं हैं । ज्व यहू प्रश्न उद्या कि कापग्रेस का सभापति पौन होवे । महात्माजी 
फा विचार था दि समाजवादी दद मे नेता श्री ययप्रक्राश मारायण या 
सायाय भचप्रयतो को यह पद दिया जाग । उन्होंने जब यह देशा कि 
वरिद्ितामिदी में इस घाठ पर एय्मस नहीं हैं कौन प्रष्ठ छोग इसके फटे 
दिसेयी भी हूं. दो यह चुप हो गये ! फोर्ड बात तय सही हो सकी । प्रशिए्द- 
शमिटों उठ गई; ग्रयोकि बसेम्वडों की बदकफ फा समय हो जाया पा प्लैर 


३२० बापु के कदमो में 


वहाँ मुझे प्रधान का स्थान ग्रहण करना था। वहाँ भी एक विचित्र प्रइन 
उपस्थित था । वह यह था कि विधान-परिषद्‌ के नियम के अनुसार उसका 
सभापति ही वहाँ प्रधान बनकर अधिवेशन में बंठ सकता था । बटवारे के 
बाद विधघान-परिषद्‌ के जिम्मे दो बडे काम आ गये-- एक तो विधान वनाने 
का, जो पहले से हो हो रहा था और दूपरा यह कि अब वही व्यवस्थापिका- 
सभा के काम के लिए भी जिम्मेदार बना दी गई। व्यवस्थापिका सभा में 
कोई भी मन्रिमडल का आदमी 'स्पीकर' का स्थान नही ले सकता था, 
क्योकि उसे मत्रिमडल और दूसरे सदस्यो के वाद-विवाद में निष्पक्ष होकर 
काम करना पडता है । इसलिए आवश्यक हो गया कि मे या तो मन्रि-मडल 
से हट जाऊँ या विघान-परिषद्‌ के सभापतित्व से । लोग चाहते थे कि में 
विधान-परिषद्‌ का सभापति बना रहूं और मन्रि मडल में भी रहूँ | इसलिए 
नियम बदलना आवश्यक हो गया । मेने अपने अधिकार से नियमो को बदल 
दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि में यद्यपि विघान परिषद्‌ का सभापति 
बना रहें, तो भी वह व्यवस्यापिका-सभा की हँसियत से जब कभी बैठे तव 
म॑ उस जगह पर प्रधान का आसन ग्रहण न करूँ----उसके लिए 'स्पीकर' 
चुन लिये जायें । 

उस दिन स्पीकर के चुनने का काम विधान-परिपद्‌ के सामने था। 
श्री मावठलकर स्पीकर चुने गये । उनको मेने अपने स्थान पर बिठा दिया। 
दो-तीन घटो के बाद ही अखिलभारतीय काग्रेस-कमिटी की बैठक सिपहर में 
दिल्‍ली में ही होने जा रही थी, जहाँ आचाये कृपालानी का इस्तीफा मजूरं 
करके उनकी जगह पर राष्ट्रपति चुन लेना था । वर्किज्भ-कमिटी में यह बात 
तय नही हो पाई थी कि कौन चुना जाये--यद्यपि वहाँ पर किसी ने एक 
बार मेरा नाम भी लिया था, किन्तु उस पर नतो मंने ध्यान दिया था और 
न दूसरों ने ही । मे विधान-परिषद्‌ में वंठा हुआ था कि मुझे सूचना मिली 
कि पडित जवाहूरलालजी तथा सरदार वल्लभ भाई मुझ बला रहे है । में 
वहाँ गया । बातचीत हुई । उनलोगो की राय हुई कि मुझे ही काग्रेस का 
समभापतित्व लेना चाहिए । में बड़े असमजस में पड गया । एक तो खाद्य और 
कृषि विभागो का काम थ ही, जिपमें नियत्रण हटाने की नीति को कार्यान्वित 
करना था, दूसरा काम अन्न को उपज बढाने और गोवशज्ञ की वृद्धि तथा 
उन्नति करने का भी था, जिसमें दूध जौर अच्छे बलो की कमी के कारणं 
मेरी विशेष दिलचस्पी थी | यह सब मेरे ही जिम्मे था। में दिन रात इन 
समस्याओ के सुलझाने में लगा हुआ था | इधर विधान बनाने का काम भौीं 
कम महत्त्व नही रखता था | यद्यपि अब व्यवस्थापिका सभा के सभापतित्त्व से 


बापू के फदमों में ३२१ 


भर बटवारा कमिटी के काम के समाप्त हो जाने की वजह से मु्ते फर्म 
मिल गई थी, फिर भी विधान का फाम काफी जटिल तथा चढा था, जिममें 
वाफी समय और परिश्रम उगाना था । मेरा स्वास्घ्य भी कमजोर था। में 
पहले-जितना परिश्रम भी वर्दाइ्त नही कर सवता था | इतने पर सी याग्रेग 
का बोझ मी जब मे ही सेमालना पडे तो यह सब असमव-सा मालूम होने 
ठगा । मंने वहा दि में यदि दाग्रेम वा काम उठाऊे तो मसले साथ-इपि- 
विभाग से तो वयश्य म॒फ्ति मिलनी चाहिए मौर हो सकता हैं कि शायद मे 
विधान परिपद्‌ का भी सभापतित्व छोडना पढे, बर्बोकि काग्रेस का काम भी 
काफी मुश्यिल था और मनभेंदों के कारण अधिक्र जटिल भी होता जा रहा 
था | ऐसा विधार हुआ फि मसले कृपालानीजी का स्थान तो लेना ही पडेगा । 
मे इनकार भी नहीं कर सकता था, वयोकि इसका बघ यह निवल्ता था कि 
में मत्रिपद को छोटना नही चाहता । म्॒ते बहुत सोचने का समय भी नही था । 

वहाँ से महात्माजी के पास गया । सब वातें मंते वह सुना । वह उनका 
मोौन-दिवस था । इसलिए वह जो छुछ कहना चाहते थे, कागज के पुर्जो पर 
लिखकर ही कहते थे । उन्‍होंने ल्सिकर बताया कि उनको यह प्रस्ताव पसन्द 
नहों हूँ । जब मंने यह वाहा छि काग्रेस का समापतित्व नामजूर करके में 
मत्री बना रहना कैसे पमद कर सकता था गौर यदि पसंद भी करता तो इसे 
पहेता किस तरह, तव उन्होने मेरे इस असमजस को समझ लिया और अपनी 
राय नहीं बदली । चूंकि बखिलभारतीय वमिटी के अधिय्रेशन था समय हो 
गया था, इसलिए महात्म' जी यो बौरों से यृछ बहने का समय भी ने मिर 
सहा। मे समापति चुन लिया गया । पर उसे समजूर करते हुए मंने बही पर 
वसिल्मारतीय क्ा4यस-फमिटी के सामने यह घोषणा भी कर दी कि मे मंत्रि- 
पद में बलग हो जाऊगा ओर चहाँ से मतित पाने पर ही वॉप्रिेस का काम 
संबादूंगा । एप तरह, पबत्क सबनेमेंट कोई दूसरा प्रवध ने जर , झसे 
प्राय टेउ महीने नझ समझो दना रहना पडा। मंणे १९४८ में £४ जनवरों 
की पहा से मुक्ति मिद्री । तय से में वाजाब्या सारेस बा कास सेंभाएपे 
रुगा। एस दोतीन ही दियो के अन्दर महात्माजी का साराम उपयात 


न्द्र 
पा शयशेक, क्ककनक ४३ पक लछटप हि रा चरमणा+ ब्याह गन अन्‍्यकत-5ा--बहमकक 
हभा बोर परस्ावे-मोलएपे दिए उातों दृत्या हरई ! 


4 $% 


एप छोच से, मेरी लस्पर्यता थे! बारण, मशाएन्‍जी के साथ मेरा चना 
पर्व रहक घाहिए था, बरी रहा । पर ये भी प्राय प्रतिदि में एश दे 
उनसे पा छान ही, सयोडि तीन पि्नेंद्र आर मरप दाम में लिम्पे मद 
रहे थे। एक राम तो हिरर-घम्दिम सदभादना बदाने का था, छिपा लिए 
पहड़े दा चुण हूँ और जिसे शिए उन्होने कनशन लिया था । ट्रमरशा शाम 


३२२ बापू के कदमों में 


था काग्रेस की नियमावली के सशोधन का, जिसकी बात चल रही थी और 
जिसके लिए एक कमिटी भी बनी थी । कमिटी के मेम्बर विचार-विमर्श के 
लिए महात्माजी के पास जाया करते थे । में भी उसमें शामिल हुआ करता 
था । इसी विचार-विमर्श का नतीजा था कि उन्होने अपनी हत्या के कुछ ही 
घटे पहले अपने विचारो को लेखबद्ध कर दिया था। उनका ख्याल था कि 
'काग्रेस अब राजनीति के काम से, जिसमें वह प्रत्यक्ष भाग लेती रही थी 
भोर अपने मत्रिमडल द्वारा काम करा रही थी, अरहूग होकर लोक-सेवा का 
काम करे | लोक-सेवा द्वारा ही वह गवनेमेंट पर जो कुछ असर डाल सकता 
है, डाले । पर यह काग्रेस के प्रमुख छोगो को पसद नही था !' इसलिए, 
नियमावली में जो सशोधन हुआ उसका रूप ऐसा नही हुआ कि काग्रेस एक 
'लोक-सेवक-संघ वन जाय । पर उनकी मृत्यु के कारण इस विषय पर और 
ज्यादा जोर देनेवाला भी अब कोई नही रह गया । तीसरा काम वह था 
जिसमे उनकी बहुत दिऊरूचस्पी थी । वह था हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के अलावा 
'रचनात्म# कार्य-क्रम को प्रोत्साहन देना । इस बात की चर्चा बहुत दिनो से 
चल रही थी। निश्चय हुआ था कि रचनात्मक कार्य करनेवालो का एक 
सम्मेलन सेवाग्राम में किया जाय। उसके लिए फरवरी १९४८ के पहले 
सप्ताह में तिथि भी निश्चित की गई थी। महात्माजी का विचार था कि 
उसमें वह शरीक होवें इसलिए वह वर्धा जाना भी चाहते थे। में भी सम्मेलन 
में शरीक होना चाहता था। साथ ही, दिल्‍ली की कडी सर्दी से बचने के लिए 
भी मे वर्धा जाना ही चाहता था, जिसमें एक पथ दो कोज' का अवसर 
मिले, यानी स्वास्थ्य भी सुधरे और रचनात्मक कार्य क्रम के कार्यकर्ताओं के 
सम्मेलन में शरीक भी हो आऊं । 

जब हिन्दू-मुस्लिम-पसमस्या कुछ उलझती हुई नजर आई तब उन्होने 
उपवास भी किया था । उपवास तोडने के बाद भी वह चाहते थे कि उन 
शर्तों को पुरा करा दें, जिनको उपवास तुडवाने के समय सब छोगो से 
मजूर कराया था। उधर रचनात्मक-सम्मेलन के प्रवन्धकर्त्ताणओों का बहुत 
जोर था कि महात्माजी सेवाग्राम जरूर आवें । महात्माजी ने अपनी सहमति 
के साथ यह अनुमति मुझे दे दी कि म॑ वर्धा जाऊं, पर अपने सम्बन्ध में 
उन्होने यह भी कहा कि वह तभी दिल्‍ली छोड सकेंगे जब मुसलमान नेता 
उन्हे जाने की इजाजत दे देंगे । मेरी बात उन नेताओ से हुई। उन्होंने 
इजाजत दे दी। में ३० जनवरी ( १९४८ ) को बहुत सवेरे, हवाई जहाज 
से नागपुर होते हुए वर्धा के लिए रवाना होने के पहले ही, महात्माजी से 
मिला | मसलमभान् नेताकों के इजाजत दे देने की बात उनसे करे दी ।॥। 


बापू के कदमों में र२३े 


उन्होने मुझसे वादा करते हुए कहा कि वह दो-तीन दिनो में रचतात्मक- 
कार्य कर्त्ताओ. के प्तम्मेलच में भाग लेने पहुँच जायेंगे, तततक में भागे चलकर 
अपना स्वास्थ्य दुरुस्त कर लू और वहाँ का प्रबन्ध भी देखूं । में इन आश्या 
के साथ दिल्‍ली से रवाना हुआ कि वहाँ दो-तीन दिनो के बाद पूज्य बापू के 
दर्शन होगे ही--रचनात्मक कार्य क्रम को भी, जो काग्रेस का मूल कार्यक्रम 
तथा आधार हूँ, स्फूरति मिलेगी । भौर में उनको सहायता से इस काम को 
आये बढा सकूगा । 

म॑ उसी दिन ढाई बजे के करीब वर्धा पहुँचा । रास्ते की सर्दी और 
थकावट से वहाँ पहुंचते ही कुछ हल्का-सा ज्वर हो आया। पाँच बजे के 
लगभग डावटर महोदय देखने आये । वह मेरा हालचाल सुन ही रहें थे कि 
एँक लडका दौडा हुआ आया भौर बोछा कि महात्माजी की मृत्यु हो गई ! 
पहले तो हमको उसकी वात पर विश्वास ही नही हुमा; क्‍योंकि महात्माजी 
को में नौ-दस ही घण्टे पहले स्वस्थ देख आया था । पर उनको रकक्‍्त के 
दवाव की बीमारी पहले बहुत थी । यद्यपि उन्होनें सयम फरके उसे दवा 
दिया था, तो भी मुझे यह डर हुआ कि शायद उपस्थित चिन्ताओ के कारण 
अचानक उसकी वृद्धि हो गई होगी । मेने उस लडके से पुछा कि यह खबर 
उसे कंसे मिली । तव उसने कहा, यह रेडियो में कराई हैं । पर वह समय 
रेडियो में खबर जाने का नहीं था। इससे और भी सदेह हुआ । फिर 
हमने कहा, रेडियो ले आओ, जिसमें छः वजे खबर सुन सके । दोडकर लोग 
रेडियो ले आये । पर छ बजे तक इन्तजार नहीं करता पडा। पहले ही 
मालम हो गया कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई है, किसी ने गोली मार दी 
हैँ! फिर रात को णडित जवाहरलाल और सरदार वलल्‍्लम भाई के रेडियो 
द्वारा भाषणों से सब वार्ते स्पष्ट मालूम हो गई । भव मे क्‍या करू ? 
वहाँ रहें या दिल्‍ली जाऊँ ? दिल्ली से देलीफोन द्वारा सम्पर्क मृहिकल था, पर 
नागपुर के साथ हो सकता या । वहाँ से पता लूमा कि उसी रात श्रीरामदास 
गाघी को छे जाने के लिए कोई खास हवाई जहाज वम्बई से नागपुर आयेगा, 
में भी अगर चाहूँ तो उससे दिल्ली जा सकता हें | यह भी सूचना मिली कि 
सेरा दिल्ली पहुँच जाना अच्छा होगा । मे रात-भर सो नहीं सका! पर 
सवेरे चार वर्ज वर्षा से रवाना होकर छ बजे नागपुर पहुँच गया । वहाँ से 
शीरामदास गाघथी तथा दूसरे मित्रों के साथ दस वजे दिल्ली पहुँचा । वाप्‌ के 
'शरीर का अन्तिम दर्शन, जुलूस निकलने के पहले, कर सका ! राजघाद के 
अन्तिम सस्‍्कार में भी शरीक हो सका । 

रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलन कुछ दिनो के लिए स्थग्रित कर देना 


२२६ बापू के कंदमोा मे 


पर महात्माजी के मृंह में अन्तिम शब्द राम का ही आया। इससे' 
बढकर उनकी तपस्या का और कक्‍्यप युन्दर फल हो सकता था ” गोली भी! 
मारी गई एक ऐसे कारण से, जो उनके जीवन का एक बडा घ्येय और ब्रत 
था । उन्होने सारी जिन्दगी हिन्दु-मुसलिम एकता के लिए प्रयत्न किया था । 
जब समय आया तो मुसलमानो की रक्षा के लिए उन्होने अपनी जान को 
परवा न करके अपनी सारी शक्ति उस अहिंसा की प्रतिष्ठा में लगा दी, जो 
उनके जीवन का लक्ष्य था, बस वह आननन्‍्दपूर्वक गोली के शिकार बन गये !' 

उनकी मृत्यु का समाचार पाकर सारा देश स्तव्घ गौर विह्वल हो गया । 
जो मुसलमान उनको अपना बरी मानते थे, वे भी अब समझ गये कि उनसे 
बढ़कर उनका दूसरा कोई हितू नही था । शरीर से वह चले गये, पर अमर 
आत्मा अपना काम कर रही हैं । अब समय आ गया था जब सारा ससार 
उनकी वाणी को समझता और उसके सत्य-अहिसा के सिद्धान्त को ग्रहण करने 
के लिए उसे आमच्रित किया जा सकता । पर शायव भगव्गन्‌ ने समझा कि 
यह निमत्रण आत्मा ही आत्मा को दे | ऐसा ही हो भी रहा हू । गाज यययि 
ससार के सभी देश--यहाँ तक कि महात्मा गाँधी का भारत भी, उनके अनु- 
यायियो के शासन में भी--हथियारो का सहारा ले रहे है, युद्ध की तैयारी 
में व्यस्त हे, त्तो भी हृदयों का गहर। मथन सभी जगह हो रहा हूँ । सब 
लोगो का घ्यान हथियारों की नि सारता और अहिंसा की सार्थंकता की ओोर 
आ रहा हैँ । भात्मा आत्मा को पुकार रही हूँ । महात्मा गाधी मरकर भी 
सारे ससार को जिलाने के शुभ काय॑ में सरूूग्त हे । 

भारतवासियो का एक बडा कतेंव्य है । वह यह है कि महात्माजी के 
अघ्रे काम को वे पूरा करे । सत्य और अहिसा को प्रतिष्ठा के लिए समाज 
का गठन ही ऐसा होना चाहिए जिसमें हिसक प्रवत्तियो को कम-से-कम पन- 
पने का स्थान और अहिसक वृत्तियों को प्रोत्साहन मिले । ऐसा समाज तभी 
वन सकता हैं जब उसका प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उन छिद्धान्तों पर 
ढालना अपना ब्येय मान ले गौर इस प्रयत्न में लग जाय | इसीलिए 
महात्माजी ने ग्यारह ब्रतो का प्रतिपादन किया था, जिन्हे प्रार्थना के समय 
वह वरावर दोहराया करते थे । वे ब्रत हें-- अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चय॑, 
असग्रह, श रीर-श्रम, अस्वाद, आत्म-निर्भ रता, सर्वंघर्मं-समानत।, स्वदेशी-स्पर्द - 
भावना | ये बहुत करके वे ही घर्मं और नियम हूं जो हमारे शास्त्रों में बताये 
गये हैं । इनमें काल ओर स्थिति पर ध्यान रखकर कुछ वातें जोड दी गई 
हें । इन ब्नतो की व्याख्या महात्माजी ने स्वय मगल प्रभात” नामक पुस्तिका 
में की हूँ । इनकी व्याख्या शाव्दिक और ताकिक नही, अनुभूति जन्य है, 


बापू के कदमों में ३२७. 


उनके सारे जीवन के सआम का निचोड है, मानवमात्र के लिए मार्ग-दर्शन 
हैं| यदि व्यक्ति इन ब्रतों के माननेवाले हों तो उनका समूह भी, जिसे 
समाज कहते है, इन्ही सिद्धान्तो पर अवकूम्बित रहेगा । 
मनृष्य को विना इन सिद्धान्तों के कमी सच्चा सुख नही मिल सकता ।. 
जिस हृ॒द तक हम अपने को और समाज को इनके अनुकूल बना सकते हूं, 
उप्ती ह्‌द तक हम सुखी हो सकते हैं, समाज सुखी हो सकता हैँ । पर आज 
वैज्ञानिक साधनों के चमत्कारो ने हमें चकाचौंध में डाल दिया है । हम ऐसा 
पानने लगे हूँ कि मनृष्य जैसे स्वेशक्तिमान हँ--उसे प्रकृति से केवल मृका- 
बला ही नही करना हैँ, वल्कि प्रकृति पर विजय भी पाना है और वह पा- 
सकता है । हम भूल जाते है कि जिसे हम प्रकृति पर विजय समझते हूं वह 
प्रकृति के नियमों को जान-माव कर उनके अनूसार चलना मात्र है, अथवा 
प्रकृत के अनु सार अपने को वनाना मात्र>उस पर विजय नही । 
हमें दुख इस वात का है कि जिन सिद्धातों के आधार पर गाघीजी ने 
अपना सारा जीवन ढाला और भारतवर्ष को भी ढालने का प्रयत्न किया 
तथा सारे ससार को ढालने की अभिलापा और कामना करते रहे, उन 
सिद्धातो को या तो हम समझ नहीं पाये है या समझकर उनको अपनाने की 
धविति ही नहीं रखते है या जानवझक्र उन्हे छोड़ रहे हे । आज के हम- 
भारतवासी गाधीजी के सिडातों पर, जो हमारे देश के ही अत्यत प्राचीन 
सिद्धात हैं और साववभौम सिद्धात है, नही चल रहे है । हम भी औरो की 
नकल फरने में लग गये हैं । सयम और नियत्रण को, जो इन सिद्धातो के- 
मूल में हैं, हम छोडते जा रहे हे और मृगतृष्णा में पकड़कर नि सार वस्तुओं 
की ओर भागते जा रहे हैँ ! पर मेरा विश्वास हूँ कि परिस्थिति मजबूर 
फरके हमको फिर उस रास्ते पर लायेगी । 
भारत स्वतत्र हो गया । वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है, बिगाड़ 
भी सकता हूँ । हमारी आँखो के सामने दूसरे देश हे--विशेष करके योरप 
और अमेरिका । हम मानते हू कि वहाँ के छोग वहुत सुखी हें; क्योकि 
उनका आमदनी हमारे देश के छोगो की आमदनी से बहुत अधिक है । उनके 
पास सुखमय जीवन के वाह्य साधन बहुत है ऐसे साधनों के जुटाने की शक्ति 
वे प्रतिदिन वढाते जा रहे हैं ! हम उन चीजो को देखकर इस मोह में पड 
जाते हें कि हम भी अपने देश को किस तरह इस योग्य बना दें कि यह भी 
उसके मुकाबले में आ जाय । यही हमारी कोशिश है । यह सच है कि ' भूखे 
भगति न होय भुआरू' । महात्माजी कहा करते थे कि जिसके पास खाने को 
रोटी भी नही है उसे वढे-बड़े स्िद्धात नही बताये जा सकते हे; भूखे के छिए- 


३२८ बापू के कदमों में 


ईश्वर रोटी के रूप में ही आ सकता हूँ । अत झ्यारीरिक जीवन के लिए 
कुछ साधन आवश्यक है | पर उसकी एक मर्यादा हैँ । जब हम उस मर्यादा 
को छोड देते हे और आवश्यकता से अधिक साधनों की खोज में लग जाते 
है, तभी हम उद्देश्य को छोड साधन के गुलाम बन जाते है । इसलिए हमारे 
समाज का गठन ऐसा होना चाहिए जिसमे भोग तो रहे, पर हम उस भोग के 
गूलाम न बनें । भोग करते हुए भी हम भोग का त्याग ही करते रहे--जैसा 
ईशोपनिषद्‌ के पहले ही मत्र में कहा गया है कि त्याग में ही भोग समझें 
अथवा त्याग की भावना को लेकर ही भोग करें । 

आज ससार का समाज-गठन इस भावना से दूर हटकर भोग को ही 
श्रेय मानकर वना हैं । हम भी उसी भोर खिंचते जा रहे है । गाधीजी ने 
अपने ब्रतो द्वारा इस सच्ची भावना को जाग्रत करने का प्रयत्न किया था। 
पर हम क्षब इस चिन्ता में दिन-रात लगे हे कि और देशो के लोपो जैसा हमें 
भी सुखी जोवन के वाह्य साधनों पर अधिकार मिलना चाहिए । च'हे हम 
मजदूरी करते हुए अपनी व्यवित्तगत मजदूरी बढाने का प्रयत्त फरते हो चाहे 
भारत को अन्य देशो की वराबरी में लाने के प्रयत्द में हो, दोनो में सिद्धातत 
एक ही भावना काम कर रही हूँ, और वह है वाह्मय साधनों पर भरोसा-- 
उनके द्वारा ही सुख-प्राप्ति की भाशा और उनके बभाव से ही दुख का अनु- 
भव यही कारण हू कि प्रत्येक व्यवित अपने सुख-स्ताधन के सग्रह में लग। हुआ 
है । ऐसा करने में वह इस बात की परवा नही रखता कि उसके प्रयत्न का 
फल दूसरो पर क्‍या होता है । एक व्यक्ति अथवा कोई समाज, कोई देश 
अथवा कोई राष्ट्र, अपने सुख के लिए दूसरो के सुख-दुख की परवा न करके, 
चाहे जिस तरह से हो, अपता साधन जूटाता ही हे--त्रह चाहे घूसखोरी से 
हो, चो रवाजारी से हो, या दूसरो को सताकर या दूसरो का शोषण करके हो, 
चाहे सीधे लट और घोरी से हो । कही जबरदस्त अधदमी कमजोर को दबा 
रहा हैँ, तो कही जबरदस्त देश कमजोर देश पर अधिकार जमाने की ताक 
मैं हैं । हमें अपवा रुख बदलना होगा और सुब्र के लिए वाह्य साघनो पर 
निर्भर न रहकर सुख को अपने अन्दर से ही ढूँढ निकालना होगा । इसका 
अर्थ--वाह्य पदार्थों का तिरस्कार नही, उन पर अधिकार, और वह अधि- 
कार एक वाह्म पदार्थ पर दूमरे वाह्य पदार्थ के द्वारा नही, प्रत्युव अपवे 
सयम ओर नियम द्वारा । ह॒ 

हम घामिक ग्रंथों में और प्राचीन पुस्तको में ऋषि, मुनि, फरिश्ता, 
देवता और अवतारो के गृुणगान करते हे । उनसे अपने जीवन के लिए बहुत- 
कुछ पाते ओर सीखते हूँ । जो कोई उनके बताये सयमों और क्रियाओं को 


बापू के कदमों में ३२९ 


जितना अधिक अपने जीवन में उतार सकता है; उसका जीवन उत्तवा ही 
उप्चत और उज्ज्वल होता हैं । उस तरह की विभूतिया ससार में विरल देखी 
जाती है । इसलिए उनको उन लिखी हु ई भौर सुनी हुई ब/तो पर ही भरोसा 
करके अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करना पछता है । पर यदि किसी 
ऐसी विभूति से हमारा सम्पर्क हो जाय तो इससे बढ़कर दूसरा सोभाग्य 
मनुष्य के लिए नही हो सकता हैँ । महात्मा गांधी ऐसी ही विभूर्ति यो में से थे, 
जिनके दर्शन और सदेह सम्पर्क का सौमाग्य भारतवर्ष के करोडो आदमिर्यों 
को प्राप्त हुआ था । पिछले तीस-बत्तीस वर्षो में उन्होंने हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक और कोहाट से लेकर कामक्षा तक कई बार भ्रमण किया; 
असर्य लोगो को अपने दर्शनों का छाभ पहुँचाया । उसकी यात्राएँ उद्देर्य- 
पति के लिए ही हुआ करती थी, केवल मन-बहुलाव या देश देखने के लिए 
नही । वह उद्देश्य था इस पराजित १राघीन देक्ष को जगाने का, यहाँ के 
मृतक शरीरो में प्राण फूंकने का, हताश हृदयो में नया उत्साह और नये 
हौसले जगाने का, लोगो के चरित्र को पुष्ट औौर दृढ़ बवयाने का । उन्होंने 
देखा, यह काम तभी हो सकता हैँ जब देशवासियों की अरखिं खुल जायेंगी, 
वे जाग्रत होकर निर्भीक हो जायेंगे, अपने को पहचान लेंगे । अत उन्होने 
उनको जगाया, निर्मीक बनाया, अपनी शक्ति को पहचानना सिखाया । 

वह दक्षिण अफ्रिका से लौटकर हिन्दुस्ताव आये । वहाँ उन्होने प्रवासी 
भारतवासियो के दुखो और अपमानो को दूर करने के लिए सत्याग्रह के अपने 
अमोघ शस्त्र का आविष्कार किया था । इस देश की दुर्दंशा, पराधीनता और 
अकमंण्यता को दूर करने के लिए उन्होने उसो शस्त्र का प्रयोग बहुत बडे 
पेमाने पर लोगो को सिखाया । वह सत्याग्रह क्‍या हैँ ? सत्याग्रह का गर्थ 
हँ--सत्य के प्रति आग्रह रखना--अर्थात्‌ सत्य का मत से, वचन से और कर्म 
से पाछत करना । यदि कोई मनृष्य स्वयं उसका पालन करने के प्रयत्न में 
दूसरे को दवाकर, डराक्तर या बलपूर्वक उसके सत्य पालने में वाधक होता 
हूँ, तो वश वह सत्य का पालन कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । सत्य के 
पालन का जर्थ सत्य-आचरण तभी हो सकता हैँ जब एक भनृष्य केवल अपने 
ही जीवन में सत्य को न पालकर दूसरे को भी उसके पालन में सहायता 
दे--आर्थात्‌ उसके सत्य-पालन में वाघक न हो । यह तभी हो सकता हैं जब 
मनुष्य सत्य-आचरण का स्वय पालन करे और दूसरे भी इसका पालन करें। 
इपलिए सत्य के पालन में दूसरे पर कसी प्रकार का दवाव नही डाला जा 
सकता हूँ । यदि हमको किसी वात्त से कप्ट होता है तो हमको मानना ही 
पड़ेया कि दूसरो के साथ भी यदि वही वर्ताव किया जाय तो वे भी उसी 


३२३० बापू के कदमों में 


कप्ट का अनुभव करेंगे । इसलिए कोई ऐसा काम, जिससे हमको मानसिक 
या शारीरिक कष्ट पहुंचता है, हम दूसरों के लिए भी न करें। यह मानना 
ही पडेगा । अहिंसा का मूलतत्त्व यही हूँ । हम कोई ऐसा काम न करें जिससे 
दूधरो को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचे । सत्य का पालन इस तरह बिना 
अहिंसा के असम्भव है । इसलिए महात्माजी ने सत्य और अहिंसा दोनो को 
अपने जीवन का सिद्धान्त बनाया था--कैवल मुंह से ही नही, अपनी सारी 
जिन्दगी के हरएक काम से इसका पाठ भारतवासियों को और मनृष्य-मात्र 
को सिखाया । यदि सत्य-आचरण अहिसा के बिना असम्भव हूँ तो दोनो का 
सम्बन्ध अटूट हो जाता हैं । इसलिए गाघीजी ने तो दोनो को एक बताया 
और अहिंसा को सत्य में निहित पाया। ईइ्वर सत्य हैं, इसको तो सभी 
मानते और कहते आये हे । पर गाधीजी ने ईहवर को जानने और पहचानने 
का केवल एक ही रास्ता बताया--सत्य का रास्ता । वह हमेशा कहा करते 
थे कि साधन और साध्य में अन्तर नहीं होता है । इसलिए उन्होने केवल 
ईश्वर को सत्य ही नही बताया, बल्कि सत्य को ही ईदवर कह दिया । 


महापुरुष बडे-बडे सिद्धान्तों को बहुत सहज बनाकर जन-साघारण के 
लिए सुलभ बना देते हे । महात्माजी ने इस एक चीज को लेकर हमारे सारे 
जीवन के स्रोत को बदल देने का प्रयत्न किया । सत्य और अहिंसा के पालन 
के लिए मनृष्य को सब प्रकार की स्वतत्रता होनी चाहिए । यदि वह किसा 
प्रकार के दश्वाव और बन्धन में हे तो वह इनका पालन नही कर सकता। 
वे बन्धन कई प्रकार के हो सकते हू । कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनृष्य खुद 
पैदा करता हैं। और, यदि वह चाहे तो अपने प्रयत्न द्वारा उनसे छ>कारा पा 
सकता हैँ । कुछ लोग ऐसे होते हे जो स्वय इनका पालन न करके दूसरो को 
भी इनकी अवज्ञा के लिए बाध्य करते है । अथवा, परिस्थिति ही कही-कही 
ऐसी हो जाती हें--चाहें वह मनृष्य के करने से हो अथवा किसी दूसरे प्रकार 
से--कि मनृष्य को स्वतत्न॒ नही रहने देती । इन सब बन्धघनों से छुटकारा 
पाना मनुष्य के लिए आवश्यक है । जहाँ तक वह इनसे छुटकारा पाता है 
वहाँ तक वह सत्य-धर्मं का पालन कर सकता हैँ । जो मनृष्य अपनी जरूरतों 
को बेहद बढाता जाता है वह अपने ऊपर वबन्धनो की कड़ियाँ और मजबूत 
कसता जाता हैं । इसलिए, सच्ची स्वतत्रता के लिए अपनी जरूरतों को कम 
करना चाहिए । 

जितना झगडा समार में व्यक्तियों मे अथवा जनसमूह के बीच भाज तक 
हुआ हूँ और होता हूँ वह इसीलिए होता हैं कि एक मनृष्य की जरूरतें दूसरे 


वापू के कदमों में ३३१ 


नहीं की जा सकती | इसलिए एक को दूसरे के साथ वलप्रयोग करना पड़ ता 
हैँ जिससे वह उप्त वीज को पा सके, चाहे दूसरा उससे महरुम क्यो न हो 
जाय। इस प्रकार सत्य के पालन के लिए अपरिग्रह आवश्यक हो जाता हा 
यदि मनृष्य समझ ले कि हमारी जरूरतें हमारे लिए उत्तनी ही आवश्यक है 
जितनी दूसरो की दूसरों के लिए, तो वह अपने को भी स्वतन्त्र बना सकता 
है और दूस रो को भी स्वतन्त्र छोड पकता हैँ। इस तरह जितने हमारे 
मौलिक धर्म समझे जाते हैं, सबका समावेश---विचार करके देखा जाय 
तो--इस सत्य के पालन में ही हो जाता है । क्‍या एक मनुष्य दूसरे की 
स्वृतन्त्रता का अपहरण करके स्वय स्वत तर रह सकता है ? क्या वह जिसको 
स्वेय धर्म समझता है उसको हंसरी पर जवरदस्ती लादकर स्वय घामिक रह 
सकेता हूँ ? क्या वह असत्य का जीवन विवाते हुए दूसरों में सत्याचरण ला 
पेकेता हैं ? अथवा, यदि सच $गे वह स्वये सत्याचरण करता हे तो क्‍या 
तह दूसरी को असत्य के आच रण पर कभी जबूर कर सकता हैँ ? नही। 
पया वह बिता निर्मीकता के सत्याचरण की प्रछून कर सकता हुँ? नही । 


गाधीजी ने हमें इन्ही बातों को, जिन्हे सभी धर्मों ने हमको सिखाया है, फिर 
पे क्षियात्मक रूप में बताया हे । 


उन्होने हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता! दिलाने का 
भयत्त किया । हमको सिखाया कि व्यक्तिगत जीवन में ओर सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय जीवन में कोई अन्तर नही हैं । इसलिए जो ऊछ व्यक्ति फे छिए 
बहितकर है अथवा निपिद्ध है, वह समाज और राष्ट्र के लए भी। यदि हम 
व्यक्तिगत जीवन में और व्यक्तिगत लाभ के छि ९ भसत्य का व्यवहार बुरा 
मानते है, तो समाज ज़ोर राष्ट्र का भी असत्य दारा भला नहीं हो सकता | 
इसलिए, जैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में पक कहना, दूसरा करना' ब्रा 
माना जाता हूँ वंसे ही पेहे राष्ट्र के छिए भी वुरा हैं। कटनीति राष्ट्रीय 
जीवन में उतना ही हानिकारक सावित होगी जितना प्यक्तिगत जीवन में 
होती है । इसीलिए उन्होंने कहा--सत्य और अहिंसा को छोडकर यदि 
हमको स्व॒राज्य मिले भो तो वह हमारे छि ए बेकार होगा । 

इसलिए, स्व॒राज्य प्राप्ति में भी सत्य भौर अहिसा को 


५ उतरेगा | यह हम सेंसर सुत लेते हे कि हमारा 
उद्देश्य अच्छा है तो उसको सिद्धि के लिए हम चाहें जो कुछ भी कर सकते 
हैं और यदि उममें 3छ भनृचित भी करना पडे तो ध्येय के विचार से वह 
भूले वाउतीय नहीं है, मार्जनीय जरूर हैं। थाघीजी ने अनुचित व्यवहार को 


२२२ बाप के कदमों में 


हमेशा गलत बतलाया था, वयोकि उससे एक तो कभी सच्ची काये-सिद्धि 
हो नही सकती और दूसरे यदि कार्य-सिद्धि जैसी कोई चीज दीखे भी तो वह 
उस ध्येय की सिद्धि नही हो सकती; क्योकि साधन के कारण वह घ्येय ही 
बदल जाता है । इसलिए उन्होने सत्य गौर अहिसा का पालन हर हालत में 
हर मोके के लिए आवश्यक और अनिवायं बतलाया । 

हम अपने को स्वतन्त्र नहीं बना सकते जबतक हम दूसरो को भी स्वतन्त्र 
रहने के लिए छोड न दें इसलिए ऐसे देश में--जहाँ भिन्‍व-भिन्‍न घमंवाले, 
भिन्‍न-भिन्‍त भाषा वाले, भिवत-भिन्‍त जातिवाले बसते हे --प्रत्येक का कतंव्य 
हो जाता है कि दूसरो को भी वह अपना ही धर्म और विचार तथा अपनी ही 
जाति बोर भाषा स्वीकार करने पर बाघष्य न करे, अर्थात्‌ सभी एक दूसरे 
के साथ ऐसा बर्ताव करें जिममें सभी अपनी इच्छा और मर्जी के मृताबिक 
अपने धर्म, अपनी भाषा इत्यादि का पालन कर सके । साम्प्रदायिक झगड़े, 
व्यवितगत झगडे के समान ही, दबाव डालने के कारण हुआ करते हूेँं। 
उन्होने सब घमंवालो से एक दूमरे के साथ समान बर्ताव का, यहाँ तक कि 
मनृष्य मात्र के साथ समान बर्ताव का, प्रबल आग्रह किया । अच्त में उनको 
इसीके लिए शरीर भी त्यागना पडा। 

उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उनके बताये हुए इस सिद्धान्त का पालन 
करने के लिए अपने हुदय को टटोलें--अपने दिल से पुछें--हम दूसरे के 
प्रति प्रेमम।व रखते है अथव्रा हेष ? क्‍या हम जो कुछ कर रहे हूं वह 
सकुचित विचार से केवल अपने लिए कर रहें हे अथवा कम-से-क्रम उससे 
दूसरों को भी नुकसात पहुँचा रहे हे या नही ”? क्‍या हमारा काम ऐसा हैं 
जिसको हम खुलेआम कर सकते हू ” अथवा, उसमें कोई ऐदी वात्त भी हैं 
जिसको लोक-लज्जा के कारण अयवा भय के कारण हमारे लिए छिपाव 
करना जरूरी हूँ ? क्या हमारे सामने देशहित हैँ अथवा केवल व्यक्तिगत 
स्वार्थ । क्या हम अपने जीवन को सुधार रहे हे अथवा बियाड रहे हे ” 
गाधीजी की तराजू पर हम अपने को सौलवाने के लिए तैयार हे या नही ? 
क्या दूसरे घर्मवालो को हम उनके घर्मं पर चलने देने के लिए तैयार हे ? 
अथवा परोक्ष या खललमखलला उनके साथ जोर-जबरदस्ती करके उनको 
अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हे ? क्‍या हम सचमुच सत्य और 
अहिंसा का पालन कर रहे है ? 

आज हम अपने जीवन को त्तभी सार्थक वना सकते हे जब हम अपने 
हृदय के हर कोने को टटोलकर देख लें कि उसमें कही गाधीजी की शिक्षा के 
विरुद्ध कोई छिपी हुई कुवृत्ति तो नही काम कर रही हैं । 


